प्रवचन : 


अनन्तश्री स्वामी अखण्डानन्द सरस्वतीजी महाराज 


पुस्तक प्राप्ति स्थान : 
सत्साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट 


'विपुल' स्वामीश्री अखण्डानन्द पुस्तकालय 
28/6 बी. जी. खेरमार्ग आनन्द कुटीर, मोतीझील 
मालावार हिल वृन्दावन - 28 42। 
मुम्बई - 400 006 फोन : (0565) 2540564, 32929 
फोन : (022) 23682055 293043, 2540487 


द्वितीय संस्करण : 7 फरवरी 4979 
तृतीय संस्करण : 22 फरवरी 994 
चतुर्थ संस्करण : 2 अप्रैल 2002 
पंचम संस्करण : ॥00 

गुरुपूर्णिमा 

45 जुलाई 20॥| 


के 

मूल्य : रु0 75/< 

श्छे 

आनन्दकानन प्रेस 
डी. 4/65, ठटेढ़ीनीम 


वाराणसी - 2200॥ 
फोन : (0542) 2392337 


प्रकाशकीय 


'पूर्व संस्करणमें यह बात सूचित की गयी थी 
कि'-यह ग्रन्थ 'भक्ति-सर्वस्व” नामक पहले प्रकाशित 
'भक्ति-रहस्य' 'मोहन मोहनी' और “सुगम भक्तिमार्ग' 
इन तीनों पुस्तकोंका समवेत रूप है। उनमें प्रकाशित 
भूमिकाएँ श्रीमहाराजजीकी होनेसे उन्हें तद्बत्‌ इसमें 
उद्धृत कर लिया गया है। 


यह संकलन अप्रैल 969 अक्षय तृतीया सं. 2026 
वि. में प्रकाशित हुआ था। इधर वर्षोसे यह पुस्तक 
अप्राप्य हो गयी थी। आपकी माँग और उत्साह देखकर 
हम पुनः प्रकाशनके लिए अग्रसर हुए। प्रभुकृपासे यह 
कार्य पूर्ण हुआ। इसका चतुर्थ संस्करण अप्रैल 2002 में 
छपा और अब वह भी उपलब्ध नहीं है अतः यह संस्करण 
आपकी सेवा में महन्तश्री स्वामीश्री सच्चिदानन्द 
सरस्वतीकी आज्ञासे प्रस्तुत है। 


गुरु पूर्णिमा ट्ट्र्स्टी 
5 जुलाई 204] सत्साहित्य-प्रकाशन ट्रस्ट 


भक्तिरहस्य की भूमिका 


मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ? 

मेरे प्यारे आत्मा, 

मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ? क्या अतीतकी घटनाएँ तुम्हारे 
स्मृति-पटलपर छा जाती हैं और तुम उन्हें स्मरण करके शोकमग्न हो जाया करते 
हो ? निश्चय समझो, तुम्हारे शरीरको नहीं मनको भूत लग गया है । क्या तुम अपने 
भविष्यकी कल्पना करके भयसे काँप उठते हो ? मित्र, अवश्य ही तुम उस समय 
स्वप्न देखते होते हो और तुम्हारे पाँव आवश्यकतासे अधिक आगे-पीछे सरक 
गये होते हैं। प्यारे, तुम अपनी प्रिय वस्तुओं और व्यक्तियोंको; जो वर्तमानमें 
तुम्हारे साथ हैं, भविष्यमें भी अपने साथ ही रखनेके लिए व्याकुल हो ? विश्वास 
करो, इसीका नाम मोह और मूढ़ता है। यह शोक और मोहसे ग्रस्त एवं सम्त्रस्त 
जीवन तथा मन ही तुम्हें अस्त-व्यस्त बना रहा है। 


तुम्हारे शरीरमें जब कोई रोग होता है तब तुम उसके लिए चिन्तित होते 
हो | चिकित्साको शरण ग्रहण करते हो, चिकित्सा करते हो और स्वास्थ्य-लाभ 
करते हो | शरीरके रोग-भोग एवं वियोगको तुम इतना महत्त्वपूर्ण समझते हो। 
तुम्हारी समझमें उसका इतना मूल्यांकन है; परन्तु मनके सुख-शान्तिकी इतनी 
उपेक्षा है, इसका कारण क्या है ? स्थूल जीवनके लिए इतना श्रम, इतनी चिन्ता; 
परन्तु सूक्ष्म जीवनके लिए कुछ भी नहीं--यह कैसी समझ, यह कैसी प्रगति ? 
मानसिक जीवन, क्रोध-विरोध, काम-दाम और लोभ-क्षोभसे परिपूर्ण रहकर 
चूर्ण-विचूर्ण होता रहे और तुम बोध-प्रबोधसे दूर रहकर शोध-निरोधका 
तिरस्कार करके सुखनिधान समाधान प्राप्त कर सको, ऐसा सम्भव नहीं है। 


इसलिए आओ भगवद्धक्तिके पथपर ! यह ईश्वरानुरक्ति अनन्त शक्तिका 
स्रोत है। यह रसायन है जो जीवनकी तहमें निगूढ़ अविनाशी ज्ञानात्मक रसके 
सम्पूर्ण प्रतिबन्धोंको गला देता है और आवरणोंको फाड़ देता है | तुम्हारे हृदयमें 
एक ऐसा रहस्यात्मक सौन्दर्य है जिसकी कान्ति कभी मलिन नहीं पड़ती है, 
जिसकी छवि-छटा सर्वदा छलकती रहती है। क्या तुम उसकी झाँकी देखना 
चाहते हो ? तुम्हारे हृदयमें एक ऐसा आनन्द है, जिसका कभी हास या विनाश 
नहीं होता, जो नित्य-निरन्तर क्कास और उल्लासका रास करता रहता है। यह 
राशि-राशि रस है। उसका स्वाद कभी फीका नहीं पड़ता क्या तुम उसका 


(५) 


आस्वादन करना चाहते हो ? तुम्हारे हृदयमें एक दिव्य ज्योतिर्मय प्रकाश है | वह 
आकाशसे भी विशाल है । उसमें कालकी दाल नहीं गलती । उसमें मृत्यु, अज्ञान 
और दु:खके अन्धकारके लिए कोई अवकाश नहीं हैं । वह ऐसा जीवन है, ऐसा 
रस है कि उसको प्राप्त कर लेनेपर व्यक्तियोंकी पराधीनता, भोगोंकी अपेक्षा, 
क्लान्तिकारक श्रान्ति, भ्रान्तिजन्य अशान्तिका अत्यन्ताभाव हो जाता है । क्‍या तुम 
उसे अनुभव करना चाहते हो ? वह किसी दूसरेका नहीं, तुम्हारा ही है। उसके 
दायभागी (हकदार) तुम्ही हो। वह तुम्हारा ही स्वरूप है। एक बार अपनी 
दृष्टिको अन्तर्देशके सूक्ष्मतम प्रदेशमें प्रवेश करने दो। देखोगे, तुम्हारा परम 
प्रेमास्पद आत्मा अन्तर्यामी ईश्वर पहलेसे ही वहाँ विद्यमान और वर्तमान है। 
तुम्हारा सम्पूर्ण जीवन जो कुछ था, है और होगा उसकी शरणमें है; परन्तु तुम 
अपनेको अशरण मानते हो | वहाँ तुम देख सकोगे कि तुम उस रसिकशिरोमणि 
हृदयविहारीके क्रौणासंकल्पके अनुसार नृत्य कर रहे हो; परन्तु अपनेको स्वतन्त्र 
मानते हो । वहाँ तुम देखोगे कि तुम्हारे प्यारे भगवान्‌ दोनों भुजाएँ फैलाये खुले 
वक्ष:स्थलसे तुम्हारा गाढ़ आलिंगन करनेके लिए मन्द-मन्द मुस्कराते हुए अपने 
प्रेमपूर्ण नेत्रोंसे प्रतिपल प्रणयामन्त्रण दे रहे हैं और तुम उनकी ओर पीठ किये 
विमुख विषयोंके राग-भोगमें फँस रहे हो। 


इस विमुखताकी आधि-व्याधिसे छूटनेके लिए, तुम्हारे हृदयमें भक्ति- 
भावका उदय होना आवश्यक है। बिना विवेक-वैराग्यके, बिना सदगुरु- 
शरणागतिके, बिना प्रेमपूर्ण विधान सन्‍धानके यह भक्तिभाव अनुभवका विषय 
नहीं हो सकता | इसलिए तुमसे यह प्रेमपूर्ण अनुरोध है कि एक बार इस भक्ति- 
रहस्यकी ओर सावधानीसे ध्यान दो। फिर पता चलेगा कि भक्तिके अन्तरड्रमें 
कैसे-कैसे अनुरागके रंगसे रँगे हुए ई श्वरानु भूतिके पावन दृश्य हैं । इससे हृदय शुद्ध 
होता है और परमात्माके दर्शनकी योग्यता आती है | तुम देखोगे कि भक्ति केवल 
रस-लालसा ही नहीं, रसानुभूति भी है। साधन और साध्यकी एकताका अनुभव 
स्वयंसे एक परा सिद्धि है। 


समय-समयपर भिन्न-भिन्न पत्र-पत्रिकाओंमें जो मेरे भक्ति-सम्बन्धी 
लेख प्रकाशित हुए हैं, उनमेंसे कुछ तुम्हारे सम्मुख प्रस्तुत है। 


वत्‌ - २० ण्डाज (हर 402 
निर्जला एकादशी संवत्‌ - २०१८. 9रनठानन्र्‌ ५ रा ५ 


मोहन मोहनींकी -- 
विज्ञप्ति 


प्रतिकूल परिस्थितियोंमें रहने पर भी मबुष्यको 
चारित्र्यसे च्युत करनेवाली वख्चुओं, व्यक्तियों तथा 
घटनाओमें आकर्षण. न हो और अखण्ड 
आनन्दरसकी अबुक्षति होती रहे, इसके लिए 
श्रीकृष्णती ललित-ललित, लोल-लोल, रसमयी एवं 
मध्दमयी लीला-तरजञ्िणी डूबने-उतरानेसे बढ़कर 
ओर कोई ऋजु एवं अमोघ साधन नहीं है । 


पूज्यपाद श्रीमहाराजजीने अपने साधनकालमें 
जिस लोकोत्तर लीला-लोकमें विहार किया एवं 
जिस अबुपम रुपमाधुरी, वेणु-मारी, प्रिया- 
माधुरी एवं लीला-माधघुरीका रसास्वादन किया 
उसकी एक दिव्य झाँकी प्रस्तुत लेखमें विद्यमान है। 
अवुक्षृतिकी गम्भीरता, सजीवता एवं ह्ृदयग्राहिता 
भावुकजनोंको न केवल लोकोत्तर आनन्द-सिन्ध्रुमें 
निमग्र ही करेगी प्रत्युत उन्हें परमार्थ-पथपर 
अग्रसर होनेकी स्थिर प्रेरणा भी प्रदान करेगी। 


मुम्बई 
मार्गशीर्ष पूर्णिमा २०१७ -प्रकाशक 


सुगम भक्तिमार्गकी भूमिका 
आइये! 

यह जानेका नहीं, आनेका मार्ग है । प्रवृत्ति नहीं निवृत्ति है । बहिरड्ग नहीं, 
अन्तरड्ग है। जहाँ आप हैं, वहीं हैं। मार्ग कठिन तब होता है जब कहीं जाना 
पड़े, कुछ समय लगाना पड़े, कुछ देना पड़े, कुछ करना पड़े, किसी दूसरेको 
मनाना पड़े । भक्तिमार्गमें ऐसा, यह सब कुछ नहीं है। भावकी बात-मिले हैं तो 
मिले हैं | बिछुड़े हैं तो बिछुड़े हैं। मनसे बिछुड़कर रो लो, मनसे मिलकर सुखके 
समुद्रमें डूबो-उतराओ। कौड़ी लगे न छदाम, बिना गुठलीके आम। इससे 
बढ़कर और क्या सुगमता हो सकती है ? उसपर विश्वास करो, इससे प्रेम करो, 
*मैं' में मानकर गुम-सुम बैठ जाओ। नाम लेकर पुकारो, चीखो-चिल्लाओ या 
मौन हो जाओ। यह सब होना चाहिए उसके लिए, इसके रूपमें उसको देखते 
हुए, ' मैं 'को उसमें डुबोकर | आइये, इस सुगम भक्तिमार्गपर | कहीं जाइये मत, 
केवल लौट भर आइये। परन्तु गये कहाँ हैं कि लौट आयें ? 

बिलकुल ठीक, आप वहीं हैं जहाँ जाना चाहते हैं। आप उसीको देख 
रहे हैं जिसको देखनेके लिए व्याकुल हैं। आप उसीसे मिले हुए हैं जिसका 
मिलना अभी असम्भव मालूम पड़ता है । वह अभी, यहीं और यही है । वह तुमसे 
अलग हुआ नहीं, अलग है नहीं, तुम्हारी बुद्धिका ही विपर्यय है, चित्तका ही 
विक्षेप है, मनकी मलिनता है । यह पहचाननेकी भूल मिलनमें ही विस्मरण है । 
आप अपने प्यारेकी सेजपर उसके साथ मिलकर शयन करते हुए ही पराये घर और 
परायेके साथ सोनेका स्वप्न देख रहे हैं । बस, यही स्वप्न भड़ः करना है। रो- 
गाकर हो, उछल-कूदकर हो, चिल्लानेसे हो या चुप लगा जानेसे | कोई दूसरा 
जगाये, अपना प्यारा ही जगा दे या स्वयं ही जग जाओ । शरीरपर पानी छिड़कना 
पड़े, साँस बन्द करना पड़े चाहे और कुछ, भक्ति-भावका क्रियामें आग्रह नहीं 
है । द्रव्यकी अपेक्षा नहीं है। आकारविशेषमें यह चिपका हुआ नहीं है। शून्य, 
महाशून्य पार करनेकी नहीं, केवल सावधान होनेकी, जग जानेकी आवश्यकता 
है। आप देखेंगे कि आप उसके अनुराग भरे उत्सड़में ही रंगरेलियाँ कर रहे हैं 
और वह आपके कोमल प्रेमपूर्ण अन्तरड़में ही रस-रड़की पिचकारियाँ चला रहा 
है।न उससे दूर आप, न आपसे दूर वह। न देर सवेर, केवल मनका फेर। 

आइये, सुगम भक्तिमार्गपर; मिलिये अपने प्राणप्रियतम, हृदये श्वर परम 
प्रेमास्पदसे । 


बम्बई 
संन्यास-जयन्ती नर * 
( ऊरन्ग््5 त्न्म नर (र हु 2 
माघ शुक्ल एकादशी सं. २०१८ ९ 


२५. 


अनुक्रमणिका 


विषय 

भक्तिरहस्य 

साधनाकी अनिवार्य आवश्यकता 
सत्संगका प्रसाद 

स्वपनकी स्मृति 

भक्तोंके दस भाव 

भगवत्प्रेम और भ्रगवत्प्रेमी 

प्यारे कृष्ण 

सख्य-रस 

प्रेमनगरका प्रथम दर्शन 
प्रेम-माधुरी 

परमार्थके पथपर 

अभकक्‍त कोई नहीं 
मोहन-मोहनी 

मोहनकी मोहनी 

कृष्ण-कृष्णके उच्चारणसे कृष्ण-प्राप्ति 
सुगम भक्तिमार्ग 

नाम और प्रणाम 

सत्सड्र 

सदगुरु और शिष्य 

दीक्षा और अनुशासन 
साधकोंके कुछ दैनिक कृत्य 
मानसी सेवा 

राजा शट्गकी साधना और भगवत्य्राप्त 
भक्त पद्मनाभ 

भक्त किरात और नन्दी वैश्य 
भक्त राजा पुण्यनिधि 

माँकी गोदमें 

भूतशुद्धि 

न्यासका प्रयोग और उसकी महिमा 
पूजाके विविध उपचार 

माला और उसके संस्कार 
मन्त्रानुष्ठान 

उपयोगी मन्त्रोंक जपकी विधि 
इन्द्रादि देवोंकी उपासना 
नवग्रहोंकी उपासना 

प्रेमके छः लक्षण 
भक्तिसाधनाका मनोविज्ञान 


स्वामीश्री अखण्डानन्द सरस्वतीजी महाराज 


साधनकी अनिवार्य आवश्यकता 


बुद्धिमानो ! 'उठो, जागो और भगवत्प्राप्तिको इच्छा करो! । 
( श्रुति ) 

विचारशील मनुष्यके सामने सबसे पहले यह प्रश्न आता है कि हमें 
क्या चाहिए ? और जो चाहिए उसके लिए हमें क्या करता चाहिए? 
पहले उद्देश्यका निश्चय, पश्चात्‌ उसकी साधनाका निश्चय होता है । 
मनुष्य कुछ-न-कुछ चाहता है। कोई मान, प्रतिष्ठा और कीति चाहता है, 
कोई सुन्दर शरीर चाहता है और कोई चाहता है अप्रतिहत शासन | 
इस चाहके और भी अनेकों नाम एवं रूप हो सकते हैं। परन्तु ये भी 
जीवनके उद्देश्य नहीं, क्योंकि इनके द्वारा भी सुख ही चाहा जाता है। 
यदि ये दुःखके कारण बन जाये तो इनके भी पंरित्यागकी इच्छा होती 
है और परित्याग कर दिया जाता है। इसलिए यह बात स्वत: सिद्ध हो 
जाती है कि मनुष्य-जीवनका लक्ष्य परमसुखकी प्राप्ति है। ऐसी प्राप्ति 
जिसमें किसी प्रकारकी सीमा, अन्तराय अथवा विच्छेद न हो, चाहे वह 
खंग्रहसे हो चाहे त्यागसे । यही कारण है कि मनुष्य जिसको सुख समझता 
है, उसको प्राप्त करनेके लिए दौड़ पड़ता है। सम्पूर्ण शक्तिसि उसके लिए 
ब्रयत्त करता है। इस प्रयत्नका ही नाम साधना है । 


साधारण मानव-समाजकी ओर दृष्टि डाली जाय तो यह प्रत्यक्ष ही 
दीख पड़ता है कि सभी किसी-न-किसी साधनमें लगे हुए हैं। ऐसा होनेपर 
भी वे दुःखी हैं, निराश हैं ओर साधना करके जिस आत्म-तुष्टिका अनुभव 
करना चाहिए वे उससे वच्चित हैं। इसका कारण क्या है ? शान्त और 
गम्भीर चित्तसे विचार करनेपर जान पड़ता है कि जीवनका उद्देश्य 
निश्चय करनेमें ही उन्होंने भूल की है। धधकती हुई आगको शीतल मणि- 
खण्ड समझकर उसे गोदमें उठा लेना जेसे सुखक्ा कारण नहीं हो सकता 
तथा विषकों अमृत समझकर पीना जेसे अमरत्वका कारण नहीं है, ठीक 
वैसे ही विनाशी वस्तुओंको सुख समझकर अपनानेसे सुखकी प्राप्ति नहीं 


हो सकती। जिन स्थूल और जड़ वस्तुओंमें सुखक्षी कल्पना करके 
साधारण मनुष्य जी-तोड़ परिश्रम कर रहे हैं, उनकी प्राप्ति होनेपर भी सुख 
नहीं मिलता; क्योंकि वस्तुत: उनमें सुख है ही नहीं । इसीसे वे दुःखी हैं 
और तबतक उनका दुःख नहीं मिट सकता, जबतक सुखके वास्तविक 
स्थानका पता लगाकर वे उसको नहीं कर लेते ! वास्तविक सुख क्या 
है ? इसका एकमात्र उत्तर है 'परमात्मा'। क्योंकि संसारमें जब कभी 
इच्छाओंके शान्त हो जानेपर यत्किश्वित सुखकी अनुभूति होती है तथा 
कई बार कई कारणोंसे होती हैं तब इस निश्चयका कारण मिल जाता 
है कि इन समस्त छिट-पुट सुखोंका अवश्य ही कोई-न-कोई भण्डार 
है। उसीका नाम तो परमात्मा है। एक ऐसी सत्ता है जो समस्त परि- 
वर्तनोंमें सदा एकरस है। एक ऐसा ज्ञान है जो सम्पूर्ण ज्ञानोंका उद्गम 
है, जिसमें अज्ञानका लेश भी नहीं है। एक ऐसा आनन्द है, जिसका 
निवंचन मन और वाणीसे मौन होकर ही किया जाता है और जिसके 
आस्वादनमें आस्वाद्य और आस्वादकका भेद नहीं रहता। वह मधुराति- 
मधुर, नित्यनुतन, परम मनोहर परमात्मा ही तो है। उसको देखे बिना 
आँखें अतृप्त ही रहेंगी । उसके बिना हृदयकी सेज सुनी ही रहेगी | उसक। 
आलिड्न प्राप्त किये बिना बाँहें फेली ही रहेंगी। तात्पर्य यह कि उसको 
प्राप्त करनेमें ही जीवके जीवनकी पूर्णता है और जिस जीवनका वह लक्ष्य 
है वही सच्चा जीवन है । इस सच्चे जीवनका ही नाम साधन है। जिन्हें 
यह साधन प्राप्त है, साध्य भी उन्हें प्राप्त ही है, क्योंकि साधन ही साध्य 
है और वही सिद्धि भी है। यही वास्तविक सुख है । 


जीव पूवंतन संस्कारोंसे इतना जकड़ गया है कि वह संज्ञाहीन, 
मूच्छित अथवा सुषुप्त हो गया है। वह भगवदीय प्रेरणा और शक्तिका 
अनुभव करनेमें असमर्थ है। क्योंकि इस समय जो अन्तःकरण जागरित 
रहकर कार्यकारी हो रहा है, वह वासनाओंके पुजञ्जके अतिरिक्त और कुछ 
नहीं है। उसीसे प्रेरित होकर साधारण मनुष्य उन्मत्तकी भाँति लक्ष्यहीन 
प्रयत्न कर रहे हैं, जिसके कारण बन्धन और भी दृढ़ होता जा रहा है । 
यही कारण है कि अधिकांश अपनेको स्थूल शरीर मानकर उसीसे सम्बन्ध 
'रखनेवाली सम्भावनाओंके प्रवाहमें बह रहे हैं। इस जड़ताको, अन्ध- 
गतिको और बन्धनको नष्ट करना होगा। यह सत्य है कि यह बन्धन 
बहुत हो निष्ठुर है, तथापि इसको काट डालनेमें कोई सन्देह नहीं है। 


्‌ भवित-स वं स्व 


भगवान्‌की अनन्त शक्ति और कृपाका आश्रय लेकर क्या नहीं किया जा 
सकता ? अन्तमें भागवत सत्ताकी विजय निश्चित है । 


वासनाओंसे सच्चालित होते रहनेके कारण चित्तमें इतनी पराधीनता 
आ गयी है कि इनसे मुक्त होनेका प्रयत्न प्रारम्भ करनेमें और उसको 
चालू रखनेमें कई बार अपनी ही वृत्तियाँ बाधक हो जांती हैं और यह 
असम्भव मालूम होने लगता है कि मेरी इस साधनासे भी कुछ सिद्धि- 
लाभ हो सकता है। अवद्य ही यह ठीक है कि सारा चराचर जगत्‌ कमं- 
सूत्रसे बँधा हुआ है और यह वतंमान जीवन और इसकी प्रवृत्तियाँ 
प्रारू्धके द्वारा ही परिचालित होती हैं, परन्तु यही सोचकर पुरुषकार 
अथवा साधनसे विमुख हो जाना तथा अपनी आध्यात्मिक उन्‍नतिको भी 
प्रारब्धपर छोड़ बेठना बहुत बड़ी कमजोरी है, बल्कि यों कहें कि यह 
अपने हो हाथों अपने-आपकी हत्या है। भला जिस साधनसे अपने-आपको 
उपलब्धि होती है उसीको प्रारब्धके हाथों सौंप देता आत्मघात नहीं तो 
ओर क्या है ? 

विचार करनेकी बात है कि जिस प्रारब्धके भरोसे हम अपने जीवन- 
का उज्ज्वल भविष्य अन्धका रमें डाल देते हैं, उसका मल क्या है ? पृर्र 
जन्मोंके पृरुषकारकों ही तो प्रारब्ध कहते हैं ! हमारे पूर्वजन्मके कर्म 
अच्छे थे या बुरे, साधक थे या वाधक, इसका निर्णय केसे किया जा 
सकता है ? मान लें कि वे साधनके विरोधी थे तो क्या हमें इस जन्ममें 
भी उनसे लड़-लड़कर आगेके लिए साधनके अनुकूल प्रारब्ध नहीं बनाना 
चाहिए ? कया उन्हीं कर्मोके चक्रमें पिसते रहकर जन्म-जन्म उन्होंकी 
गुलामी करनी चाहिए ? जिसमें जरा भी जीवन है, वह कभी ऐसी परा- 
धीनता स्वीकार नहीं कर सकता। यदि यह मान लें कि मेरे पूर्व॑जन्मोंके 
कम जिनसे प्रारब्धका निर्माण हुआ है, साधनके अनुकल ही थे तो क्या 
उनकी सहायताके लिए वेसे ही और भी कम करके उनकी प्रगतिको 
बढ़ाना नहीं चाहिए ? तात्पय॑यह्‌ कि प्रारब्ध चाहे अनुकूल हो अथवा 
प्रतिकूल, दोनों ही हालतोंमें हमें अपने जीवनके उद्देश्यको पूर्ण करनेके 
लिए अथक प्रयत्व करनेकी आवश्यकता है । 


कभी-कभी ऐसा देखनेमें आता है कि जो वर्षोंसे साधनामें लगे हैं, 
उन्हें सिद्धि नहीं प्राप्त होती और जिन्होंने बहुत ही थोड़ा परिश्रम किया 


साधनकी अनिवाय॑ आवश्यकता ३ 


है, उन्हें थोड़े ही दिनोंमें बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसका 
कारण क्या है ? पूर्व-जन्मके संस्क्रार ही इसमें प्रधान कारण हैं। जिनके 
संस्क्रार साधनाके अनुकूल किन्तु प्रसुप्त थे और अब साधनाके संयोगसे 
जागृत हो गये हैं, उन्हें अविलम्ब सिद्धि मिल जाती है। जिनके संस्कार 
नहीं थे या कम थे उनकी साधना धीरे-धीरे पृर्व॑सश्चित कर्मोके भण्डारसे 
सामग्री संग्रह करती है और समय आनेपर तैयारी पूरी होनेपर साधनाकी 
अरित प्रज्वलित हो उठती है, जिसमें पृव॑संस्कार भस्म हो जाते हैं ओर 
वह नित्यसिद्ध वस्तु जो विभिन्‍न संस्कारोंसे अलिप्त, अस्पृष्ठ और अना- 
कलित है, प्रकट हो जाती है तथा जीव अल्पसे महान्‌ हो जाता है। 
संस्कारोंसे विजड़ित होनेके कारण ही जीवकी दृष्टि अशुद्ध हो गयी है। 
वह जो कुछ देखता है, संस्काराक्रान्त दृष्टिसि ही देखता है। इसीसे सत्य 
भी उसके चम्मेके रंगमें रँगा हुआ ही दीखता है। परमात्माकी बात तो 
अलग रही, वह अपने आपको हो दूसरे रंगमें रँगा हुआ देखता है ! 
संस्कारोंके इस चश्मेको; दृष्टिके एक-एक दापषको ढूँढ़ ढैढ़कर निकाल 
फेंकना होगा । सत्य कमंसंस्कारोंकी अभिव्यक्ति नहीं है। इनके धो- 
बहानेपर जो अवशेष रह जाता है, जो धोनेवालेका मुल स्वरूप है, जो 
धोनेवालेके धुल जानेपर भी रहता है, वही सत्य है और उसको ढंढ़ 
निकालना हो साधना है। यह स्वयं ही करना होगा । जो आलस्य और 
प्रमादके भावोंसे अभिभूत हो रहे हैं, उनका अच्छा प्रारब्ध भी बाँश हो 
जायगा ; क्योंकि साधनाके साथ संघर्ष हुए बिना वह्‌ फलप्रसू नहीं हुआ 
करता। प्रारबव्धरूपी बीजके अद्धभरित, पल्‍लवित, पृष्पित और फलित 
होनेके लिए साधना एक सुसमृद्ध उर्वर क्षेत्र हे और इसको तेयार करना 
साधकके अधीन है । 


जीवका धर्म है साधना और भगवान्‌का धर्म है कृपा । जीव जब 
अपने धमंका पालन करता है, तभी वह भगवद्धमंका अनुभव कर सकता 
है । जो स्वधर्मका पालन नहीं करता, वह दूसरेसे धर्मपालनकी आज्ञा 
खजखे, यह उपहासास्पद बात है। इसमें सन्देह नहीं कि भगवान्‌की कृपा 
चर-अचर, व्यक्त-अव्यक्त और जीव-अजीव सबपर एकरस एवं अहैतुक 
है । उसके लिए देश, काल अथवा वस्तुका भेद नहीं है। वह अनादि 
कालसे अनन्त कालतक एकरस बरसती रहती है । बरसना ही उसका 
स्वभाव है और वह इस प्रकार बरसती रहती है कि जो कुछ है, वह सब 


है भक्ति-सर्वस्क 


उस क्ृपाका एक कणमात्र है; परन्तु इस सत्यका साक्षात्कार साधनाके 
बिना नहीं होता । हम कुछ न करें, कुछ न सोचें, परन्तु हमारी नस-नसमें 
कृपाकी विद्युतु-शक्ति दौड़ रही हो, हमारे रग-रगमें वही सुधा-मधुर 
धारा प्रवाहित हो रही हो, हमारे प्राणोंमें उसीका शक्ति-सबार हो 
तथा मन, बुद्धि, अहंकार--जो कुछ मैं हुँ--उसीमें डूब-उतरा रहे हों; 
हमारी यह स्थिति बाह्य दृष्टिसे साधना न होनेपर भी परम साधना है। 
और में तो कहता हूँ, यही सबसे बड़ी सिद्धि है। यदि इससे बड़ी कोई 
सिद्धि हो तो वह हमें नहीं चाहिए। परन्तु इस अनुभूतिके बिना क्ृपाका 
नाम लेकर हाथपर हाथ धरके बेठ रहना आत्मवच्ना है। स्त्रीके लिए, 
पुत्रके लिए, शरीरके लिए, मनोरज्जनके लिए प्रयत्न हो अथवा आल्स्यथको 
ही सुख मानकर पड़े रहें, परन्तु साधनाकी चर्चा चलनेपर अपनी अकर्म- 
ण्यता और आलस्यप्रियताके समर्थनमें भगवत्कृपाका नाम ले लें या 
उसके नामपर सनन्‍्तोब कर लें, साधना-जगतमें यह एक अमाज॑नीय अप- 
राध है । 


सूर्यका स्तभाव है कि वह अपनी आलोक-रब्मियोंके विस्तारसे निखिल 
जगत्‌में नवीन चेतना और स्फूर्तिका संचार करता रहे । यदि नेत्र-दोषके 
कारण कोई उस प्रकाशको नहीं ग्रहण कर सके तो यह सूर्यक्रा वेषम्य 
नहीं, नेत्रके रोगी होनेका ही दोष है। इसी प्रकार भगवत्कृपा होनेपर भी, 
रहनेपर भी, उसको अनुभव कर सकनेको योग्यत।का अभाव दूर करना 
होगा । हमें साधनाके द्वारा अपने अन्त:करणमें ऐसी पात्रता और क्षमता- 
को उद्दीप्त करना पड़ेगा, जिसके द्वारा हम उस एकरस कृपाका अनुभव 
करनेमें समर्थ हो सके | सूयंका प्रकाश तो कोधले और आतशी शीशेपर 
समान रूपसे ही पड़ता है। परन्तु कोयलेपर उसका बहुत ही कम प्रभाव 
पड़ता है और आतशी शीशेके संयोगसे वह प्रज्वलित हो उठता है । यही 
बात भगवत्कृपाके सम्बन्धमें भी है। उसकी अनुभूतिके लिए साथनाके 
संघव॑से चमकते हुए निर्मल और उज्ज्वल अन्त:करणकी आवश्यकता है । 


कौन नहीं जानता कि अग्नि सव॑व्यापक है। आकाशमें फैले हुए नन्‍हें- 
ननन्‍हें जल-कण और प्रलयकी आगको भी बुझा देनेकी शक्ति रखनेवाली 
समुद्रकी उत्ताल तरंगें भी अव्यक्त अग्निसे शृन्य नहीं हैं, यह सत्य है । 
परन्तु इस व्यापक अग्निके द्वारान तो घरका अँधेरा ही दूर किया जा 


साधनकी अनिवार्य आवश्यकता ५ 


सकता है और न भोजन ही तैयार किया जा सकता है। यदि हम ऐसा 
करना चाहते हैं तो हमें साधन-सामग्रीसे अव्यक्त अग्निको व्यक्त करना 
पड़ता है और व्यापक अग्निको एक घेरेमें प्रजजलित करना पड़ता है। 
यदि हम भगवत्कृपाके द्वारा अपने हृदयमें प्रकाश और आनन्दका अनुभव 
करना चाहते हैं तो हमें साधन सामग्रीसे उसको ऐसा बनाना ही पड़ेगा 
कि वह उस अव्यक्त और व्यापक क्रृपाकों मूत॑रूपमें अनुभव कर सके। 
इसीसे यह देखा गया है कि भगवत्कृपापर जिनका जितना अधिक 
विश्वास है, वे उतना ही अधिक साधनायें संलग्न होते हैं | वे एक क्षणके 
लिए भी भगवत्कृपाकी प्रतीक्षा और उसकी अनुभूति नहीं छोड़ते, छोड़ 
नहीं सकते; क्योंकि उनका जीवन क्रपामय अतएव साधनामय हो 
गया है । 


हृदयके अन्तर्देशमें परमात्मा और उसके बहिर्देशमें स्थूल प्रपश्च है । 
दोनोंके मध्यमें स्थित हृदय जब स्थूल प्रपशद्चका चिन्तन करता है तब 
क्रमशः: जडभावापन्न हो जाता है और जब अन्तःस्थित चित्स्वरूप 
परमात्माका चिन्तन करता है, तब चिद्भावापन्न हो जाता है। हृदयको: 
जड़ताके दलदलसे निकालकर चिद्भूमिपर प्रतिष्ठित करनेका प्रयत्न ही 
साधना है । इस प्रयत्नमें अनेकों प्रकारके स्तर और भूमिकाएँ सहजरूपसे 
ही आती हैं। कई साधक पहले जन्मोंमें उनमें-से बहुत-सी अथवा कुछ 
भूमिकाएँ पार कर चुके होते हैं, इसलिए वतंमान जन्ममें उन्हें उसके 
आगेकी ही साधना करनी पड़ती है। अधिकार-भेदका भी यही कारण 
है। इसीसे भिन्न-भिन्न साधकोंके लिए अलग-अलग साधनाओंका निर्देश 
है । एक उदाहरणसे यह बात स्पष्ट की जाती है। 


मान लीजिये, दो व्यक्ति भयंकर धूपमें घूम रहे हैं। एकको लू लग 
जाती है और एकको थोड़ी-सी गरमीका ही अनुभव होता है। पहलेको 
ज्वर हो आता है, दूसरा स्वस्थ रहता है। एक ही धूपका इन दोनोंपर 
भिन्न-भिन्न प्रभाव पड़ता है। इसका कारण क्या है ? यही कारण है कि 
इनके शरीरमें रहनेवाली धातुएँ एक-सी नहीं हैं । एकमें धातु-साम्य है तो 
दूसरेमें वेषम्य | इसीसे एक ही धूपके दो फल होते हैं। इसी प्रकार 
किसीका अभिमान स्थूलशरीरमें है तो किसीका सूक्ष्मशरीरमें । इसके भी 


हि भक्ति-सर्वस्क 


अनेकों स्तर होते हैं। जो जिस स्तरकी साधनाको पार कर चुका है वह 
उसके लिए सहज होता है और जो अभी दूर है, उसमें प्रवृत्ति ही नहीं 
होती । जिस स्तरमें उसका अभिमान है, वहींसे साधना प्रारम्भ होती 
है। मनको निषिद्ध कर्मोसे हटाकर विहित कर्मोके स्तरमें लाना पड़ता 
है। विहित कर्मोमें भी जबतक इह॒लौकिक काम्यकर्म होते हैं, तबतक 
स्थूलशरीरका ही अभिमान काम करता है। पारलौकिक कामना होनेपर 
सूक्ष्शरीरका जागरण प्रारम्भ होता है, और निष्कामनाके साथ ही 
अन्तःकरणकी शुद्धि होने लगती है। यह निष्कामना भी शारीरिक कममके 
साथ, मानसिक कमंके साथ और दोनोंसे रहित तीन प्रकारकी होती है । 
पहलेक़ा नाम कर्मयोग, दूसरेका नाम भक्तियोंग और तीसरेका नाम 
ज्ञानयोग है। जब अन्तःकरण, शारीरिक और मानसिक कर्मोंसे रहित 
होकर निःसड्भुल्प जागरित रहने लगता है, तब उसे विशुद्ध सत्य कहते 
है। समाधियोंके समस्त भेद इसीके अन्तगंत है। इसीमें वास्तविक 
ज्ञानका उदय होता है जो कि स्वयं परमात्मा है। इसके पहले अपनी 
वासनाएँ ही जो कि अनादि कालसे अगणित रूपोंमें दबी पड़ी रहती हैं, 
नाना प्रकारके रूप धारण करके आती हैं। समस्त संस्कारोंके धुल 
जानेपर ही परम सत्यका साक्षात्कार सम्भव है। उनको धो डालना ही 
साधनाओंका काम है। इनमें-से और इनके अतिरिक्त और भी विभिन्न 
स्तरोंमें-से जो जिस स्तरमें पहुँचा हुआ साधक होगा, उसको उससे भी 
ऊपर उठनेक ,लए साधनाकी आवश्यकता होगी, चाहे उस साधनाका 
रूप जो भी हो | 


ज्ञान साधनाका विरोधी नहीं है। वह तो उसमे रहनेवाले अज्ञान- 
मात्रका ही विरोधी है। अज्ञानका नाश करके साधनाओंके स्वरूपकी 
रक्षा करनेमें ज्ञानका जो महत्त्व है, वह कोई अनुभवी महापुरुष ही जान 
सकता है। साधनोंमेंले नीच-ऊँच भावको निकालकर बिभिन्न रुचि, 
प्रवृत्ति और अधिकारवालोंके लिए सबको सम श्रेणीमें कर देना ज्ञान- 
दृष्टिका ही काम है। इसलिए, ज्ञानसम्पन्न पुरुष कभी किसी भी साधनाका 
विरोध नहीं करते और जैसे दूसरे साधकोंके द्वारा प्रयत्नपृवंक साधनाएँ 
होती हैं, वें! ही ज्ञानीके शरीरसे भी सहज रूपमें हुआ करती हैं। प्रमाद 
और आल्स्य तो अज्ञानके काय॑ हैं जो आदर्श महात्मामें रह ही नहीं 


साधनकी अनिवायं आवश्यकता ७ 


सकते । इसीसे ज्ञानके पूव॑कालमें उन्हें जिन साधनोंका अभ्यास हो जाता 
है, उन्‍्हींका शरीरक त्यागपर्य॑न्त सदा अनुष्ठान होता रहता है। जहाँ 
आलस्य, प्रमाद अथवा कायक्लेशके कारण जान-बुझकर साधनोंका 
परित्याग किया जाता है, वहाँ तो विशद्ध ज्ञान ही नहीं है और ऐसी 
स्थितिमें दुःखकी आत्यन्तिक निवृत्ति हो ही नहीं सकती | 


साधनामें प्रवृत्ति ही दु:खकी आत्यन्तिक निवृत्ति और परमानन्दकी 
प्राप्तिको लक्ष्य करके होती है। जबतक लक्ष्यकी सिद्धि न हो, तबतक 
साधनासे निवृत्त हो जाना कायरता है। सुख ओर दुःख अन्तःकरणमें 
होते हैं । इसलिए अन्त:करणको ऐसी स्थितिमें ले जाना साधनाका काम 
है, जिसमें उनका अनुभव ही नहीं होता । ज्ञानाभासका आश्रय लेकर 
अन्तःकरणको सुख-दु:खमम पड़ा रहने देना अज्ञान है। ऐसा निःसदड्धुल्प 
अन्त:करण जिसमें सुख और दुःख दोनोंके प्रति समत्व है अथवा उनकी 
प्राप्ति और विधानके लिए कोई स्पन्दन नहीं है, जीवन्मुक्तका अन्त:करण 
है और यदि ज्ञान नहीं भी हुआ है तो साधनकी चरम सीमा अवध्य हे । 
इसीसे ज्ञानप्राप्ति और ज्ञानरक्षा अर्थात्‌ जीवन्मुक्तिका सुख अनुभव करनेके 
लिए ज्ञानसिद्धान्तमें भी साधनाकी अनिवाय॑ आवश्यकता स्वीकार की 
गयी है। 


क्षीण हो रहा है क्षण-क्षण यह मनुष्य जीवत। काल निगल जाना 
चाहता है अभी-अभी । सारा संसार विनाशकी ओर द्रुतगतिसे दौड़ रहा 
है । एक ओर एक दृद्य है तो दूसरी ओर परमानन्दस्वरूप प्रभु हमें अपनी 
गोदमें लेनेके लिए न जाने कबसे प्रतीक्षा कर रहे हैं ओर अपनी ओर 
आकर्षित कर रहे हैं। अज्ञान-निद्रामें सोया हुआ यह जीव यदि जग जाय 
तो यह अपनेको! परमात्माकी गोदमें, उनके स्वरूपमें ही पाकर निहाल 
हो जाय और स्वप्नकी सारी विभीषिकाएँ निमुल होकर लीलाके 
रूपमें दीखने लगें। यह जागरण हो साधन है और यह करना ही 


होगा । । 
'उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्‌ निबोधत' । 


८ भवित-सर्ब॑स्न 


सत्संगका प्रसाद 


( १) 
एक महात्माने अपने भक्तसे पूछा--क्यों लाला, तुम्हारा किसीसे 
दृढ़ राग है ?' 
भक्त-- ऐसा नहीं मालम होता महाराज !' 
महात्मा-- किसीसे द्वेष है ? 
भक्त ना !' 
महात्मा--'तब बेटा ! किसी भी साधनामें तुम्हारी दृढ़ प्रवृत्ति नहीं 
हो सकती; क्योंकि साधनामें तो प्राणपणसे वे ही लोग लगते हैं, जो 
किसीको पानेके लिए अत्यन्त उत्सुक हैं अथवा जो किसीसे इस प्रकार 
ऊब गये हैं कि उसको छोड़े बिना रह ही नहीं सकते। संक्षेपमें, अपने 
इप्से अनुराग और अनिष्ट-परिहारकी अभिलाषा ही साधनामें लगाती 
है । जब इतने ऊँचे उठ जाओगे कि तुम्हारे लिए ब्रिय-अप्रिय कुछ रहेगा 
ही नहीं; तब जो कुछ होगा, साधन हो होगा । तब तो सहज स्थिति ही 
साधना होगी । परन्तु जो उस स्थितिमें नहीं हैं, कहीं बीच मार्गमें ही 
थोड़ा-सा रस प्राप्त करके सन्तुष्ट हो गये हैं अथवा प्रमादवश इष्ट-अनिष्ट- 
का विचार ही नहीं करते, उन्हें एक-न-एक दिन पछताना पढ़ेगा। 
साधकको तो ऐसा होना चाहिए कि जहाँ वह है और जहाँ उसे पहुँच 
जाना चाहिए दोनोंकी दूरीको एक क्षण भी सहन न करे। कितना वीर 
साधक है वह जो अवाञछनीय परिस्थितिका परित्याग करनेके लिए इतना 
व्याकुल हो जाता है कि "में कहाँ पहुँच जाऊँगा' इसका विचार क्रिये बिना 
ही पागलकी भाँति उछल पड़ता है।' 
| २) 
शिष्यने गुरुसे प्रश्न किया--भगवन्‌ ! भगवत्प्राप्तकि लिए किस 
प्रकारकी आकुलता होनी चाहिए ?' गुरु मौन रहे। शिष्य उनका रुख 
देखकर चुप ही रहा। स्नानके समय गुरु और शिष्य दोनोंने एक साथ ही 


सत्सड्भका प्रसाद ९, 


नदीमें प्रवेश किया | एकाएक गुरुने शिष्यका सिर, जब वह डुबकी लगा 
रहा था, पानीमें जोरसे दबा दिया। भला वह बिना इ्वासके पानीमें 
कबतक रह सकता ? उसके धीरजका बाँध टूट गया और वह छटपटाकर 
बाहर निकल आया ! उसके स्वस्थ होनेपर गुरुने पूछा --'पानीसे निकलने- 
के लिए कितनी आतुरता थी तुम्हारे मनमें ?' 

शिष्यने कहा-- बस एक क्षण उसमें और रह जाता तो मर ही 
गया था।' 

गुरु-- मेरे प्यारे भाई ! अभी तो तुम संसारमें जी रहे हो और सुख 
मान रहे हो। जिस क्षण इस वर्तमान परिस्थितिसे तुम उसी प्रकार 
अकुला उठोगे, तब तुम सारे बन्धनकों छिल्न-भिन्‍न करके एक क्षणमें ही 
अपने प्रियतम प्रभुक्रो प्राप्त कर सकोगे !' 

शिष्य -- तब क्या वर्तमात परिस्थितिसे ऊबना ही साधनका प्रारम्भ 
है ? इस प्रकार तो असन्तोषकी आग भड़केगी, सन्‍्तोषामृतका पान कैसे 
कर सकेंगे ?' 

गुरु--भेया ! विवशताका सन्तोष तो कायरता है, क्लीबता है। 
यदि तुम्हारे मनमें कोई इच्छा ही न हो, तब तो दूसरी बात है। परन्तु 
जब तुम कुछ प्राप्त करना चाहते हो और वह न्यायसद्भत है, तब उसे 
प्राप्त किये बिना बैठे रहना किसी प्रकार उचित नहीं है। यदि असन्तोष- 
की आग भड़कती है और प्रलूय होता दीखता है तो हो जाने दो; क्योंकि 
यह प्रलय ही नवीन सृष्टिका जनक है ! जिसके चित्तमें अशान्तिका संचार 
नहीं हुआ, वह केसे जान सकता है कि शान्ति क्‍या वस्तु है ? सामने 
दीखनेवाली सुन्दरतापर ही जो मुग्ध हो रहा है, उसके सामने सौन्दर्यका 
अन्तराल क्यों व्यक्त होने लगा ? तुम सारे आवरणोंको फाड़कर एकवार 
पूरे आवेगसे उनसे मिल लो फिर तो तुम निरन्तर ही मिले रहोगे | परन्तु 
एकबार पूर्ण मिलन हुए बिना जो सन्‍्तोष है, वह तो सन्‍्तोषका शव हे, 
ख्यालमात्र हे । उसके भीतर असन्तोष छिपा हुआ है। उसके बीजको 
प्रकट करके उखाड़ डालना और चिरकालतकके लिए असीम सुख- 
शान्तिको प्रतिष्ठित कर लेना ही तो साधना है ।' 


( ३) 
सत्सड्रीने पूछा--महात्मन्‌ ! यदि हमारे अन्दर भगवानके लिए 
व्याकुलता नहीं हो, तो क्या वे हमें नहीं मिलेंगे ?' 


१० भक्ति-सव॑स्व 


महात्मा--'क्यों नहीं मिलेंगे ? अवश्य मिलेंगे। मिलना हो उनका 
जीवन है, मिलना ही उनका जीवन-ब्रत हे । बिना मिले वे रह ही नहीं 
सकते । ऐसा क्यों, वे तो प्रतिदिन सेकड़ों, हजारों रूपोंमें हमसे मिलते भी 
हैं । हम उन्हें पहचानते नहीं, इसीसे उनके मिलनके आनन्दसे वश्चित रह 
जाते हैं। परन्तु हमारे न पहचाननेसे उनकी छिपनेकी लीला तो पूरी 
होती ही है, वे हमारे इस भोलेपनका आनन्द भी लेते हैं ।' 


सत्सद्भी--'तब क्या हमें ही पहचानना पड़ेगा ? यदि उनके मिलने- 
पर भी हम उन्हें नहीं पहचान सकते तो हमारे जीवनमें इससे अधिक 
महत्त्वपृणं और कौन-सी घटना घटेगी कि हम उनको पहचानकर उनके 
आलिड्भवका सुख प्राप्त कर सकेंगे ?' 
महात्मा--'यह तो उनकी एक लीला है । जबतक वे आँखमिचोनी 
खेल रहे हैं, उनकी इच्छा अपनेको पहचानमें लानेकी नहीं है, तबतक 
किसका दीदा है कि उन्हें पहचान सके ? परन्तु वे कबतक छिपेंगे ? वे 
जैसे नचावें, नाचते जाओ; कभी तो रीझेंगे ही। यदि रीझकर उन्होंने 
अपना परदा--बनावटी वेश दूर कर दिया, तब तो कहना ही क्‍या है ? 
और यदि छिपे ही रहे तो भी हम उनके सामने ही तो नाच रहे हैं ! 
हम चाहे उन्हें न देखें, वे तो हमें देख रहे हैंन ? बस, वे हमें और 
हमारी प्रत्येक चेष्टाको देख रहे हैं ओर उनकी प्रसन्‍्तताके लिए मैं नाच 
रहा हँ--इतना भाग रखकर, जेसे रखें, रहो । वे अवश्य तुम्हें अपनी 
पहचान बतायेंगे, मिलेंगे |! 
( ४ ) 
शिष्यने पूछा--गुरुदेव | भरसक क्रिया तो शास्त्र और भगवान्‌के 
विरुद्ध नहीं करता, परन्तु मनको क्‍या करूँ, केसे रोक ? नाना 
प्रकारके संकल्प उठा करते हैं, जिनमें अधिकांश बुरे होते हैं। क्‍या 
करूँ ?' 
गुरुदेवने कहा--तुम सद्धूल्प करनेवाले क्यों बन बैठे हो ? तुमने जो 
यह मान रक्‍्खा है कि में सद्भुल्प करता हूँ, अपने लिए सद्धूल्प करता 
हूँ--यही तो भ्रम है। भगवानुके लिए ही सद्भूल्प हो, भगवान्‌ ही सद्धुल्प 
करें। उनके भले-बुरे होनेका भी निर्णय वे ही करें। जैसे आकाश, वायु, 
सूर्य, समुद्र और पृथिवी उन्होंने धारंण कर रक्खा है और वे ही उनका 


सत्सज्भका प्रसाद ११ 


सब्चालन भी करते हैं, वेसे ही सबके शरीर और अन्तःकरणोंको भी 
उन्होंने धारण कर रक्‍्खा है और उनकी सत्ता, महत्ता तथा प्रत्येक 
गतिविधि उन्हींके हाथमें है । जब कोई भ्रमवश, अहड्भुगरवश आश्रय 
करक॑ उन्हें अपना समझने लगता है, तब अच्छे भी बुरे बन जाते हैं। 
प्रत्येक क्रिया और सड्भूल्पके मलमें वे ही हैं, हम नहीं। जो क्रिया हो, 
जो सड्धूल्प उठे, उसके मूलकी ओर देखो और बड़ी आतुरतासे उधर ही 
दोड़ पड़ो, जिधरसे वह आता है। अवश्य ही यह जागरूकता भी उन्हीं 
व ओससे प्राप्त होती है, परन्तु इसके लिए साँवधानी रखनी ही 
चाहिए। जबतक हम हैं, तबतक हमारा कर्त्तव्य भी हे। कहीं हमारे 
प्रमादके पापसे वह्‌ आयी हुई अनमोल देन हमारे हाथसे निकल न जाय। 
शरीर और अन्तःकरण सब उसी एकके हैं, उसीकी ओर देखो । फिर सब 
ठीक है ।' 
(0) 

एक मुमुक्षुने अपने गुरुदेवसे पूछा--प्रभो, कौन-सी साधना करूँ ? 

गुरुदेवने कहा--तुम बड़े जोरसे दौड़ो। दौड़नेक पहले यह निश्चित 
कर ल्पे कि में भगवान्‌के लिए दौड़ रहा हूँ। यही तुम्हारे लिए 
साधना है ॥' 

उसने पूछा--' क्या बेठकर करनेकी कोई साधना नहीं है ?' 

गुरुते कहा--'हे क्‍यों नहीं, बेठो और निश्चय रखो कि तुम भगवान्‌- 
के लिए बेठे हो ।' 

शिष्य-- भगवनु, कुछ जप नहीं कर ?' 

गुरु--'किसी भी नामकी आवृत्ति करो ओर सोचो, में भगवानके 
लिए कर रहा हूँ ।' 

शिष्य-- तब क्या क्रियाका कोई महत्त्व नहीं है ? मेरा भाव ही 
साधन हे ? 

गुरु--मेरे प्यारे भाई ! क्रियाका भी महत्त्व हैं। परन्तु क्रिया पहले 
वही वस्तु दे सकती हे, जिसमें तुम्हारा भाव होगा । ना म-जपका उद्देश्य 
धन हे तो पहले धन, पीछे भगवान्‌ । क्रियासे भाव और भावसे क्रिया, 
यही क्रम है। दृष्टि लक्ष्यपर रहे; फिर जो तुम करोगे, वही साधना 
होगी ।। प्रत्येक व्यक्तिका यही भाव हो कि वह जहाँ है, वहीं उसे भगवान्‌ 


श्२ भक्ति-सर्व॑स्व 


मिल सकते हैं । ऐसा कौन हे, जिसे भगवान्‌ नहीं मिले हुए हैं। लक्ष्य तो 
ठीक करो, साधना स्वयं ठीक हो जायगी ।' 


( ६) 

एक बार एक सत्सड्रीने एक महात्मासे प्रघनन किया--'भगवन्‌ ! आप 
बार-वार नाम-जप करनेको कहते हैं, परन्तु मेरे मनमें भगवत्प्राप्तिकी 
इच्छा नहीं है और स्वाभाविक रुचि भी नहीं है नाममें | फिर मैं क्यों 
नाम-जप करूँ ?' 

महात्माजीने कहा--'यदि भगवत्प्राप्तिकी इच्छा हो, तब तो नाम- 
जपके सम्बन्धमें प्रश्न ही क्यों हो? परन्तु इच्छा होनेका भी कोई उपाय 
होना चाहिए। शुद्ध अन्तः:करणसे नाम जपना चाहिए। परन्तु अन्त: 
करण शुद्ध हो केसे ? इसलिए तुम जिस अवस्थामें हो, जेसे हो, अभीसे 
नाम-जप शुरू कर दो । माना कि तुममें कोई इच्छा नहीं है, परन्तु तुम 
तो मेरी प्रसन्नताके लिए भी जप कर सकते हो । कोई नाम-जप करता 
है तो में प्रसन्नतासे खिल उठता हूँ। क्या गुरुकी प्रसन्नताके लिए शिष्य 
इतना भी नहीं कर सकता ? मेरा विश्वास है, अपने लिए न सही, मेरे 
लिए ही तुम-नाफ-जप करोगे |! 

( ७ ) 

पेंतीस-छत्तीस वर्ष पहले एक सज्जन तीथ॑यात्रा करते हुए अयोध्या 
पहुँचे । सब मन्दिरोंमें दर्शन आदि करके वे एक महात्माके पास गये । 
अवसर पाकर उन्होंने पुछा--'महाराज ! भगवान्‌के दर्शन केसे हों, कहाँ 
हों ? ऐसा मालूम हुआ, मानो महात्माजी कुछ रुष्ट हो गये । उन्होंने 
कहा--कहाँसे आ रहे हो तुम ?' यात्रीने कहा--'मन्दिरोंमें दर्शन 
करके ।” महात्माने कहा--मन्दिरोंमें केवल पत्थरके ही दर्शन करके आ 
रहे हो ? जिनकी सेवाके लिए हजार-हजार व्यक्तियोंके जीवन, धन और 
मन लग रहे हैं, जिनके लिए लोगोंने संसारका परित्याग कर रखा है, 
जो बहुतोंके जीवनसर्वस्व--प्राण हैं, उन्हें तुम केवल पत्थर समझते हो ? 
उनकी आँखसे देखो, तब तुम्हें मालूम होगा, वे मूर्तियाँ क्‍या हैं ? भैया 
वे साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं- केवल भाव-दृष्टिसे नहीं, तत्त्व-दृष्टिसे' भी । जब 
तत्त्व-दृष्टिसि सब भगवान्‌ ही हैं, तब ये मूर्तियाँ भगवान्‌ नहों तो क्या हैं ? 
पहले शास्त्रों, सन्‍्तों और भावनाओंके द्वारा एक स्थानपर भगवान्‌को 
प्रकट करना पड़ता है। एक स्थानमें, एक समयमें, एक वस्तुमें पहले 


सत्सड्भका प्रसाद १३ 


भगवान्‌का दशेन करो, उन्हें प्रकट करो, फिर तो सब स्थान, सब 
समय और सभी वस्तुएँ भगवत्स्वरूप ही होंगी। जो 'सब और सवंत्र 
भगवान हैं- ऐसा कहते हैं, परन्तु एक स्थानपर उन्हें प्रकट करके दर्शन 
नहीं कर लेते, वे कहीं भी दर्शन करनेमें सफल नहीं होते। इन मन्दिरस्थ 
भगवान्‌को पहचानो। इन अनबोले भगवानसे प्रीति करो । अनबोलतेसे 
प्रेम करनेमें ही तो प्रेमी हृदयकी पहचान है। फिर तो वे बोले बिना 
रहते नहीं । जब एक जगह बोल देते हैं, तो सवंत्र बोलते हैं। तुम्हें ऐसा 
कभी नहीं सोचना चाहिए कि मुझे भगवानके दर्शन कभी नहीं हुए। 
भगवानके दर्शन हो रहे हैं । उन्हें जानकर, मानकर, अनुभव करके तुम्हें 
केवल मुग्ध होना चाहिए। भगवत्मूरतिको पाषाण, गुरुको मनुष्य और 
प्रसादको भोग मानना अपराध है। तुम भगवान्‌कों भगवानके रूपमें 
देखो ।” महात्माजीके उपदेशसे उन्हें बड़ा सनन्‍्तोष हुआं। वे अब सच्चे 
मूरतिपूजक हैं। वे जिस मूरततिकी पूजा करते हैं, वह साक्षात्‌ भगवान्‌के 
रूपमें ही उनको दीखती है। 


( ८ ) 

पैंतीस-छत्तीस वर्ष पृवंकी बात है--एक सज्जनके चित्तमें वैराग्यका 
उदय हुआ । उनकी अवस्था अभी छोटी थी । वे घर-द्वार छोड़कर निकल 
पड़े और भागकर अयोध्या पहुँचे । उन्होंने वहाँ जाकर एक प्रसिद्ध विद्वान 
महात्मासे प्रार्थना की कि अब मुझे वेराग्य-दीक्षा देकर कृतार्थ कीजिये । 

महात्माने पूछा-- तुम्हारा घर कच्चा है या पक्का ? धरपर कितने 
प्राणी हैं? वहाँ क्या भोजन मिलता है ” उन्होंने उत्तर दिया-- 
महाराज, मेरा घर कच्चा है, तीन-चार प्राणी हैं, साधारण भोजन 
मिलता है ।' 


महात्माजीने कहा--मेरा मठ पक्का है, यहाँ सेकड़ों साधु रहते हैं, 
उत्तम भोजन मिलता है। यदि कच्चा धर छोड़कर पक्‍केमें रहना, तीन- 
चार प्राणी छोड़कर सेकड़ों प्राणियोंमें रहना और साधारण भोजन 
छोड़कर उत्तम-उत्तम भोजन करना वेराग्य हो तो तुम आओ, मैं तुमको 
बेराग्य-दीक्षा दे दूँ । परन्तु यदि तुम्हें अपने विचारसे ऐसा दीखता हो 
कि वहाँकी अपेक्षा यहाँ कुछ अधिक वेराग्य नहीं है तो तुम्हें घरपर 
रहकर ही भज़न करना चाहिए । भजन होना चाहिए--चाहे हम घरमें 


8 भवित-सरस्त्र 


हों या बनमें, गृहस्थ हों या विरक्त । वेराग्य अन्तरकी वस्तु है, बाहरकी 
नहीं । उसका अथे इतना ही है कि प्रियतम प्रभुके अतिरिक्त और 
किसीको भी मनमें स्थान न मिले, उनके अतिरिक्त और किसीसे राग न 
हो। तुम सेवल उन्हींसे राग करो, उन्हींका भजन करो, उन्हींमें रम 
जाओ। बाह्य परिस्थितियोंको तुम जितना ही अनुकूल बनाना चाहोगे 
उतना ही उनमें फैस जाओगे । चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, तुम जहाँ 
भी हो, वहीं भगवान्‌का भजन करो ।' महात्माजीका उपदेश मानकर वे 
घर लौट गये । वे बहुत समयतक गृहस्थ रहे और उनका भजन बड़े-बड़े 
विरक्तोंसे भी उत्तम रहां। 


( ९ ) 

एक महात्माने एक दिन यह कथा सुनायी थी । काफी समय पूर्व॑ 
ऋषिकेष आज जैसा शहर नहों था । वहाँ गृहस्थ कभी-कभी जाया करत 
थे। जद्भलकी झाड़ियों में प्रायः विरक्त तपस्वी निष्ठावान्‌ महात्माओंका 
हो निवास था। चन्द्रभागाके तटपर एक बड़े ही ध्याननिष्ठ महात्मा 
रहते थे। वे केवल सिद्धासनसे हो बैठे रहते थे। उनके द्वास जोरसे 
चलते किसीने नहीं देखे। सबंदा प्राणोंकी समगति और अधखुली आँखें । 
उनको अन्‍्तर्मुखता आदर्श थी। एक दिन जब वे ध्यान-मग्न थे, किसी 
श्रद्धालु सज्जनने आकर उनके सामने पच्चीस रुपये रख दिये। आँख 
खुलनेपर उन्होंने देखा तो सामने रुपये रखे हुए हैं। न उन्हें रुपयोंकी 
इच्छा थी और न आवश्यकता ही । वे सोचमें पड़ गये कि इनका क्या 
किया जाय ?' एक सद्भूल्प उठा कि किसी ब्राह्मणको दे दिया जाय ?' 
दूसरा उठा कि “किसी गरीबको दे दें ।” तीसरा हुआ, साधुओंका भण्डारा 
कर दें।' और चोथा हुआ “गरीबोंको खिला दें । ध्यान करनेवाले 
महात्माके मनमें रुपयोंके सम्बन्धमें इतने प्रइन कभी नहीं उठे थे | वे 
विक्षिप्त-से हो गये । उन्हें सूझता ही नहों था कि इन रुपयोंके सम्बन्धमें 
कर्या करें । अबतक हपयोंको उन्होंने छुआ नहीं था। वे घबराकर एक 
वयोवुद्ध तत्त्ववेत्ताके पास गये और उनसे अपने विक्षेपकी बात कही । 
महात्माने कहा--स्वामीजी, अभी आपके मनसे रुपयोंका महत्त्व गया 
नहीं है। आप समझते हैं यह उपयोगी वस्तु हैं। इसके द्वारा संसारका 
काम होता है। इसीसे अनिच्छित रुपये सामने आनेपर भी उनके द्वारा 
कुछ-न-कुछ काम करनेकी इच्छा आगयी है। आपको तो केवल ध्यान 


सत्सजू का प्रसाद १५ 


करना चाहिए। व्यवहारके सम्बन्धमें एक भी प्रश्न आपके चित्तमें नहीं 
उठना चाहिए। जिस चित्तमें केवल सत्यं शिव सुन्दरम'का ही ध्यान 
होना चाहिए, उसमें व्यावहारिक निष्ठुर कत्त॑व्योॉंका उदय क्‍यों हो ? 
आप उनके द्वारा किसीकी भलाई कर सकते हो, परन्तु इससे आपके 
वित्तमें करनेका संस्कार बनेगा, दूसरोंकी आशा बढ़ेगी--आपसे उपकार 
प्राप्त करनेकी । इस प्रकार आप ध्यानसे वश्चित हो जायेंगे। व्यवहारके 
किसी भी बड़े-से-बड़े कामकी अपेक्षा भगवान्‌में एक क्षणकी भी चित्तकी 
स्थिति अनन्तगुनी उत्तम है, इसलिए अब सड्धूल्पोंकी परम्परा यहीं बन्द 
कर दीजिये। रुपयोंको न छुनेपर जब यह स्थिति है, तब उनके छुनेपर 
तो क्या दशा होगी--इसका अनुमान नहीं हो सकता । जो रात-दिन 
रुपयोंमें ही रहते हैं, उनके चित्तका तो कहना ही क्‍या है ? वे रात-दिन 
उनकी व्यवस्थाके सम्वन्धमें सोचते रहते हैं। अब आप उनका स्पर्श मत 
कीजिये । रुपयोंपर गोबर डालकर बिना छुए ही उन्हें उठा लीजिये और 
गड्जाजीमें फेंक दीजिये ! उन ध्याननिष्ठ महात्माने वेसा ही किया, तब 
कहीं जाकर उनका चित्त स्वस्थ हुआ। विरक्तोंके लिए इन बातोंका 
सम्बन्ध कितना विध्तनकारक है. यह इस घटनासे प्रत्यक्ष हो जाता है। 
इसीसे ध्याननिष्ठ लोग प्रायः इन प्रपश्चोंसे अलग हो रहते हैं । 


( १० ) 
एक प्रेमी जिज्ञासुने अपने ऊपर अत्यन्त कृपा करनेवाले महात्मासे 
पूछा--'भगवन्‌ ! रहस्यथकी बात क्‍या है ? जिसे गुरुलोग अपने एकान्त- 
प्रेमी शिष्योंकों गुप्तरूपसे बताया करते हैं, वह कौन-सी बात है ?' 


महात्माने कहा--'यदि में बता दूँ तो वह रहस्य ही कहाँ रह 
जायगा ? रहस्यकी बात दूसरा कोई नहीं बता सकता, उसका पता तो 
अपने आप ही लगाया जाता है। जिज्ञासुने कहा- तब तो वह बात 
मुझे कभी मालूम हो नहीं सकती । मैं तो आपसे हो जानना चाहता हूँ ।' 

महात्माने कहा--दो प्रणालियाँ हैं रहस्य बतानेकी । एकमें तो गुरु 
अत्यन्त प्रिय शिष्यको अपने महत्त्वकी बातें बताते हैं--मुझे इस प्रकार 
अनुभव हुआ है, यह वरदान मिला है, मैं यह हूँ इत्यादि । कई पन्थोंमें 
अपनी उपासना अथवा अपने गुरुजनोंकी उपासना बतलायी जाती है 
और शिष्यकी अपनी साधनाके परायण' होनेको कहा जाता है तथा उसकी 


। भक्ति-सर्वस्व 


रक्षा तथा त्राणका आश्वासन दिया जाता है। दूसरी प्रणाली अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है और यह रहस्य केवल सच्चे गुरु ही अता सकते हैं। इसमें 
गुरुदेव समस्त जगत्‌की सत्ताके बाधक साथ-ही-साथ अपना भी बाध कर 
देते हैं और शिष्यसे कहते हैं--'में नहीं हैँ, तू ही है! । मैं, जिसे शरीरके 
रूपमें तुम देख रहें हो, जिसमें प्रवचन, युक्तिकौद्यल, प्रेम, सदाचरण 
और शुद्ध व्यवहारको देख-सुनकर तुम श्रद्धावन्‍्त हो जाते हो, जिसे 
कभी-कभी भावातिरेकसे तुम भगवान्‌ कहने लग जाते हो, वह में 
तुम्हारी कल्पनाके अतिरिक्त और कुछ नहीं हूँ। में और तुम दोनों 
उपाधिरहित, निविशेष एवं एक हैं। न मैं में है और नतृतृ ही है। 
में, तू और वह--इन शब्दोंक अर्थ जिन्हें भिन्न-भिन्न मालूम पड़ते हैं, उन्हें 
रहस्यका ज्ञान नहीं है, वे तो स्थूलताओंमें और उनके संस्कारोंमें आबद्ध 
हैं। समस्त आवरणोंको फाड़ डालतेपर केवल एक और केवल एक ही 
वस्तु ऐसी निकलती है, जो सबका एकमात्र अर्थ है। भिन्नताके अ्थ॑ टो 
कामचलाऊ+-व्यावहारिक हैं। वैसे अर्थ जाने बिना जिनसे रहा नहीं 
जाता, अपनी वासनाओंकी पूर्तिमें बाधा पड़ती दीर्ती है, वे अर्थ उन्हींके 
लिए हैं। वास्तविक अथे तो सभी दब्दोंका एक ही है, उसे भले ही 
रुक्ष्याथं कह लो । यह लक्ष्याथं और वाच्याथंका भेद भी व्यावहारिक 
ही है। इसलिए एक निर्विशेष सत्‌ है, वही तुम हो, वही में हूं। मुझे 
अपनेसे पृथक सत्ता देनेवाले तुम ही हो । 

इस प्रकारका समत्व--यह आत्मदान, जो शिष्यको केवल गुरुके 
ख्पमें ही नहीं, गुरुत्व और शिष्यत्वसे ऊपर परमात्माक रूपमें प्रतिष्ठित 
कर देता हे, केवल सच्चा गुरु ही कर सकता हे | यही रहस्य है । 

( ११ ) 

एक जिज्ञासुने पूछा-भगवन्‌ ! अमुक महात्मा तो अपने शिष्योंका 
बहुत ध्यान रखते हैं ! क्या यह किसी समदर्शी महात्माके अनुरूप हे ? 
महात्माजीने पूछा--शिष्य भी तो महात्माजीका बहुत ध्यान रखते होंगे १ 
जिज्ञासुने कहा-क्यों नहीं, उन्हें. तो रखना ही चाहिए। महात्माजी 
बोले--तब जिसका ध्यान शिष्य रखते हैं, वह शिष्योंका ध्यान क्यों 
नहीं रखेगा ? दोनोंकी एक ही दृष्टि हे। शिष्यकी दृष्टिमें गुरु जो कुछ हैं, 
गुरुकी दृष्टिमें शिष्य भी वही हे। इस विषयमें एक संवाद बहुत 
प्रसिद्ध है । 


सत्सड्भडका प्रसाद ९३ 


परमहंस रामक्ृष्ण नरेन्द्रपर बड़ी कृपा, बड़ा स्नेह रखते थे। जब 
दो-चार दिन नरेन्द्र ( पीछे स्वामी विवेकानन्द ) उनके पास न आते तो 
वे बड़ी चिन्ता करने लगते थे । एक बार कई दिनोंतक नरेन्द्रके न आनेसे 
वे इतने चिन्तित हो गये कि उन्होंने नरेन्द्रको बुलानेकी अपने एक भक्तको 
भेजा। अपनी छात्रावस्थामें नरेन्द्र बहुत ही खुले हुए थे। सद्भंच तो 
उन्हें छुतक नहीं गया था । परमहंसजीके सामने तो वे नन्‍हें-से शिशुकी 
भाँति अपने मनकी सब बातें कह दिया करते थे। उन्होंने आते ही 
पूछा--बाबा, आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं, कहीं राजा भरतकी 
भाँति (वे एक हरिनसे प्रेम होनेके कारण दूसरे जन्ममें हरिन हो गये 
थे ) आपको भी दूसरा जन्म न लेना पड़े ? परमहंसजीने कहा--नरेन्द्र ! 
तुम हमारी दृष्टिसे देखो तब तुम्हें मालूम होगा कि तुम कौन हो | शिष्य 
तो केवल श्रद्धाके बलसे गुरुको भगवान्‌ मानते हैं | गुरुकी दृष्टिमें तो ज्ञान 
और अनुभवसे सव भगवत्स्वरूप ही दीखता है | तुम अपनेको जेसा देखते 
हो, वह तो अज्ञान-दृष्टि है। वास्तवमें तुम भगवत्स्वरूप हो ।' 
इसलिए कौन महात्मा किसे किस दृष्टिसे देखकर क्या व्यवहार 
करता है, इसे केवल वहो जानता है--उसपर शद्भू करनेकी आवश्य- 
कता नहीं । 
( ६१२) 
तीस वर्षसे भी अधिक हो गये उनका गोलोकवास हुए। वे ब्रजके 
एक ख्यातिप्राप्त महात्मा थे। मस्त इतने थे कि बस क्या पूछना ! चोरों- 
को भी माखन-चोर समझकर उनके साथ खेल लेते थे। कभी अपने 
सखाके बन्दी बन जाते तो कभी रूठकर ऐसे बैठते कि कई दिनोंतक 
मानते ही नहीं । बड़े-बड़े भक्त आते, परन्तु वे खेलते ही रहूते । यह सृष्टि 
उनके लिए कमंजन्य या अज्ञानजन्य नहों थी। भगवाघकी लीलामात्र 
थी। इस लीलामें लीलाप्रियकी इच्छाके अनुसार पात्र बने हुए भी एक 
सखा थे। 
एक दिम्त एक प्रसिद्ध राजासे जो कि उनके भक्त थे, उन्होंने कहा-- 
“तू राजा बंना फिरता है, मुझे भी एक दिम्न राजा बना दे !' राजा 
साहब बड़े श्रद्धालु थे। उन्हें बड़ा आनन्द हुआ। बाबाको अपनी 
राजधानीमें ले गये और तीन दिनके लिए बाकायदा उन्हें राज्यका सब 
अधिकार दे दिया । अब बाबा राजा हो गये । । 


१८ भक्ति-सर्वस्व 


राजा होते ही बाबाने सब व्यवस्था वहाँकी उलट-पलट कर दी। 
दीवानकों दरवान और दरवानको दीवान बना दिया। रानीको दासीके 
कामपर नियुक्त कर दिया। राजकुमारको चाँदे लगवाये । चारों ओर 
तहलूका मच गया । बाबासे ऐसी आशा तो किसीने नहीं की थी। सब 
लोग जाकर राजा साहबसे शिकायत करते; परन्तु उसका भी तो कोई 
फल नहीं था। राजासाहब कहते--भाई, शान्‍्त रहो। बे बहुत बड़े 
महात्मा हैं, न जाने किस उद्देश्यसे क्या करते हैं। उनकी श्रद्धा ज्यों-की- 
त्यों रही । तीसरे दिन उन्होंने फिर सबको यथास्थान करके राजाको 
सब सँभला दिया । 


राजाने बड़ी नम्नतासे पूछा--'बाबा, यह सब किस अभिप्रायसे 
आपने किया ?” महात्माजी बोले--तुम्हारा राज्य तो दुव्य॑वस्थाका 
केन्द्र हो गया था। मैनेजर चपरासियोंकों बेईमान समझते थे तो 
चपरासी मेनेजरको जल्लाद। मैनेजरकी दिक्कतें चपरासियोंको मालूम 
नहीं थीं और उनकी कठिनाइयोंका मैनेजरकों पता नहीं था। इसीसे 
उनमें परस्पर बड़ा वेमनस्थ चल रहा थां। राजकुमारको मजा आता 
था--दूसरोंको पिटवानेमें । उन्हें इस बातका बिलकुल अनुभव नहीं था 
कि पिटनेमें कितना दुःख होता है। रानी भी दासियोंकी सजा करती- 
करती परेशान हुई जा रही थों। उन्हें दासियोंकी परिस्थिति और 
कठिनाईका बिलकुल ज्ञान नहीं था। मैंने सोचा कि में खिलवाड़ भी खेल 
ल॑ और तुम्हारे परिजनोंमें-से ये दोष भी निकल जायँ । इसलिए यह सब 
करना पड़ा | अस्तु, तुम अपना राज सँभालो। मेरी मस्तीमें, मेरे माँगे 
हुए रोटीके टुकड़ेमें ज़ो सुख है, वह इस अमीरीमें कहाँ ! फिर भी सब 
लालाकी ही लीला है। तुम खिलौनोंसे खेलो और में लालासे ! इसके 
बाद वे ब्रजमें चले आये । 

महात्माजीकी इस लोलासे क्या हम यह सीख सकेंगे कि हमारे 
जीवनमें भी अपने सामनेवालेकी परिस्थिति देखनेकी आदत पड़ जाय ? 

( १३ ) 

बड़े कृपालु थे वे महात्मा । जब-जब गड्भातटपर वे आते, हम उनके 
दर्शनोंकी जरूर जाते थे। उनके पास कोई वस्त्र था तो कौपीन और 
पात्र था तो एक मिट्टीकी हाँडी। वे बोलते बहुत कम थे, इतना कम 
कि उपदेक्षात्मक वाक्यका तो कभी उच्चारण ही नहीं करते । बहुत 


सत्सज्भका प्रसाद १९, 


पूछनेपर भी यही कहते--'यह सब भगवान्‌की लीला ही लीला है। इसमें 
जो हो रहा है वही ठीक है, बेठीक कुछ भी नहीं । जो इसे बेठीक कहते 
हैं, वे भी ठीक ही कहते हैं। अपनी-अपनी लीला सभी पूर्ण कर रहे हैं-- 
चोर चोरीकी, जज सजाकी और जल्लाद फाँसीकी। सत्र ठीक ही तो 
है। फिर क्या प्रदन और क्‍या उत्तर ? वह भी ठीक है ।' 

हमारे बहुत आग्रह करनेपर उन्होंने अपनी जीवनचर्य्याके परि- 
वतनकी एक घटना बतलायी | वह उन्हींके शब्दोंमें तो नहीं, जैसी याद 
है वेसी सुनिये । 

'में लोगोंको उपदेश करता फिरता था। मुझे ऐसा अभिमान था कि 
में ज्ञानी हूँ, सदाचारी हूँ | दूसरोंको जब मैं अज्ञानी और दुराचारी देखता 
तो मुझे बड़ो दया आती | मैं अपनेको दूधका घुला देवदूत समझता था 
और दूसरोंको नरकका कीड़ा। मैं उस समय कितना दवनीय था, यह 
अब समझ सकता हूँ | परन्तु वह भी थी भगवान्‌की दया ही और यह भी 
दया ही है। 

एक दिन मैं आराम कुर्सीपर बेठकर लोगोंके पतन और उत्थानकी 
समस्या हल कर रहा था। सोचते-सोचते नींद आ गयी। मैंने स्वप्न 
देखा । स्वप्नमें में एक महान्‌ विद्वान और सदाचारी उपदेशक था। मेरे 
रहनेका स्थान तो स्वर्ग था; परन्तु मैं कभी-कभी लोगोंको उपरैश देनेके 
लिए मत्यंलोकमें भी आया करता था, विमानपर सवार होकर। में महान्‌ 
था, वेभवशाली था, सम्मानित था. और था लोगोंका उद्धारक । मैं अपनी 
स्थितिकी याद करके फल उठता था। 

एक दिन मैं विमानसे मत्यंछोक आया। लोगोंको बताने लगा कि 
भगवान्‌की प्रार्थना केसे करनी चाहिए । में संस्कृतका एक इलोक बोलता 
और लोगोंको अपने पीछे बोलनेको कहता। जब वे सीख लेते तब किस 
समय, किस मुंहसे खड़े होकर किस प्रकार पाठ करनेसे भगवान्‌ प्रसन्‍न 
होते हैं--यह्‌ उनको बतलं!ता और सिर नवाकर वे मेरा उपदेश. सुनते 
और मेरी प्रदंसा करते हुए चछे जाते। मैं सोचता- मैंने इन ल्मोगोंका 
उद्धार कर दिया। 

मैंने देखा - एक आदमी योंही बैठा हुआ है। वह न तो मेरा सम्मान 
करता है ओर न मुझसे प्राथंना करवानेका आग्रह हो करता है। मैंने 

सोचा-यह मूख॑ है, इसीसे मेरा उपदेक्ष ग्रहण नहीं करता। मैं स्वयं 


२० भक्ति-सर्वस्व 


चलकर इसे उपदेश दूँ ! में उसके पास गया। मेंने पूछा--'क्यों रे ! तू 
परमात्माकी प्राथंना जानता है ?” उसने कहा--नहीं ।' मैंने कहा--तब 
इस संसारसे तेरा उद्धार केसे हो सकता है? तू मुझसे प्रार्थना सीख, तब 
भगवान्‌ तुझपर कृपा करेंगे / उसने कहा--'में तो कुछ जानता नहीं । 
आप जो सिखाइये, में सीखनेको तैयार हूं ।' 

में उसे प्रार्थनाके शछोक सिखाने लगा । इतना वज्जमूखं था वह, कि 
एक-एक पद सौ-सो बार र॒टनेपर भी याद नहीं कर सका। किसी कदर 
उसको एक लोक रटाकर मैं विमानसे स्वर्गंके लिए रवाना हुआ में 
सोचता जा रहा था कि 'यह कितना मूखं है और कितना नीचे गिरा 
हुआ है कि एक-दो झ्छोक रटकर भगवान्‌की प्रार्थना भी नहीं कर 
सकता ! अच्छा, मैंने एक ज्छोक तो रटा दिया न ? यदि यही याद 
रहा तो उसका उद्धार हो जायगा। में यही सब सोच रहा था और 
यह भी सोच रहा ५-7 कि मेरी वजहसे कितने प्राणियोंका उद्धार हो 
रहा है।' 

एकाएक में बड़े आश्चय॑में पड़ गया । मेरा विमात जितनी तीब्रगतिसे 
ऊपर चढ़ रहा था, उससे भी अत्यन्त तीबव्रगतिसे कोई मेरा पीछा कर 
रहा था। क्षण भरमें ही मेंने देखा, वही आदमी, जिसे में झ्छोक रटाते- 
रटाते परेशान हो गया था, एक ज्योतिमंय मूर्तिके रूपमें मेरे सामने 
खड़ा है। उसने कहा--हि उद्धारक ! है आचाये ! आपका बतलाया 
हुआ डछोक मुझे भूल गया । अब में परमात्माकी प्रार्थना कैसे करूँगा ? 
मैं समझता था .वे मेरे हृदयमें निवास करते हैं - मेरी टूटी-फूटी भाषा भी 
समझते हैं | मैं उनसे अपनी भावषामें घण्टों बात किया करता था सो जब 
वे मेरी भाषा समझते ही नहीं तो आप ठहरिये, मुझे वही भाषा सिखाइये 
जो वे समझते हों ।' 

में उसकी बात सुनकर अवाक्‌ रह गया। मैंने कहा-- हे महात्मन्‌ ! 
मैंने तुमको पहचाना नहीं। तुम्हें क्वोक रटनेकी आवश्यकता नहीं। 
भगवान्‌ तो बस तुम्हारी ही भाषा समझते हैं । में अबतक उपदेशकपनेके 
अममें भटक रहा था। में तो तुम्हारी चरणधूलिको स्पर्श करनेके योग्य 
भी नहीं हूँ | तुम ! तुम महापुरुष हो। अपने चरणोंकी धूलि देकर मुझे 
क्ृतार्थ करो ।” में उन महापुरुषकें चरणस्पर्ण करने जा ही रहा था कि 
मैं आरामकुर्सीसि नीचे गिर पड़ा ओर नींदके साथ वह स्वप्न भी न जाने 


सत्सड्भका प्रसाद २१ 


कहाँ चला गया। यद्यपि वह था तो एक स्वप्न हो, परन्तु मेरे लिए 
जाग्रतूसे अधिक मार्गोपदेशक था। मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि भगवान्‌ने 
मेरे उद्धारके लिए ही यह लीला रची है। मेरा अभिमान मिथ्या था। 
भगवान्‌ नाना रूपोंमें स्वयं सबका उद्धार करते रहे हैं, यह नि३चय होते 
ही मैंने उपदेशका काम छोड़ दिया । लोगोंके उद्धारका ठेका तोड़ दिया 
भगवानने । में तभीसे सवंदा, सवंत्र, सब प्रकारसे भगवत्कृपाका अनुभव 
करता हूँ ओर गंगातटपर विच रता रहता हूँ ।' 


( १४ ) 
जब कई साधु इकठटठे होते हैं तो प्रायः वे अपनी-अपनी यात्राओंके 
अनुभव एक दूसरेकों सुनाया करते हैं। कनखलके संन्यासियोंमें ऐसे 
ही अवसरपर एक विरक्त महात्माके मुखसे मैंने नीचे लिखी बात 
सुनी थी । 


उन्होंने कहा--'एक बार गंगातटपर विचरता हुआ मैं कलकत्ते 
पहुँच गया | मनमें आया चलें शहरमें कुछ खिलवाड़ खेलें | जब में एक 
करोड़पति सेठकी गद्दीमें पहुँचा, तो वहाँके सभी लोग चकित रह गये । 
कहाँ मैं लगोटी लगाये काला-कलूटा भिक्षुक और कहाँ वे सेठ-साहुकार ? 
सेठजीने अपनी आँखें बहीके पन्‍नेपर गड़ा लीं। मैंने पुकारा--'सेठजी !” 
परन्तु सुने कौन ? वे तो हिसाबमें मशगूल हो रहे थे। एक-दो बार 
पुकारमनेपर मुनीमसे कहा-“खजांचीजी, इसे एकाध पेसा दे दो और 
दरबानको कहला दो, आइन्दा ऐसे भिखमंगे अन्दर न आने पावें / मैंने 
कहा--'मुझें पैसा नहीं चाहिए सेठजी ! मेरी बात तो सुनो | परन्तु 
फिर भी सेठजीकी जगह मुनीम ही बोले-- तब क्या गिन्‍नी लेगा ? भाग 
जा यहाँसे, नहीं तो दरबानको बुलाता हूँ।' 


अन्ततः दरबान आया | मेरा गला पकड़कर वह ले जानेवाला ही 
था कि मेंने कहा--'सेठजी, में तो जा रहा हूँ। न मुझे पेसेकी जरूरत है 
और न तो तुम्हारी कोठी ही दखल करनी है। हाँ, एक बात कहे देता 
हँ--एक सालके भीतर तुम्हारी मौत हो जायगी। सिर्फ यही कहनेके 
लिए मैं तुम्हारे पास आया था। अब जाता हूँ। इतना कहकर जो में 
बहाँसे चला तो सेठजीने आकर मेरे पाँव पकड़ लिये। मैं वहाँसे जानेका 
हठ करता और वे ठहरनेका । अन्ततः उन्हें मैंने समझाया- “इस धनको. 


२२ भक्ति-सवंस्व 


अपना मत समझो। यह गरीबोंको बाँटनेके लिए तुम्हें दिया गया है। 
यद्यपि उन्हें अपनी स्थितिमें सन्तुष्ट रहना चाहिए फिर भी तुम अपने 
कत्तंग्पसे विमुख क्‍यों हो रहे हो ?' उन्होंने हाथ जोड़कर मृत्युसे बचनेका 
उपाय पूछा। मैंने उन्हें प्रतदिनग नाम-जप, दान, सेवा और स्वाध्यायका 
नियम दिलाया । 


उन्होंने आगे कहा-- मनुष्य भोगमें इतना रम गया है कि बिना 
भयके साक्षात्‌ दर्शन हुए. अब उसका उनसे छूटना कठिन हो गया है ! 
भगवान्‌ भी शायद युद्ध; महामारी, रोग-शोकद्वारा भय दिखाकर इसे 
मार्गंपर ही लाना चाहते हैं, इतनेपर भी यदि यह मानव प्राणी चेत 
जाता !' 


( १५ ) 

काशीकी बात है। में एक सज्जनके साथ एक प्रतिष्ठित नेताके पास 
गया हुआ था। नेता बड़े यशस्वी और योग्य पुरुष थे। जबतक हम 
उनके पास बेंठे थे, उनकी बार-बार सिर झटक देनेकी आदत बड़े गोरसे 
देखते रहे और उनकी आँख बचाकर मुस्करा भी लेते थे। बात यह थी 
कि उनके सिरपर जो घुघराले रूम्बे-लम्बे काले बाल थे वे बार-बार 
कपोलोंपर आ जाया करते थे और वे उन्हें हटानेकें लिए सिरको जरा 
पीछेकी ओर झटक दिया करते थे। प्रायः पाँच-सात मिनटमें वे एक-दो 
बार ऐसा अवश्य कर लेते । 

जब हम वहाँसे चले तब मेरे साथी कहने लगे--'यदि साधककों 
ऐसी आदत पड़ जाय तो क्‍या कहना ? जब-जब संसारकी चिन्ता 
अपने सिरपर आगे, तब-तब उसे इसी प्रकार झटककर फेंक दे। कितना 

सुन्दर अभ्यास है । में जो मुस्करा रहा था सो यही सव सोचकर | 


मैं सोचने लगा--यदि आदमी शिक्षा लेनेपर उतारू हो तो सभो 
जगह शिक्षा ग्रहण करनेके अवसर हैं। केवल उसके लिए उन्मुखता चाहिए 
दत्तात्रेयजी महाराजके चौबीसों गुरु आज भी तो हमारे सामने घपते 
रहते हैं । जो शिक्षा उन्होंने ग्रहण की थी, वह हम भी ग्रहण करें तो क्या 
दिक्कत है ?' यद्यपि वे मेरे साथी अपने सिरपर बाल नहीं रखते, फिर भी 
वे अपना सिर बार-बार झटकते रहते हैं और हर बार अनुभव करते हैं 
कि मैंने संसारको झटककर फेंक दिया । 


सत्सड्भ का प्रसाद २३ 


( १६ ) 
भगवान्‌की क्पाके सम्बन्धमें सत्सड़् चल रहा था। भक्त लोगोंका 
वहना था कि क्ृपासे ही सब कुछ हो सकता है, पुरुषाथ अथवा साधनकी 
कोई आवश्यकता नहीं है। वाबा अपने आसतपर बेठे मन्द-मन्द मुस्करा 
रहे थे। भक्तोंका रुख देखकर वे एक वार बोले--सत्य ही है। भगवत्‌- 
कृपा तो तत्त्व है। कोई माने या न माने, जाने या न जाने, वह तो सब- 
पंर एकरस है ही। साधक, असाधक सभी उस कृपाके महान समुद्रमें ही 
'बरफकी चट्टानकी तरह डृब-उतरा रहे हैं। सबकी संघटना ही कपामात्रसे 

हुई है ।' फिर चय होकर मुस्कराने लगे । 


एक भक्तने पूछा --'महाराजजी, तब क्या पुरुषार्थका कोई उपयोग 
नहीं है ? वाबाने कहा-- है क्‍यों नहीं ? पुरुषा् भी तो कृपा ही है । 
साधनकी प्रेरणा भी तो कृपाकी ही अभिव्यक्ति है। तुम साधनाको कपासे 
भिन्‍न क्यों मानते हो ? भक्त--फिर साधन न करना भी तो कृपा ही 
हुई । बाबा-'ठीक है। साधन करना और न करना दोनों ही कृपा है, 
इस प्रकारका विव्यास, निश्चय और अनुभव जिसे प्राप्त है वह तो महा- 
साधन-सम्पन्न है ।! भक्त--परन्तु ऐसा विश्वास जिसे प्राप्त नहीं है, जो 
साधनमें संलग्न भी नहीं है, उसे क्या समझा जाय ? बाबा- सत्य तो यह 
है कि उसकी यह स्थिति भी क्रपासे शून्य नहीं है। हमारी क्षुद्र बुद्धि चाहे 
उसे कृपा न समझे, सब क्ृपा-ही-कृपा है।' बाबाकी बात सुनकर सब 
भगवान्‌की अनन्त कृपाका अनुभव करने लगे। 

कुछ समय बाद वाबा स्वयं बोले--'जहाँ अपनी पृथकृताका अनुभव 
है, जहाँ दुःखको छोड़कर सुख पानेकी इच्छा है, वहाँ जीवको अपने धमंका 
पालन करना ही पड़ेगा। जेंसे भगवान्‌का धमं है कृपा, वंसे ही जीवका 
धमं है साधन । वह साधन क्‍या है? भगवत्कृपापर विश्वास | विश्वास 
करना ही पड़ेगा । बिना विश्वासके कृपा होनेपर भी वह बेकार-सी है 
विश्वास करो इतना ही वुम्हारा पुरुषार्थ है। भगवान्‌की कृपा तुम्हें इसके 
लिए प्रेरणा दे रही है। इस प्रकार बाबा कह ही रहे थे कि एक 
आगन्तुकने आकर वावाके सामने साष्टाज्भ दण्डवत्‌ किया । वह आदमी 
बड़ा घबड़ाया हुआ था। मालूम होता था, वह बहुत ही भूखा-प्यासा 
है। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। बाबासे सान्त्वना पाकर वह कहने 
लग[[«- 


२४ भवित-सर्वस्व 


'में एक अत्यन्त पापी जीव हूँ। मैंने जान-बूझकर बहुतोंको दुःख 
दिया है, चोरी की है, हिसा की है, व्यभिचार किया है, झूठ बोलकर 
लोगोंको धोखा दिया है। ऐसा कौन-सा पाप है, जो मैंने न किया हो ? 
अब मेरा हृदय जरू रा । ग्लानिसे मैं मरा जा रहा हूँ। जीवन 
असह्य हो गया है। मेरे, करो, बाबा! मेरी रक्षा करो।' बाबाने 
कहा--'तुम इतना घबराते क्यों हो? अब तो पाप हो गये हैं न? 
तुम्हारे घवड़ानेसे तो अब उनका होना न होना नहीं हो सकता ? तनिक 
शान्‍्त चित्तसे विचार करो | अब तो पाप हो गये । उनके लिए पश्चात्ताप 
कर ही रहे हो। प्रावश्चित्त करो, दण्ड भोगो, नरकमें जाओ। जिस 
वीरतासे पाप किये, उसी वीरतासे उनका फल भी भोगो। घबड़ानेकी 
क्या बात है ? उस नवागन्तुक मनुष्यने कहा--महाराज, मेरे चित्तमें 
न शान्ति है न स्थिरता । सिवा मृत्युके अब मेरे लिए कोई उपाय नहीं 
है। मेरी वीरता न जाने कहाँ चली गयी ? अब तो में धधकती हुई आगे 
जल रहा हूँ ।' बाबा--'तुम घबराओ मत | भगवान्‌की क्ृपापर विश्वास 
करो। उनका नाम लो। उनके प्रति आत्मसमर्पण कर दो। उनके होते 
ही तुम्हारे पाप-ताप शान्‍्त हो जायँगे । विश्वास करो भगवानुकी अहैतुकी 
क्रपापर । वह अब भी तुमपर है और वेसी हो है जेंसी हमपर और किसी- 
पर भी |” नवागन्तुक--प्रभो, मैं जल रहा हूँ। न मुझमें प्रायश्चित्त 
करनेकी शक्ति है और न तो विश्वास करनेकी। मेरी जीभसे नामोच्चारण 
भी नहीं होता । में आत्महीन हूँ। आत्मसमपंण केसे करूँ ? जबतक मेरे 
पाप हैं तत्रतक में कुछ भी करनेमें असमर्थ हूँ ।' 


एक क्षण मोन रहकर बाबाने कहा--अच्छा तुम एक काम करो। 
हाथमें गड्भाजल, कुश ओर अक्षत लेकर अपने सारे पाप मुझे समपित 
कर दो ! में सहष॑ उन्हें स्वीकार करता हूँ। में तुम्हारे सब पापोंका फल 
भोग लंगा। तुम निष्पाप होकर भगवान्‌की शरणमें जाओ, उनकी क्रपापर 
विश्वास करो ।” आश्चर्यंचकित होकर कुछ आश्वस्त-सा वह बोला-- 
बाबा, क्‍या ऐसा भी सम्भव है ? मुझ पापीपर भी कोई ऐसे क्ृप्रालु हो 
सकते हैं जो मेरे पापोंका फछ भोगनेके लिए उन्हें स्वीकार कर लें।' 
बाबा-- इसमें क्या सन्देह है ? तुम्हें भगवान्‌की दयालुतापर सन्देह है 
क्या ? वे हम सबकी माँ हैं । माँ जब अपने बच्चेको गन्दी नालीमें गिरा 
हुआ देखती है, तब उसके स्नान करके आनेकी प्रतीक्षा नहीं करती है। 


सत्सड्भका प्रसाद २५ 


वह तो दौड़कर बिना विचारे ही पहले उसे गोदमें उठा लेती है, फिर 
धोतीसे उसे पोंछती है। गौका बच्चा जेब नालमें जकड़ा हुआ पेदा होता 
है, तब माँ उसकी नालको, उसके गन्दे बन्धनकों अपनी जीभसे चाट 
जाती है, उसके दोषोंको अपना भोग्य बना लेती है। इसोको वत्सला 
गोका वात्सल्य कहते हैं। भगवान्‌का वात्सल्य तो इससे भी अनन्तगुना 
है। वे पापीको और पापोंको भी स्वीकार कर सकते हैं, करते हैं । तुम 
उनके अपने नन्‍हेंसे शिशु हो, उनकी गोदमें हो। तुम विश्वास करो, 
उन्होंने पहले स्वीकार कर लिया है। वे तुम्हारा सिर सूंघ रहे हैं । वे 
तुम्हें पुचकार रहे हैं। अनुभव करो ओर आनन्दमें मुग्ध हो जाओ ।' 

उस समय सभी भक्तों और उस आगन्तुककी आँखोंसे आँसू बह रहे 
थे। सबके शरीर पुरुकित थे, सबके हृदय गद्गद हो रहे थे। बाबाने 
कहा--अब भी तुम्हें शद्भधा हो कि मुझ पापीको भगवान स्वीकार नहीं 
करेंगे तो लाओ, सद्भुल्प कर दो--मैं तुम्हारे पाप स्वीकार करता हूँ ।' 
नवागन्तुकने कहा--'मेरा विश्वास हो गया, बाबा ! भगवान्‌ मेरी 
उपेक्षा नहीं करेंगे। उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया, मेरा दृढ़ विध्वास 
है। अब में कभी उनके चरणोंसे दूर नहीं होऊँगा ।' 

बाबाने भकतोंसे कहा--यही पुरुषार्थंभा उपयोग है जो कि भगवान्‌- 
की बड़ी कपासे होता है। यदि ये मुझे अपने पापका दान देते तो भी 
इन्हें विश्वास करना पड़ता कि बाबाने मेरे पापोंको स्वीकार कर लिया । 
यदि इनके अन्तःकरणमें ऐसी श्रद्धा है, विश्वास है, शक्ति है, तो फिर 
विलम्ब क्‍या है ? भगवान्‌ने तो स्वीकार कर ही रखा है। केवल विश्वास- 
का विलम्ब है। यह विश्वास ही जीवका पुरुषार्थ है। यह पुरुषार्थ क्रपाकी 
एज्हाई साधन है, तो कृपा पुरुषार्थथी अभिव्यक्तिका हेतु है। दोनों 
एक ! 


( १७ ) 

एक बड़े शहरमें एक बड़े प्रतिष्ठित धनी निवास करते थे। उनके 
चित्तमें बड़ा वेराग्य था, भगवान्‌के भजनमें बड़ी रुचि थी। वे सोचते 
रहते थे कि कब वह अवसर मिलेगा, जब सबकी चिन्ता छोड़कर मैं 
भजनमें ही लग जाऊँगा। उनके सत्तान नहों थी। एक भतीजा था, 
जिसके पढ़ाने-लिखानेकी जिम्मेदारों सेठजीपर ही थी। वे उसको योग्य 
बनाकर भजनमें लगना चाहते थे। 

कुछ दिनोंमें पढ़-लिखकर सेठजीका भतीजा योग्य हो गया । सेठजीने 


२६ भक्ति-स्व॑स्व; 


व्यापारका सारा काम-काज उसे सँभला दिया और अपना विचार प्रकट 
किया कि में तो अब ब्रजमें रहकर भगवान्‌का ही भजन करूँगा । भतीजेने 
पूछा--'चाचाजी, इस घरमें, व्यापारमें, रुपयोंमें, भोगोंमें जो आनन्द है, 
भजनमें उससे अधिक आनन्द है क्या ” चाचाजी--'इसमें क्‍या सन्‍्देह है, 
बेटा! हमारा व्यापार, भोग ओर सुख तो अत्यन्त अल्प है। संसारके 
त्रेकालिक सुखोंको ओर मोक्ष-सुखको भी यदि एकत्र करके एक पलड़ेपर रखा 
जाय और दूसरे पलड़ेपर भजनका लेशमात्र सुख रखा जाय, तो भी वह 
लेश-मात्र सुख ही अधिक होगा। और तो अधिक क्या कहूँ, बेटा ! भजनमें 
जो दुःख होता है वह भी संसारके सुखोंसे अच्छा है, श्रेष्ठ है।' भतीजा- 
'चाचाजी ! जब भजनमें इतना सुख है, तब मुझे इस दुःखरूप व्यापारमें 
लगाकर आप अकेले क्यों उस सुखका उपभोग करने जा रहे हैं ? जिसे 
आप दुःख समझते हैं, उसमें मुझे डाल रहे हैं और आप सुखमें जा रहे हैं, 
भरा यह कहाँका न्याय है ? में भी आपके साथ चलेगा ।' चाचाजी-- 
बेटा ! में तो चाहता हूँ कि संसारके सभी लोग भगवातनमें लूग जायेँ। 
मुझे कई बार इस बातका दुःख भी होता है कि लोग ऐसा सुखमय भजन 
छोड़कर प्रपद्चोंमें क्‍यों फँसते हैं? परन्तु संसारका अनुभव किये बिना 
इसके दुःखोंका ज्ञान नहीं होता। तुम अभी नवयुवक हो। तुम कुछ 
दिनोंतक संसारके व्यवहारोंमें रहकर इसके सुख-<दुःखोंको देख लो फिर 
तुम्हारी रुचि हो तो भजनमें लग जाना ।/ भतीजा-आपकी बात हमें 
जँचती नहीं है। में सोचता हूँ कि जिस व्यापार आदिमें लगे रहकर 
आपने अपनी इतनो उम्र बितायी है, उसका अनुभवं आपसे अधिक मुझे 
कब होगा ? जब आपका अनुभव इतना प्रत्यक्ष है, मेरी आँखोंके सामने 
है, तब फिर उसका अनुभव प्राप्त करनेके लिए इतना सुखद भजन छोड़ 
देना कहाँतक उचित है ? इसलिए में भजनके लिए अवश्य चलंगा। आप 
साथ न रखेंगे तो में अकेला ही चला जाऊँगा ।' 


भतीजेका दृढ़ निश्चय देखकर सेठजीको प्रसन्नता हुई। अपनी सारी 
सम्पत्तिका उन्होंने ट्रस्ट बना दिया जिससे दीन-दुखियोंकी सेवा हुआ 
करे । दोनोंने समस्त वस्तुओंका त्याग करके ब्रजकी यात्रा की । रास्तेमें 
चाचाजीने अपने भतीजेसे बात करते हुए कहा--बेटा ! ऐसी बात नहीं 
है कि घरमें भगवानका भजन हो ही नहीं सकता। हो तो सकता है, 
होता है। मेरे सामने संसारंके व्यवहार व्यापारमें बहुत बड़ो कठिनाई 


सत्सड्भका प्रसाद २७ 


थी। आजकल व्यापारकी प्रणाली इतनी कलुषित, इतनी गन्दी हो गयी 
है कि बड़े-बड़े सत्पुरुषोंका व्यवहार भी पूर्णतः शुद्ध नहीं होता । जहाँ 
दूसरोंसे सम्बन्ध रखना पड़ता है, वहाँ कुछ-त-कुछ उनके सम्बन्धोंका 
ध्यान रखना हो पड़ता है। इसलिए कसा ही सज्जन क्यों न हो, व्यव- 
हारके क्षेत्रमें उसे विवश होकर अपराध करना पड़ता है। सम्भव है 
दो-एक इसके अपवाद भी हों । परन्तु है बहुत कठिन | अवश्य ही यह 
व्यापारका दोष नहीं है, किन्तु कलियुगमें ऐसे व्यक्तियोंकी भरमार है। 
इसीसे जो लोग अपने ईमान और सच्चाईकी रक्षा करना चाहते हैं, 
अपने अन्तःकरणको शुद्ध रखना चाहते हैं; वे थोड़े-से-थोड़ा व्यापार करते 
हैं अथवा उससे बिलकुल अलग होकर भजन करने लग जाते हैं। भजन 
ही सव॑स्व है, भजन ही जीवन है। भजनके आनन्दके सामने त्रिलोकी 
तुच्छ है।' 

दोनों ही चाचा और भतीजे ब्रजमें रहकर भजन करने लगे । सत्सड्ढ 
करते, लीला देखते, जप करते, ध्यान करते और ब्रजकी रजमें लोटते । 
दोनों अलग-अलंग विचरण करते, अलग-अलग भिक्षा करते और रातको 
दूर-दूर रहते । कुछ दिनोंके बाद तो सत्सद्भ करते-करते उनकी बुद्धि 
इतनी शुद्ध हो गयी कि एकको दूसरेकी याद ही नहीं रहती । कोई कहीं 
रहकर भजन कर रहा है, तो कोई कहीं । दोनों मस्त थे । 


एक दिन बडी विचित्र घटना घटित हो गयी । सेठजी जप कर रहे 
थे | उनके मनमें बार-बार खीर खानेकी इच्छा होने लगी । एक तो यों 
हो मनुष्यकी इच्छाएँ उसके साथ जुड़ जाती हैं; दूसरे भजनके समयकी 
इच्छा तो कल्पवृक्षके नीचे बेठकर की हुई इच्छाके समान है। भगवान्‌ 
अपने भक्तकी प्रत्येक इच्छा उचित समझकर पूर्ण करते हैं। थोड़-सी ही 
देरमें एक बारह वप॑ंकी सीधी-सादी लड़की वहाँ आयी और से ठजीके 
सामने दूध, चावल ओर चीनी रख गयी । सेठजीको बड़ा आइचयं हुआ । 
वे भगवान्‌की भक्तवत्सलता पर मृग्ध तो हुए, परन्तु उनकी खीर खानेकी 
इच्छा अभी मिटी नहीं थी। उन्होंने आग जलाकर खीर पकाना शुरू 
किया । अब उनके मनमें भतीजेकी याद आने लगी। वे सोचने लगे कि 
यदि वह भी आ जाता तो उसे भी खीर मिल जाती। चाचाके स्मरणका 
भाव भतीजेके चित्तपर पड़ा और वह अपने स्थानसे चलकर सेठजीके पास 
पहुँचा । 


२८ भक्ति-सर्व॑स्व 


भतीजेकी स्थिति बहुत ऊँची थी। उसमें आत्मबल था | तभी तो वह 
एक ही दिनमें अपनी सारी सम्पत्ति छोड़ सका था। खीरकी तैयारी 
देखकर उसने चाचाजीसे सब बात पूछी और उदास हो गया। उसने 
कहा--'चाचाजी, यदि खीर ही खानी थी, तो घर क्यों छोड़ा ? वहीं 
रहकर जो कुछ बनता भजन करते, दूसरोंको खीर-पूड़ी खिलाते और 
खुद भी खाते। जिसको छोड़ दिया उसकी फिर क्या इच्छा ? जिसको 
उगल दिया, उसको फिर खाना--यह तो कुत्तोंका काम है। चाचाजी, 
आपने सनातन गोस्वामीकी बात तो सुनी होगी । इतने विरक्त थे वे कि 
अपने ठाकुरको भी बाजरेकी सूखी रोटी खिलाते थे । एक दिन ठाकुरजीने 
उनसे कहा - भाई ! कम-से-कम नमक तो खिलाया करो। सखी रोटी 
मेरे मुहमें गड़ती है।' भगवान्‌की यह वात सुनकर श्रीसनातन गोस्वामी- 
को बड़ा दुःख हुआ। उन्होंने कहा--मेरे चित्तमें स्वादकी वासना होगी, 
तभी तुम ऐसा कह रहे हो। अन्यथा तुम्हें नमककी क्या आवश्यकता है ?' 
सनातन गोस्वामीजीकी बात स्मरण करके हमें तो अपनी दशापर बड़ा 
दुःख हो रहा है। अभी भोगोंकी आसक्ति हमारे चित्तसे मिटी नहीं। 
इसीसे तरह-तरहके बहाने बनाकर और प्रत्यक्ष भी हम भोग चाहते हैं । 
न जाने भगवान्‌की क्‍या इच्छा है ! भतीजा बोल रहा था ओर सेठजीके 
आँखोंसे आँसू गिर रहे थे। “यह भी भगवत्कृपा ही होगी' इतना कहकर 
वह ध्यान-मग्न हो गया । 

थोड़ी ही देरमें वही लड़को जो खीरका सामान दे गयी थी, आयी । 
वह कहने लगी--बाबा, तुम रोते क्‍यों हो ? अबतक तुमने खीर भी नहीं 
खायी है ? ऐसा क्यों ? क्या मेरा कोई अपराध था? उस लड़कीकी 
मधुर वाणी सुनकर दोनोंने आँखें खोलीं, तो वह लड़की साधारण नहीं, 
ज्योतिमंयी साक्षात्‌ श्रीजी थीं। दोनोंने साष्ठांग दण्डवत्‌ करते-न-करते 
सुना कि श्रीजी कह रही हैं -'यह सब मेरी ही लीला थी। यह ब्रजभूमि 
मेरी भूमि है। यहाँ रहकर तुम करने-न-करनेका अभिमान छोड़ दो। तुम 
कुछ करते नहीं, कर सकते नहीं । सब में करती हुँ । जबतक तुम अपनेकों 
एक भी क्रिया या सद्भुल्पका कर्ता मानोगे, तबतक तुम्हें दुःख होगा। जेसे 
मैं रखूँ वेसे रहो । जो कराती हूँ वैसे करो । तुम मेरे हो ।' 


दण्डवत्‌ करके जब इन दोनोंने आँखें खोलीं, तब वहाँसे श्रोजी 
अन्तर्थान हो चुकी थीं। वे जीवन भर मस्त देखे गये। ७ 


सत्सड्भका प्रसाद २९ 


स्वप्नकी स्मृति 


प्राय: लोग स्वप्नोंको भूल जाया करते हैं। बुर स्वप्न तो जगनेपर 
भी कुछ समयतक याद रहते हैं; परन्तु अच्छे स्वप्न शीघ्र ही विस्मृतिकी 
गोदमें सो जाते हैं। स्वप्नकी तो बात ही कया, जाग्रतुकी भी अधिकांश 
बातें भूल ही जाती हैं। रह जाता है कुछ तो केवल राग-हेपका 
संस्कार। उसमें भी रागकी अपेक्षा द्ेषका अधिक । परन्तु मैंने बहुत 
पहले एक स्वप्न देखा था। वह स्वप्न था जीवनके आदशंका स्वप्न । 
यदि मैं उसे अपने जीवनमें उतार पाता ! परन्तु अबतक तो नहीं उतार 
पाया । उसके लिए जैसी चेष्टा होनी चाहिए थी वेसी चेष्टा थो नहीं हुई । 
फिर भी मैं उसे भूला नहीं हँ। वह मेरी स्मृतिमें वेसे ही नया है। यदि 
मेरा जीवन उसके अनुसार बन गया होता तो आज यह लिखनेका 
अवसर ही न आता। में अपने प्राणनाथ, अपने प्रियतम श्रीकृषष्णकी 
मधुरतम स्मृतिमें तललीन होता। परन्तु मेरी लगनका अभाव ओर मेरी 
शिथिलता मेरे पीछे लगी है। क्‍या करूँ ? बेठे-बेठे उस स्वप्नकी याद 
करूँ ! वह स्वप्न ! हाँ, स्वप्न अत्यन्त मधुर है। उसको स्मृति इस 
भजनहीन जाग्रतृकी अपेक्षा तो बहुत ही सुन्दर है। 


मेंने स्वप्न देखा था--एक ओरसे धीरे-धीरे गम्भीर यमुना बिना 
शब्द किये चुप-चाप आ रही हैं। दूसरी ओरसे भगवती भागीरथी बड़े 
वेगसे हर-हर करती आ रही हैं। दोनोंके बीचमें बड़ा ही सुन्दर एक 
बरगदका वृक्ष है। उसके नीचे भगवान्‌ शिवकी कप्रके समान श्वेतवर्णंकी 
मूर्ति है। मेंने उन्हें श्रद्धाभक्तिके साथ प्रणाम किया। मैं उस समय पन्द्रह 
या सोलह वर्षका लड़का था। वासनाएँ अधिक नहीं हुई थीं। में क्या 
वन्‌ ? किस प्रकार आगेका जीवन बितारऊं ? यही प्रश्न उस समय मनमें 
उठा। में सच्चे हृदयसे भगवान्‌ शंकरकी प्राथेना करने लगा। मेरे मनमें 
न छल था, न कपट. था ओर न दम्भ था। मेरा अन्तस्तल प्रेमसे उमड़ 
पड़ा। आँखोंसे आँसू गिरने लगे। मैंने कहा--'भगवन्‌ ! मुझे मार्ग 


३० भक्ति-सवंस्व 


बताओ | मेरी प्राथंना सुनी गयी। उत्तर मिला--यहाँ तीन नदियाँ 
बह रही हैं। किसी एकका किनारा पकड़कर ऊपरको ओर बढ़ो। 
जिधरसे जल आ। रहा है, उधर बढ़नेपर तुम्हें मागंदशंक मिल जायेंगे |” 
मैंने सोचा--यहाँ दो ही नदियाँ बहती हैं। तीसरी कौन है ? नीले जलकी 
यमुना, मटमेले जलकी गंगा और तीसरीका जल केसा है ? उसी समय 
मुझे अत्यन्त सूक्ष्म प्रणवकी ध्वनि सुनायी पड़ी। झीने-से, रूपरहित-से 
जलका अनुभव हुआ। मानो इडा-पिज्गलाके वीचमें ज्ञानकी धारा 
सुप॒म्ना ही प्रवाहित हो। मझे स्मृति हो आयी-यह तो सरस्वती है। 
इसीके किनारेसे क्यों न चले जायेँ ? ठीक तो है । बस, में चल पड़ा । 
वड़ा सुन्दर मार्ग था। स्थान-स्थानपर सुन्दर-सुन्दर रंगविरंगे कमर 
थे। हंस, परमहंस, सारस आदि विहंग विहार कर रहे थे। तरंगें उठती 
थीं, परन्तु दीखती न थीं। अमृतकी धारा थी, आनन्दका तट था। न 
सूर्य. थे, न चन्द्रमा । मधुमयी रश्मियाँ छिटक रही थीं। कहाँसे आ रही 
थीं, मुझे पता नहीं। बड़ा ही सुन्दर स्फटिकका मार्ग था। केसरकी 
क्यारियाँ दोनों ओर सजायी हुई थीं। कहीं-कहीं धारा बड़ी सक्ष्म, वड़ी 
ही पतली हो जाती थी। परल्तु मैं चला जा रहा था, सीबे मार्गपर | 
भगवान्‌ शिवपर मेरा पूरा विश्वास था। कोई शंका नहीं थी। मैंने 
देखा--एक सज्जन मुझसे आगे जा रहे हैं। मोटे-से, छोटे-से, सरल, 
हँसमुख, आनन्दकी मूर्ति और फुर्तीलि। उनके साथ एक लड़का भी है। 
गोरा-सा, छरहरा-सा, प्रसन्न और अनुगत। मैंने सोचा कि ये मेरे मार्ग- 
दर्शक तो नहीं हैं ? परन्तु जब ये इसी मार्गंसे जा रहे हैं तब पीछे-पीछे 
चलनेमें क्या आपत्ति है? मैं उनके पाससे ही चलने लगा। लडकेने 
पूछा--भगवन्‌, वुन्दावन अभी कितनो दूर है?” उन्होंने कहा--'यहाँसे 
अधिक दूर है ? हमारे मनमें जितनी उत्सुकता होगी उतना ही शीघ्र हम 
वहाँ पहुँच सकेंगे । वहाँक़ा मार्ग प्रेमका, लगनका है, पैरोंसे वहाँ कोई 
नहीं पहुँच सकता । जब ऐसे वृक्ष मार्गमें पड़ने लगें, जिनका मुँह नीचेकी 
ओर हो तंब समझना कि वुन्दावन पास ही है। 
उस लंड़केने पूछा--'भगवन्‌ ! वेन्दावनके वृक्षोंका मुँह न्ींचेकी ओर 
क्यों रहता है ?' उन्होंने कहा-- भाई ! वहाँके वृक्ष साधारण वक्ष थोड़े ही 
हैं। वे-परम प्रेमी हैँ) बड़े-बड़े ऋषि-मुनि और देवता हुनारों वर्ष तपस्थे। 
करके श्रीकृष्णकी कृपासे वुन्दावनक्े वृक्ष होते हैं। उर्नके नीचे भगवान्‌ 


स्वप्नकी स्मृति ३१ 


खेलते हैं, लीला करते हैं, उन्हींको देखनेके लिए वे अपना मुँह नीचे किये 
रहते हैं। उनके एक-एक पत्ते उनकी आँखें हैं। वे अतृप्त नयनोंसे उनकी 
लीलाका स्स लिया करते हैं। श्रीकृष्णणी लीला बड़ी मधुर है, मधुमय है। 
बिना उनकी छ्ृपाके उसमें किसीका प्रवेश नहीं हो सकता । चलो, आज 
तो तुम्हें दलना हो है ।' दोनों आगे बढ़ने लगे। मैं उनके पीछे-पीछे 


चलने लगा। 


कुछ क्षणोंके बाद पुनः उस लड़केने पूछा--'भगवन्‌ ! आपने कौन- 
सी साधना की जिससे भगवान्‌की लीलामें आपका प्रवेश हुआ ? कृपया 
आप इस विषयका अनुभव सुताते चलें तो बड़ा अच्छा हो। भगवान्‌की 
चर्चा भी होती चले, मार्ग भी कटता चले ।' उन्होंने कहा--भाई ! मेरा 
अनुभव ही कया है ? मैंने साधना ही क्या की है ? मेरा कुछ अनुभव है 
भी तो केवल क्ृपाका है, केवल क्षपासे है वास्तवमें सम्पूर्ण जीवों पर, समग्र 
जगतृपर भगवान्‌की अनन्त और अपार कृपाकी अगाध धारा बरस रही 
है । सब डूब-उतरा रहे हैं क्रपाके महान्‌ पारावारमें । परन्तु इसका अनुभव 
भी कृपासे ही होता है। मेरा जीवन कया है ? तुम्हारा जीवन कया है ? 
सबका जीवन क्या है ? उन्हींकी कृपाका एक कण । कृपा नहीं ! सम्पूर्ण 
कृपा । तब मेरी साधना क्या है ? उन्हींकी कृपाका दर्शन । मैंने किस 
प्रकार उनकी क्ृपाका दर्शन किया है, यदि तुम सुनना ही चाहते हो तो 
लो, सुनो ! परन्तु स्मरण रहे, यह सब उनकी कूपा है, में या मेरा कुछ 
नहीं है । 

मेरे एक मित्र थे--बड़े श्रद्धालु, बड़े विश्वासी। वे प्रतिदिन सत्संगमें 
जाते, उपदेश सुनते, भगवान्‌ूका भजन करते | मुझमें न श्रद्धा थी, न 
विश्वास था और न तो मैं भजन ही करता था। वे मुझे बहुत समझाते । 
कहते कि 'देखा, भक्तोंमें कितनी शान्ति है ? संसारके लोग बहुत-से साधन 
और सामग्नियोंक पास रहनेपर भी दुःखी हैं, अशान्त हैं, उद्दिग्न हैं। 
परन्तु सन्त बिना परिश्रमके भी सुखी हैं, शान्त हैं, आनन्दित हैं। उन्हें 
क्रोध नहीं आता, शोक नहीं होता । वे किसींसे भयभीत नहों होते । उनसे 
किसीका अनिष्ट नहीं होता । उनके हृदयमें कभी जलन नहीं होती ।. 
पारमाथिक आनन्दको यदि न मानें तो भी उन्हें कितनी शान्ति है ? 
चलकर देखो तो सही ?” में उनके साथ सत्संगमें जाने लगा । 


श्र भक्ति-सर्व स्व 


सन्‍्तोंपर मेरे मित्रकी स्वाभाविक श्रद्धा थी। परन्तु मेरे हृदयमें वह 
बात न थी। मैं कई बार उनमें दोष भी देखता। बीचमें दो-चार दिन 
जाना छोड़ भी देता | फिर भी उनमें मुझे कोई घसीट ले जाता। श्रद्धाके 
डावॉडोल रहनेपर भी उनके पास जाना ही पड़ता। पता नहीं क्या 
आकषंण था ? देखादेखी कुछ नाम भी मुँहसे निकल जाते। एक दिन 
मेंने एक सन्‍्तसे अपनी अश्रद्धाकी बात कह दी। प्रार्थना की कि 'भगृवन्‌ ! 
कम-से-कम मेरी अश्रद्धा तो दूर कर दीजिये ।” वे हँसने लगे। उन्होंने 
कहा--कुछ भजन करो, भंगवान्‌की कृपासे सब हो जायगा / में राम- 
राम करता हुआ घर लोटा | 


'मुझे ऐसा मालूम होने रूगा कि वे सन्त मेरे साथ हैं। जब मनमें 
अश्रद्धाके भाव उठते तो सामने ही चार-चाँच हाथकी दूरीपर जमीनसे 
कुछ ऊपर हँसते हुए-से वे दिख जाते थे। कभी-कभी मनमें पाप-प्रवृत्ति 
होती तो ऐसा जान पड़ता कि मेरे सिर्पर, गालोंपर तड़ातड़ चपत लगा 
रहे हैं। पापकर्मकी ओर चलता तो वे आकर मेरे सामने खड़े हो जाते, 
कोई-त-कोई रोकनेवाला निमित्त अवश्य आ जाता। मेरे मनमें श्रद्धाका 
स्ंचार हो गया। क्रियात्मक पाप तो स्वथा छूट ही गये । मैं नाम-जप 
करने लगा। उस समय मनपें बड़ा उत्साह था। जैसे बुद्धिमान और 
अध्ययनशील विद्यार्थी सोचता है कि अब सम्पूर्ण शास्त्रोंको में समाप्त कर 
डालंगा, वेसे ही में भी सोचता कि एक-न-एक दिन में समस्त सीड़ियोंको 
पार करके भगवानके पास पहुँच जाऊँगा। मा चाहे जितना रुम्बां-हो, 
में अवश्य--अवश्य अन्त करके छोड़ गा। में साहस, उत्साह, उद्यम और 
दक्तिके साथ अपने मागंपर चलने लगा। हे 


“इस ( उत्साहमयी ) अवस्थाके बाद मुझे उन सनन्‍्तके दर्शन कम 
होने लगे । वे रहते तो मेरे पास ही थे, परन्तु न जाने क्‍यों विषयोंसे 
युद्ध करते समय अब पहलेकी भाँति वे नहीं दिखते थे। शायद इसलिए 
कि में विषयोंसे लड़कर अपनी शक्तियोंका विकास करूँ, उन्हें जाल 
और उनका विस्तार करू। शायद इसलिए कि में असहाय अवस्थामें 
भगवान्‌की कृपा, सहायता ओर शक्तिका अनुभव करूँ। बात चाहे जो 
रही हो, अब वे प्रकट रूपसे मेरी सहायता नहीं करते थे। कभी-कभी 
भगवान्‌के स्मरणसे मेरी वृत्तियाँ घनी हो जातीं, कभी विषयोंके स्मरणसे 


स्वप्नकी स्मति शेरे 


तरल, शिथिल और कमजोर। इस प्रकारकी कुछ दिनोंतक मेरी यही 
( घनतरला ) अवस्था रहो । 


'विषयोंके सामने आनेपर मन खिंचने-सा लगता। मैं दूसरी ओर 
लगाना चाहता तो भी नहीं लगता। मैंते सोचा--विषयोंका सामने आना 
ही सबसे बड़ा रोग है। यदि ऐसे स्थानमें रहूँ, जहाँ ये संसारके सुन्दर- 
सुन्दर विषय पहुँच ही न पावें तो फिर इनसे खिंचनेका प्रइन हल हो जाय। 
न रहे बाँस, न बजे बाँसुरी । परल्तु दुसरे ही क्षण दूसरे प्रकारके विचार 
मनमें आते । सोचने लगता--'घर-द्वार छोड़कर वनमें गया और यदि 
वहाँ भी भोजन-वस्त्रकी चिन्ता सताने लगी तो क्या होगा ? यदि भजन 
ही करना है तो यहीं क्यों नहीं किया जाव ? इस प्रकार अनेक संकल्प- 
विकल्प उठते । इस चशञ्वल ( व्यूढ-विकल्पा ) मनोवृत्तिसे घबड़ाकर मेने 
उन सन्‍्तकी शरण ली। उन्होंने कहा--'अभी तुम संन्‍्यासके अधिकार। 
नहीं हो | विषयोंके वद्ा हो जानेवाला या उनसे युद्ध करनेवाला संन्यास- 
-सार्गमें प्रवेश करने योग्य नहीं है। जिसने विषयोंपर पूर्णतः विजय प्राप्त 
कर ली है, वही संन्यासकी ओर कदम बढ़ा सकता है। तुम भजनके लिए 

अलग एक स्थान बना लो। भजन करो, विषयोंपर विजय प्राप्त करो | 
में एकान्तर्के एक कमरेमें भजन करने लगा। 


“विषयोंक साथ संग्राम करनेका अवसर तो अब आया। जब एकान्त- 
में बैठता तब नाना प्रकारके विषय आकर सामने नाचने लगते । उनके 
भोगोंकी कल्पना होती । भोग करनेके अनेक बहाने सुझते--कभी-क्रभी 
मेरा मन उनके प्रवाहमें बह जाता। में प्रातःकालसे हो उनको दूर 
करनेके लिए सचेष्ट रहता। निद्रा टूटते ही भगवानसे प्राथंना करता और 
आतं स्वरसे स्तुति करता। बहुतसे दिन ऐसे भी आते, जब विषथोंका 
चिन्तन कम, भगवान्‌का स्मरण अधिक होता | किसी-किसी दिन विक्षेप 
बिलकुल नहीं रहता। परन्तु सब दिन एक सरीखे नहीं बीतते थे। कभी 
मेरी जीत और कभी विषयाभिमुख मनकी जीत । इस प्रकार यह 
( विषयसंगरा ) मनोवृत्ति कुछ दिनोंके लिए चलती रही । मैं इस विषय 
परिस्थितिको हटानेके लिए रो-रोकर भगवान्‌से कहा करता था। 


“भगवान्‌ बड़े दयालु हैं। उन्हें कोई सच्चे हृदयसे ' के और वे न 
सुनें, ऐसा न कभी हुआ है और न तो कभी हो ही सकता है । उन्होंने मेरे 


५-3. : भक्ति-सर्वस्व 


॥ 


अन्दर शक्तिका, बलका संचार कर दिया। मेरा मन मेरे अधीन जान 
पड़ने लगा । दोषोंकी ओरसे स्वभावतः उदासीन हो गया। दोषों या 
विषयोंके चिन्तनका निमित्त उपस्थित होनेपर उनकी ओरसे विमुख हो 
जाता । परन्तु अब भी मेरे अन्दर एक बहुत बड़ा दोष था । मैं नियम तो 
बहुत-सा बनाता; परन्तु उसका पालन ठीक न होता । प्रति दिन एक 
लाख नामजप करनेका नियम बनाया। परन्तु कभी-कभी पूरा होनेमें कुछ 
कसर रह जाती। दो घंटे ध्यानका समय किया, फिर भी उतने समयतक 
ध्यान न कर सका। करता भगवानका ही काम; परन्तु ध्यानके समय जप, 
जपके समय स्वाध्याय और स्वाध्यायके समय पूजा। इस प्रकार नियमोंके 
पालनमें मेरी मनोवृत्तियाँ असमर्थ रहने लगीं। में प्राथंना करता-- 
हे प्रभु! इस ( नियमाक्षमा ) वृत्तिको नष्ट कर दो। निश्चय करता 
कि आजसे ऐसा न होने दूँगा । परन्तु हो ही जाता। भगवान्‌की अपार 
कृपासे कुछ दिनोंमें नियमोंका पालन भी होने छूग गया । 


“जब भगवान्‌की क्ृपासे भजन होने लगा तब मेरे सामने प्रलोभनकी 
भीड़ लग गयी। संसारकी सुन्दर-सुन्दर वस्तुएँ मेरे पास आने लगीं। कोई 
मेरे सामने रुपये रख जाता; कोई माला-फूल आदिसे, चन्दनसे पूजा करने 
आता, कोई स्तुति, प्रशंसा करता और घूम-घूमकर मेरी महिमा गाता। 
कभी-कभी मनको ये सब अच्छे भी लगते । पहले कोई गाली देता, निनन्‍्दा 
करता था तो उस ओर दृष्टि ही नहीं जाती थी। अब उसका ख्याल होने 
लगता था । किसीसे कहता नहीं था तो केवल इसलिए कि जब इतने लोग 
मेरी महिमा गाते हैं तो एक-दोकी की हुई निन्‍्दाका क्या मूल्य है ? परन्तु 
मैं सचेत हो गया। बहुत दितों तक उन तरंगोंमें नहीं बहा । मैंने वाह्म 
जगत्‌से आँखें बन्द कर लीं, उस स्थानसे हट गया ।' 


“अब मुझे देवताओंके दर्शन होने लगे। कोई आकर कहता “चलो 
तुम्हें स्‍्वंगंका उत्तम सुख प्राप्त होगा ।। कोई कहता--त तुम्हें ब्रह्मलोक 
मिलेगा । उससे उत्तम कोई लोक नहीं । महाप्रलयपय॑न्त सुख भोगना 

“फिर ब्रह्माके साथ मुक्त हो ,जाना ।” कोई कहता--ैं तुम्हें तत्त्वज्ञानका 
उपदेश करता हूँ। तुम अभी कैवल्यमुक्ति प्राप्त कर लो, अभी जीवन्मुक्त 
हो जाओगे / मेरे मनमें मुक्तिका महत्त्व आता, ब्रह्मलोकका मंहत्त्व आता 
और कभी-कभी सोचता क्यों न इसे स्वीकार कर लिया जाय । 


स्वप्न की स्मृति ३५ 


अपरिमित कालतक ब्रह्मलोकका सुख और फिर मुक्ति। इससे बढ़कर 
और क्या होगा ? इस ( तरद्भ रज्िणी ) मनोवृत्तिमें में बहते-बहते बचा । 

बात यह थी कि मेरे भजनका नियम पूर्वंबत्‌ चल रहा था। कभी 
एक दिनके लिए भी उसमें किसी प्रकारका व्यवधान नहीं पड़ा। जब मेरी 
मनोवृत्ति ब्रह्मलोक या मुक्तिकी ओर झुकती तब मुझे ऐसा मालूम होता, 
मानो नन्‍हें-से श्री कृष्ण मेरे कन्धोंपर बैठकर मेरे बाऊ खींच रहे हैं, मेरे 
गालोंपर चपत लगा रहे हैँं। कभी ऐसा जान पड़ता कि वे मेरी गोदमें 
बेठे हुए हैं और रो-रोकर कह रहे हैं कि तुम मुझे छोड़कर ब्रह्मलोक या 
मुक्ति क्‍यों चाहते हो ? मैं उनका कोमल स्पर्श अनुभव करता । उनके 
मुखकी विवर्णता अनुभव करता ! उनकी आँखोंमें जब मैं आँसू देखता तो 
मेरा कलेजा फटने लगता। मेरा हृदय हहर उंछ्ता, विहर उठता, सिहर 
उठता। मैं प्यारसे उन्हें अपने हृदयसे सटा लेता और कहता-- प्यारे 
कृष्ण ! में तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। मैं तुम्हारा प्यार करूँगा, 
दुलार करूँगा। तुम्हारे लिए मरूँगा, तुम्हारे लिए जीऊँगा। तुम्हारे 
अतिरिक्त मेरा कोई नहीं ।” वे मुस्कराकर मेरे हृदयसे चिपक जाते और 
कहते-- हाँ, में तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँगा । अपने पास रखंगा। तुमसे 
खेलंगा, तुमसे हँसूँगा, तुमसे बोलंगा।' में अपने प्राण-प्यारे कन्हैयाकी 
बात, वह तोतली बोली सुनकर निहाढ हो जाता । मैं एक-दो मुक्ति 
नहीं, अनन्त मुक्तियोंको उनके चरणोंपर न्य|छावर कर देता । 

'मैं चलते-फिरते, उठते-बेठते सवंत्र, सर्वदा उनको सन्निधिका अनुभव 
करता। जो वस्तु मेरे सामने आतो उसीके हृदयमें बेठे हुए वे दीख जाते। 
उसके हृदयमें ही नहीं, ऐसा जान।पड़ंता कि उसका रूप बनाकर भी वही 
आये हैं। किसीसे मिलनेमें, किसी भी परिस्थितिका सामना करनेमें मुझे 
झिझक नहीं होती थी । झिझक तो तब होती जब वहां श्रीकृष्ण नहीं होते । 
श्रीकष्णसे क्या संकोच ? में हर जगह, हर हाढ़तमे उनकी अनूप रूप- 
माधुरीका पान करके मस्त रहता। कभी वे बाँसूरी बजाते और मैं नाचता। 
कर्भी मैं ताली बजाता और वे | ठुमुक ठुमुककर नाचते। कभी पीछेसे 
आकर मेरी आँखें बन्द कर लेते , कभी वे छिप जाते, मे ढूँढ़ते ढूँढ़ते 
खेलकी बात भूल जाता ओर उन्हे सचमुच अपनेसे अलग मानकर, 
पानेके लिए छटपटाने लगता, रोने लगता तब वे हँसते हुए मेरे पास 
आ जाते ।' ्िः 


३६ भक्ति-सवंस्व. 


उन्होंने उस लड़कंसे कहा--वास्तवमें भगवान्‌ हमारे साथ आँख- 
मिचोनी खेल रहे हैं। वे कहीं गये थोड़े ही हैं । यहीं कहीं छिप्रे होंगे । बहु- 
रूपिये हैं न, देखो, केसे-केसे रूप बनाकर हमें छका रहे हैं । में जानता हूँ 
उनका छलछन्द । मैं पहचानता हूँ उनके सब रूपोंको | मुश्नसे छिकर 
वे कहाँ जायेंगे ? जो लोग इस क्रीड़ाका, खेठका, रमणक्रा रहस्व नहीं 
जानते, वे इन वस्तुओंको उनसे भिन्न होकर भटका करते हैं, अथवा 
उनके लिए रोया करते हैं | जो रोते हैं वे पा जाते हैं, जो नहीं रोते वे 
भटकते हैं। पानेवाले क्रोड़ाका रहस्य भी जात जाते हैं। देखो, उस 
अजब खिलाड़ीका खेल [ खुद ही खेड, खुद ही खिलाड़ी और देखनेवाला 
भी अपने आप ही । यही तो उसकी लीला है । 

'हाँ, तो अब वुन्दावन आगवा। चलो तुम, भगवानुकी लीला देखो। 
हम लोगोंके पोछे एक और लड़का आ रहा है। भब्र वह इससे आगे नहीं 
जा सकता | ठहरो, उसे समझाकर लौटा दें तब आगे चलें । यह सब 
बातें मेंने उसीके लिए कही है। वह यदि इनके अनुसार अपना जीवन 
बना सकेगा तो उसका भी भगवान्‌क्रों छीलामें प्रवेश हो सकेगा ।' 

वे दोनों ठहर गये । में पास चला गया। उन्होंने मुझसे कहा--भैया, 
यह भगवान्‌का लीला-लोक है। यहाँ सबका प्रवेश नहीं है। जो लोग 
स्थूठ दरीरमें आसक्त हैं जिनका मन कलुषित है, जिनके हृदयमें प्रेम- 
भवित नहीं है, वे यहाँ नहीं आ सकते । यहाँ केवल वे ही आ सकते हैं, 
जिन्होंने कल॒ुषित मन और कलृषित शरीरका चोला त्याग दिया है। 
इसका उपाय है--भजन, एकमात्र भजन । जाओ, प्रेमसे भ्नन करो और 
प्रेमके मार्गमें आगे बढ़ो ।' 

में कुछ और कहनेवाला था। परन्तु उसी समथ, आरतोकी घण्टी 
बज उठी। मेरी नींद टूट गयी और मेंने देखा कि पाँच ,ब॑जनेपें अब कुछ हो 
देर है वह एक स्वप्न था। मेरे भविष्य जीवनके लिए एक आदेश था। 
उसी पर मेरी सफलता निर्भर करती थी। गाज मैंने कुछ न किया। 
अपने सिरपरसे दोषोंकी गठरी न उतारी । ज्ञाज भी मुझे वह स्वप्न 
याद है और मैं निर त्यपूर्वक कहता हूँ कि मेरा वह श्वप्न इस जाग्रतृकी 
अपेक्षा बहुत अच्छा था। यदि में जीव्रनभर यह स्वप्न ही देखता रहता। 
परन्तु मेरा भाग्य इतना अच्छा कहाँ ? यदि उस स्वप्नकी स्मृति बनी रहे 
तो भी बड़ा सुख हो । क्या ऐसा हो सकेगा ? हाँ! स्वप्नकी स्मृति, 
स्वप्नके पदार्थोकी स्मृति ? ना, ना, श्रीकृष्णकी स्मृति ! ७ 


स्वप्नकी स्मृति ३७ 


भक्तोंके दूस भाव 


सम्मानबहुमानप्रीतिविरहेतर विचिकित्सा महिमस्यातितदर्थप्राण- 
स्थानतवदीयतासर्बतख्धवाप्रातिकुल्या दीनि च स्मरणेम्यो बाहुलयात्‌ ॥ 
( शां० भ० सू० ४४ ) 
स्‍्तान-सन्ध्याके पश्चात्‌ अपनी कुटीरके किवाड़ बन्द करके अकेले 
ही बेठा हुआ था। पहले तो चेष्टा यही थी कि संसारकी बातें मनमें न 
आयें, केवल भगवानुका ही स्मरण हो। परन्तु मनीराम कब मानने 
लगे । इन्होंने अपनी उछह-कूद शुरू की । बिना मतलबकी, व्यथंकी बातें 
दिमागमें आने लगीं। फिर शाण्डिल्यका उपर्युक्त सूत्र याद आया ओर 
उसीपर कुछ विचार करने लगा। मनकी दौड़ती हुई वृत्तियोंके साथ 
उसका कुछ मेल था, ऐसा जान पड़ता है। इसी कारण मेरा मन तदनु- 
रूप बदलता गया। मनके साथ वे दृश्य भी बदल रहे हैं। इसीसे बाहरी 
बातें भूलती गयीं और में अधिकाधिक उन दृश्योंक साथ तल्लीन होता 
गया । मैं मानो एक दूसरे लोकमें चला गया । वहाँ जो कुछ देखा उसकी 
एक धृधली स्मृति अब भी है। वह है तो स्वप्नकी ही भाँति परल्तु 
जाग्रत्‌की अपेक्षा अधिक सुन्दर है। यदि उस लोकमें मुझे अनन्त-कालतक 
रहना पड़े तो भी में अतृप्त ही रहूँ। हाँ ! तो उसके एक अस्पष्ट छाया- 
चित्रके दर्शनकी पुनः चेष्टा की जाय । ह 
हाँ तो भगवान्‌का सम्मान केसे किया जाय ? अपनेको शिष्टाचारका 
तो कुछ पता नहीं । जिनके घर भगवान्‌ आते हों वे ही सम्मानका रहस्य 
समझ सकते हैं। तब हमें सम्मानकी क्या पड़ी है ? सम्भव है कभी 
आजायेँ। अजी ! वे हमारे-जेसे पामरके घर क्यों आने लगे ? नहीं-नहीं 
वे बड़े दयाल हैं। कभी आ सकते हैं, अवश्य आयेंगे । शायद आते भी 
हों। तब सम्मान करना सीखना चाहिए, न जाने किस रूपमें वे आ 
जायेँ ? फिर सीखें किससे ? अजुन, हाँ, अर्जुनसे तो सम्मानका पाठ पढ़ा 
जा सकता है। वह सवंदा उनके साथ ही रहते हैं । दो घड़ीके लिए कोई 
आजाय तब तो शिष्टाचारका निर्वाह किया जा सकता है। बहुत दिंनों- 
तक एक साथ रहनेसे अनादर होने लूगता है, परन्तु अर्जूनने साथ रहकर 
भी सम्मानमें त्रुटि नहीं की अन्‍्तमें क्षमा भी माँगी कि कहीं अनजानमें 
अपराध न बन गया हो। अर्जुन अपने महलमें बेढे हों, किसी काममें 


३८ भक्ति-सवंस्व 


तल्लोन हों, जहाँ मालूम हुआ कि श्रीकृष्ण आ रहे हैं, बस फ़िर क्या 
था ? उठ पड़े। अरे यह क्या ? उनकी अग॒वानी करनेके लिए झ्पटे 
जा रहे हैं । बस, फिर कितनी प्रसन्नता है, कितना उल्लास है, रोम-रोम 
खिल उठा है। अच्छा, चरणोंमें गिरते-गिरते भगवान्‌ने हृदयसे छगा 
लिया । अहा, कितना आनन्द है। परन्तु अर्जुन तो संकोचसे अपने आपकें 
ही सिकुड़े जा रहे हैं। अन्ततः चरणस्पर्श कर ही लिया | अज्ञलि बाँधकर 
वगलसे कितनी नम्रताके साथ लिवाये जा रहे हैं। सोनेकी चौकीपर 
वेठाकर पैर धो रहे हैं। अहा ! भगवान्‌के लाल-लाल सुकुमार तलवे 
कितने सुन्दर हैं? अपनी ही अँगोछीसे पोंछ रहे हैं । चेहरेपर प्रेमकी 
मस्ती झलक रही है। रत्नजटित सिहासनपर बैठाकर जलूपान, इलायची 
आदिका प्रबन्ध कर रहे हैं। एक ओर खड़े होकर चँवर डुला रहे हैं । 
उनके रोम-रोम आज्ञाकी प्रतीक्षापें खड़े हैं! उनका हृदय भगवान्‌की 
भक्तवत्सलता देखकर पिघला जा रहा है। आँखें एकटक चरणोंपर लगी 
हैं । अर्जुन ! धन्य हो तुम्हारा भगवत्प्रेम धन्य है । 

उहँ ! मन न जाने कहाँ-सेकहाँ चला आया । भगवानुका सम्मान 
तो वे ही लोग कर सकते हैं, जिन भाग्यवानोंपर कृपा करके उन्होंने 
अपनेको प्रकट कर दिया है; जो उनकी अनूप रूपमाधुरीके रसिक हैं 
या जो उनके मधुर स्परशंके अनुभवसे कृतकृत्य होते रहते हैं। हम उनका 
सम्मान क्या कर सकते हैं ? पर ऐसे भक्त भी कई हैं, जो भगवानके 
सामने न रहनेपर भी उतका सम्मान करते रहते हैं । हाँ, भक्तराज 
इक्षवाक्ु ! इक्ष्वाकु तो भगवान्‌के बहुमानमें ही मंग्न रहते थे। उनका 
हृदय कितना शुद्ध था ! अहा ! सड़कसे टहलते हुए जा' रहे हैं । परन्तु 
उनको आँखें सुदूर चरते हुए एक काले हिरनपर लगी हैं। यह कृष्ण- 
सार है। अहा ! कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण, कितना मधुर नाम है! मेरे 
कृष्ण ! आओ, आओ, एक बार प्रेममरी चितवनसे मेरी ओर देखकर 


धीरेसे मुस्करा दो। कहाँ, तालाबमें पानी पीने जा रहे हो ? नहीं, मेरे 
हाथसे पानी पी लो। न मातोगे ? अच्छा, चलो तुम्हारे साथ में भी चले । 


आह ! कितना सुन्दर तालाब है। कमल खिले हुए हैं। कमल, कमल, 
आह ! कमलनयन ! प्रभो ! कहाँ छिपे हो ! आकाश, आकाशमें हो ? 
अवद्य तुम्हारा साँवरा सलोना दरौर नीले आकाशर्में चमक रहा है। 
अरे, क्या तुम प्रकट हो गये ? मेघश्याम ! इसे मेघ कौन कहता है ? तुम 
आकाशझमें प्रकट होकर ललचा रहे हो। आओ, मेरे पास आ जाओ ' 


भकक्‍्सेके दस भाव ३९ 


मेरा गला रुँघा जा रहा है। अब चेतना नष्ट-सी हो रही है। श्याम- 
सुन्दर ! प्राणवल्लभ ! हा नाथ ! 
भक्तराज इक्ष्वाकु जमीनपर क्या गिरे, में हो उस लोकसे गिर गया। 
ऐसा सौभाग्य किसका है ? इस प्रकार भगवान्‌का सर्वत्र सम्मान कौन 
कर सकता है ? तामदेव सरीखे बिरले ही महात्मा होते हैं, जो रोटी ले 
जानेवाले कुत्तेको भी भगवान्‌ समझकर उन्हें घी खिलाने दौड़ पड़ते हैं । 
अरे, महाप्रभु चेतन्यदेव तो समुद्रकी नीलिमा देखकर अपने नीलोज्ज्वल- 
प्रकाश श्यामसुन्दरकी स्मृतिमें इस प्रकार तनन्‍्मय हो गये कि कूद ही 
पड़े। उनके हृदयमें कितनी प्रीति थी ! हाँ, प्रीति। बिना प्रीतिके ऐसे 
भाव नहीं हो सकते । तब प्रीतिकी राजधानीमें कैसे प्रवेश हो ? बड़ी 
जटिल समस्या है। विदुरकी प्रीति, हाँ, विदुरकी प्रीति तो अपूर्व ही है। 
विदुरानी स्नान कर रही थीं। एक साड़ी शरीरमें लपेटकर आ गयीं । 
एक मामूडी-सा आसन रख दिया। अध्य॑-पाद्य, स्वागत-सत्कार और पैर 
धोना तो भूल ही गयीं। लगीं केले खिलाने! उनकी आँखें लग गयीं 
श्रीकृष्णकी सान्दयंराशिमें। मन थक गया प्रेमामृतकी धारामें स्नान 
करके | हाँ, उनके हाथ अवश्य ही लगातार केलोंके छीलनेमें व्यस्त हो 
रहे हैं। श्रीकृष्ण, श्रीकृष्ण तो बिना देखे ही महमें डालते जा रहे हैं। 
विदुरानी ! क्या तुम पगलो हो रही हो ? नहीं-तहीं, पागल तो श्रीकृष्ण 
ही हो रहे हैं। वे विदुरानीकी प्रीतिधारामें स्वयं बहे जा रहे हैं। पता 
नहीं कि मैं केला खा रहा हूँ या उसके छिलके । ठीक है, अब विदुरजी 
आ गये । ये अवश्य रोक देंगे। परन्तु अरे, ये, ये तो चुपचाप खड़े हैं । 
क्यों विदुरजी ! आप मना क्‍यों नहीं करते ? अरे, आपकी आँखोंसे आँसू 
बह रहे हैं। क्‍यों ? भगवान्‌की भक्तवत्सलता देखकर मुग्ध हो गये क्या ? 
मेंरी बात सुनते भी नहीं ॥ अच्छा ? आपकी चेतना लुप्त होती जा रही 
है ? नहीं-तहीं, गिरिये मत । में पकड़ लेता हूँ । 
में विदुरंजीको गिरनेसे बचाने दौड़ा, परन्तु दोड़ते ही विदुरजी लापता 
हो गये । कसी प्रीति है ? कंया कभी हम भी ऐसी प्रीति प्राप्त कर सकेंगे ? 
प्रीति अर्थात्‌ भणवान्‌के सान्निध्यमें ही तुप्ति। परन्तु उनका सान्निध्य हो 
केसे ? हम उनके विरहका अनुभव ही कब करते हैं ? क्या हमारे हृदयमें 
उनके लिए सच्ची कुटपटो है ? नहीं, हमारा मन तो विषयलोलुप है । 
अनेक प्रकारके उसमें विकार भरे हैं । विरह, सच्चा विरह प्राप्त हो जाय 
तो भगवान्‌ दूर ही क्यों रहें? विरहकी मूर्ति गोपियां, हाँ, गोपियोंके 


४० भक्ति-स्वंस्व 


पाससे भगवान्‌ जाकर भी न गये । उनके सच्चे विरहने उन्हें रोक लिया 
अक्ररने दोनों भाइयोंको रथपर बेठा लिया। माँकी हिचकी बाँध रही है, 
परन्तु पतिदेवकी आज्ञा और कन्हैयाके हठके कारण वे बोल नहीं सकतीं । 
ननन्‍्दबाबा और ग्वालबाल तो साथ जानेकी तंयारीमें ही लगे हैं। तेयार 
होकर जानेके लिए खड़े हैं। परन्तु गोपियाँ, आह ! गोपियाँ न तो जा 
सकती हैं और न रह ही सकती हैं। क्या करें ? उनके प्राण तड़फड़ा रहे 
हैं। वे लोक-लाज और गुरुजनोंकी परवाह छोड़कर दौड़ी आ रही हैं । 
उन्हें रोकनेवाला भी तो कोई नहीं है । यदि हो भी तो कोई क्या रोक 
सकता है ? हाँ, तो आगयीं, घोड़ोंकी बाग पकड़ ली, रथको रोक लिया, 
कई अनजानमें ही म॒च्छित होकर सामने ही गिर पड़ीं और अब रथ नहीं 
चल सकता । परन्तु जब गोपियोंकी यह विरह॒दशा देखकर रथ नहीं चल 
सकता तो भरा कृष्ण क्या जायँगे ? यह लो देखो, गोपियोंसे कह रहे 
हैं--'गोपियो ! तुम क्यों घब्ड़ा रही हो। भला मैं तुम लोगोंको छोड़कर 
कभी जा सकता हूँ ? दुष्टोंका दमन तो मेरे अवतारका गौण प्रयोजन है। 
मैं तुम्हारे पास रहँगा । मेरा एक प्रकाश मथुरा जायगा और वहाँका 
काय॑ पूरा होगा । हाँ, श्रीकृष्ण सभी गोपियोंके साथ अलग-अलग जा रहे 
हैं, उनके घरकी ओर । और अक्रूरका रथ मथुराकी ओर चला । 

अरे, में तो रथकी घरघराहटसे घबराहटमें पड़ गया। भगवान्‌ 
कितने भक्तवत्सल हैं ! अपने सच्चे प्रेमियोंकोी कभी एक क्षणके लिए भी 
नहीं छोड़ते, अपने विरहके कारण किसीको दु:खी नहीं देख सकते । परन्तु 
उनका विरह केसे प्राप्त हो ? हमारा काम तो अभी उनके बिना भी चल 
रहा है | प्रत्युत हम उनके बिना भी दूसरी वस्तुओंमें सुख मानते हैं । 
विरह तो तभी प्राप्त हो सकता है, जब उनके अतिरिक्त समस्त दूसरी 
वस्तुओंकी इच्छा न रहे । इसीका नाम इतरविचिकित्सा है। वह दिन 
कब होगा जब हमारे जीवनमें यह प्रतिष्ठित हो जायगी ? आह ! उस 
भाग्यवान्‌ उपमन्युके जीवनमें कितनी निष्ठा थी! वह शंकरके दर्शनके 
लिए तपस्या कर रहे थे। स्वयं शंकर ही उनकी तपस्यासे प्रसन्‍न होकर 
संसारमें उनकी इशष्टनिष्ठा प्रकट करनेके लिए इन्द्रके वेषमें ऐरावतपर. 
सवार होकर पधारे। उन्होंने बड़ा फ़ुसलाया, प्रलोभन दिया, परन्तु 
उपमन्युने बड़ी दृढ़ताके साथ कहा--इन्द्र ! में शंकरकी आज्ञासे कीड़ा और 
पतंगा होनेके लिए तैयार हूँ, परन्तु तुम्हारे दिये हुए त्रेलोक्यके राज्यको भी 
नहीं लेना चाहता ।' कितने जोरदार शब्द हैं ? बार-बार स्मरण करूँ-- 


भक्‍्तोंके दस भाव ४१ 


अपि कीटः पतड्भी वा भवेयं शड्भूराज्ञया । 
न तु शक्र त्वया दत्त अेलोक्यमपि कामये ॥ 
शंकर भी कितने दयाल हैं! इनका नाम ही ओऔढरदानी है। आशु- 
तोष ! शंकर ! यह क्या ? तुम इन्द्रसे शंकरके रूपमें प्रकट हो गये । 
ऐरावतमे बैल वन गया । अपने भक्तको पुचकारकर वर माँगनेकी प्रेरणा 
कर रहे हो । नहीं-नहों उपमन्यु तो तुम्हारे चरणोंमें ही रहेगा । यह 
प्रलोभनमें थोड़े ही आ सकता है। उपमन्यु ! आज तुमने शिवको प्राप्त 
कर लिया है| देखो, शिवने सर्वंदाके लिए तुम्हें अपना बना लिया है। 
अब तुम शान्ति-सुखके साथ उनके प्रेममें छके रहो । 


शंकरके प्रस्थान करते हो में भी इस लोकमें पहुँच आया, परन्तु 
उपमन्युकी निष्ठा अभी प्रत्यक्ष-सी दीख रही है। क्या कभी ऐसी दृढ़ 
निष्ठा हमें भी मिलेगी । अपनी ओर देखनेपर तो विश्वास नहीं होता । 
वे ही प्रभु कृपा करके अपना लें तो हो सकता है। उनकी कपा अपार है, 
उनकी महिमा अनन्त है। हाँ, उनकी महिमा भी विलक्षण ही है। जिसे 
उसका चसका लग गया फिर वह उसे छोड ही नहीं सकता । शेपनाग 
हजारों मुखसे गायन करते रहते हैं, देवाषि नारदकी वीणा उसी मधुर 
स्वरके आलापमें संलग्न रहती है, व्यासके निरन्तर कीत॑नका अन्त ही नहीं 
और शुकदेव तो निर्गुण समाधितकका त्याग करके इसीका रसास्वादन 
करते रहते हैं। एक ओर पापी लोग नरकमें पड़े कराहते रहते हैं | दूसरी 
ओर भागवतके तत्त्ववेत्ता धमंराज उनके पास जा-जाकर उन्हें भगवान्‌की 
महिमा सुनाया करते हैं । जहाँ भगवानुकी महिमाका वर्णन होता है बहाँ 
वे स्वयं उपस्थित रहते हैं। तब तो हमें भी उनकी महिमख्यातिमें लूग 
जाना.चाहिए | हम तो कुछ जानते नहीं, केसे करें ? जानते नहीं तो 
बया हुआ ? जो प्राचीन ऋषियोंने किया है, उसे ही पढ़ें, उसीका 
स्वाध्याय करें, जो नहों पढ़ सकते उन्हें सुनावें। उपनिषद्‌, गीता, भाग- 
वत, रामायण आदि क्या हैं ? भगवान्‌की महिमा ही तो हैं । तब इन्हींको 
पढ़ा जाय, सुना जाय । 


हाँ, सुननेकी बात तो बड़ी अच्छी है। हनुमानने तो कथा-श्रवणके 
लिए ही अपनेको इस लोकमें रव छोड़ा है। उस समय बड़ा करुणापूर्ण 
दृश्य था। भगवान्‌ राम अपनी प्रकट लीलाका संवरण कर रहे थे । भला 
कौन ऐसा होगा जो उनके बिना जीवित रहना चाहेगा ? सभी पुरजन- 


डरे भक्ति-सर्व॑स्व 


परिजन उनके साथ जा रहे थे | हनुमान, आह हनुमान्‌ !! वे तो प्रभुकी 
इच्छाके यन्त्र ठहरे । उन्हें तो भगवान्‌की कथा चाहिए। यही एकमात्र 
विरहियोंका संजीवन है। उन्होंने कह दिया--प्रभो ! में रहूँगा और 
तबतक आपकी आज्ञाका पालन करनेके लिए रहूँगा, जबतक इस लोककें 
आपकी लोकपावनी कीतिका कथा-कीत॑न होता रहेगा | कितने सुन्दर 
शब्द हें-- यावत्तव कथा लोके विचरिष्यति पावनी। 

तावत्स्थास्पाम्ति मेदिन्यां तवाज्ञामनुपालयन्‌ ॥ 

इसोको तदर्थप्राणस्थान कहते हैं। केवल भगवानकी आज्ञाका पालन 
करनेके लिए ओर सर्वात्मना उन्हींका होकर रहनेके लिए ही जोवित 
रहना तदथंप्राणस्थान है। हनुमान्‌ ! सचमुच हनुमान्‌ ही इसके सच्चे 
उदाहरण हैं। 
यत्र यत्र रघुनाथकीतंन तत्र तत्र कृतमस्तकाउजलिम्‌ । 
केवल वही हैं । क्या कभी हमारा जीवन भी ऐसा हो सकता है ? 

सवंदा सन्तोंके मुखस भगवानुका लीलामृत पान करके मस्त रहें । परन्तु 
इसके लिए निर्भरता चाहिए, सब कुछ और स्वयं मैं भगवान्‌का हूँ, इस 
भावपर पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए। जबतक मैं-मेरा, तू-तेरा'का बखेड़ा 
लगा रहेगा, तबतक हम चिन्ताओंसे कंसे मुक्त हो सकते हैं ? बिना 
चिन्ताओंसे मुक्त हुए भस्तोके दर्शन कहाँ ? इसके लिए महाभारत$ उस 
वसुकी भाँति होना होगा-- 

आत्मराज्य॑ धनञ्चेव कलत्रं वाहनं तथा। 

एत-:रागवतं सबंसिति तत्प्रेक्षे। सदा ॥ 
सचमुच यह सब भगवान्‌का है ही । समपंणका कतंत्व नहीं लेना है । बस 
यह जान लेना है कि सब भगवान्‌का है। समपंण केवल क्रिया ही नहीं 
वास्तवमें ज्ञान है। ज्ञान बिना सच्चा समपंण नहीं हो सकता । इस ज्ञान- 
पर परिनिष्ठित हो जानेपर फिर और क्या करना है? भगवानके 
स्मरणमें तन्‍्मय रहें, सारे जगत॒को भूल जायेँ फिर तो स्वंत््भाव स्वतः 
ही हो जाय । अहा ! प्रह्नलादका कितना ऊँचा स्वभाव था ? वे 'वासुदेव: 
सव॑मिति'की भावनामें सवंदा लीन रहते थे | उन्हें भगवान्‌के अतिरिक्त 
और किसी वस्तुकी प्रतीति ही नहीं होती थी। पव॑तपरसे जमीनपर 
गिरा दिये गये । उफ, अब इनकी एक-एक हड्डी चूर-चूर होनेवाली है। 
परन्तु प्रह्नाद ठो मुस्करा रहे हैं ! उनके मुंहपर जरा भी विषादकी छाया 
नहीं है। क्यों प्रह्लाद ! तुम्हारी प्रसन्‍तताका क्या कारण है? यही सोच 


भक्तोंके दस भाव डरे 


रहे हो न कि मेरे प्रभु ही दयामयी पुृथिवी माँके रूपमें हैं। भला उनकी 
गोदीमें गिरकर में दुःखी हो सकता हूँ ? प्रह्लाद, तुम्हारा सोचना ही ठीक 
है, क्योंकि में देख रहा हूँ, वे तुम्हें गोदमें ले लेनेके लिए आँचल पसारे 
माँके रूपमें नीचे खड़े हैं। परन्तु तुम्हारे मनमें तो उन गिरानेवालोंके 
प्रति भी दुर्भाव नहीं है | अरे, तुम तो उन्हें भी भगवान्‌के रूपमें ही देख 
रहे हो ! धन्य हो तुम और धन्य है तुम्हारा सर्वभाव ! क्‍या कभी ऐसा 
शुभ अवसर प्राप्त होगा जब हम तुम्हारे इस सर्वभावको लेशमात्र भी 
पा सकेंगे ? केसे आनेकी और पानेकी आशा की जाय, हमारे मनमें तो 
प्रतिकूलता भरी पड़ी है। किसी भी भीषणसे भीषण रूपमें भगवान्‌ 
हमारे सामने आवें और हम उन्हें पहचान जायेँ तब तो हम सर्वत्र, सवंदा 
ओर सर्वंथा उनका दर्शन कर सकेंगे । अप्रातिकूल्यभाव ! सचमुच तुहारा 
सच्चा प्रकाश तो भीष्ममें ही हुआ था । 

उस दिनकी बात है। भीष्मके तीखे बाणोंसे घायल होकर अर्जुन 
बेहोश हो गया, घोड़े गिर गये। केवल श्रीकृष्ण थे और वे शस्त्र न 
उठानेकी प्रतिज्ञासे बंधे हुए थे। परन्तु भक्तकी प्रतिज्ञाके सामने भगवान्‌ 
को अपनी प्रतिज्ञा शिथिल करनी पड़ती है। वेसा ही हुआ भी । श्रीकृष्ण- 
ने रथका एक पहिया उठा ही लिया । जब वे दोड़े, फिर क्या था, भीष्म- 
का हृदय भगवान्‌की भक्तवत्सलताका स्मरण करके गदुगद हो गया, वे 
बोल उठे-- 

आइये, प्रभो आइये ! में इस शस्त्रधारीके वेशमें आपको देखकर 
नमस्कार करता हूँ। मुझे मार डालिये, वेशक मार डालिये। मैं खूब 
पहचानता हूँ । मृत्युके रूपमें आपको देखकर में भयभीत थोड़े ही हो 
सकता हूँ । 

हाँ, भीष्म प्रसन्नतासे मरनेके लिए आगे बढ़ रहे हैं। क्‍यों न बढ़ें, 
प्रियतमके हाथोंकी मार दुलारसे बढ़कर होती हो है। परल्तु प्रभो ! क्या 
तुम सचमुच भीष्मको मारोगे ? हाँ, भीष्म तो यही चाहते हैं । परन्तु तुप् 
तुम्हारे हाथमें तो चक्र सट-सा गया है। बड़े जोरसे पेर उठाते हो; पर 
हो वहीं-के-वहीं। तब अर्जुनको होशमें लाकर अपने शरीरसे दौड़कर 
उसको पकड़ लो; और क्या करोगे ? इन प्रेमियोंके आगे तुम्हारा क्‍या 
चारा है! प्यारके बँधे दामोदर ? बँधे रहो इनके प्रेमपाशमें । इसीमें 
आनन्द आता है न ? 

७ 


डड भक्ति-स्वंस्व 


भगवत्प्रे. और भगवत्गप्रेमी 


प्रिय वत्स ! मेरे गौरवके कारण तुम मेरा भयमिश्रित आदर मत 
करो, यह मुझे प्रिय नहीं है। तुम्हें मेरा स्वतन्त्र प्रेमी होना चाहिए । 
यद्यपि में पूर्णकाम हूँ, मेरे लिए कुछ भी अपेक्षित नहीं है, तथापि जब 
मेरा प्रेमी भक्त अपने निःशंक प्रेमसे मुझे निहारता है या मुझसे प्रेमालाप 
करता है--तब उसका वह व्यवहार मुझे नित्य नृतन और अत्यन्त प्रिय 
लगता है। में नित्यमुक्त होनेपर भी अपने प्रेमी भक्तोंके द्वारा प्रेमपाशमें 
बाँध लिया गया हूँ, अपराजित होनेपर भी उनसे हार गया हैँ, ओर 
स्वाधीन होनेपर भी उनके अधीन हो गया हूँ। जो संसार और सगे- 
सम्बन्धियोंका स्नेह छोड़कर मुझसे निःशंक प्रेम करता है, उसका अकेला 
मैं हूँ और वह अकेला मेरा। न उसका कोई दूसरा प्रिय है ओर न मेरा 
कोई दूसरा प्रिय है ।' यह है भगवान्‌की वाणी प्रह्नादके प्रति ।' 


भक्तके हृदयमें विराजमान यह निःशंक प्रीति क्या वस्तु है जिससे 
स्वतन्त्र आनन्दस्वरूप स्वयं भगवान्‌ मुकुन्द भी पराधीन हो जाते हैं.और 
दिव्य प्रेमोन्मादके वशीभूत हो जाते हैं ? श्रुति भगवती कहती हैं--'भक्ति 
ही भगवान्‌को पकड़ लाती है, भक्ति ही उनका दर्शन करातो है। 


१, सभयं सम्भ्रम॑ वत्स मदगौरवकृतं त्यज । 
तैष प्रियो मे भकक्‍तेषु भवाधीनप्रणयी भव ॥ 
अपि में पूर्णकामस्थ नव॑ नवम्रिदं॑ प्रियम्‌ । 
निःशंकप्रणया्क्तोी. यन्‍मां पर्यति भाषते ॥ 
सदा मुक्तोउस्मि बद्धोइस्मि भक्‍तेषु स्नेहरज्जुभि: । 
अजितो5षपि जितो5हं तैरवध्योडषपि वश्लीकृत: ॥। 
त्यवतबन्धुजनस्नेही मयि यः कुरुते रतिम्‌ । 
एकस्तस्यास्मि स च में न चान्योःस्त्यावयो: सुहृदू ॥ 
--हरिभक्तिसुधोदय 


भगवद्येम और भगवत्प्रेमी ४१, 


भगवान्‌ भक्तिके वशमें हैं और भक्ति ही सबसे बड़ी वस्तु है।' इसलिए 
अपने आननन्‍्दके द्वारा परमानन्दको भी उन्मद बनानेवाली इस भक्तिका 
स्वरूप कया है ? 


साइख्यवादी ऐसा मानते हैं कि प्राकृत सत्त्वगुणमें जो मायिक आनन्द 
है वही प्रोतिमयी भक्ति है। परल्तु स्वयं भप्राकृत परमानन्द्धन भगवान 
जो कि अपने आननदमें नित्यतृप्त हैं क्या इस मायिक और गौण आनन्दके 
वशीभूत हो सकते हैं ? सवंथा असम्भव है। निविशेष ब्रह्मवादी वेदान्ती 
कहते हैं कि यह प्रीतिमयी भक्ति भगवान्‌का स्वरूपभूत आनन्द ही है। 
परन्तु अपने स्वरूपभूत आनन्दमें कोई विशेषता, अधिकता न होनेके 
कारण उसमें भी भगवानके वशीकरण और उन्मादका सामथ्य॑ सम्भव 
नहीं है। तब क्या यह जीवका ही स्वरूपानन्द है? राम कहो, वह तो 
अत्यन्त क्षुद्र हैं। तब यह भगवत्प्रेम, प्रीति या भक्ति क्या वस्तु है ? 
गम्भीरतासे विचार करनेपर प्रतीत होता है कि इस प्रेममथी भक्तिका 
सम्बन्ध प्राकृत गुणमयी वृत्तियोंसे, निविशेष ब्रह्मानन्दसे अथवा प्रत्यक्‌- 
चेतन्यमें स्वरूपसे विराजमान आनन्दके साथ नहीं है। यह तो भगवान्‌की 
ही कोई अचिन्त्य चमत्कारिणी विशेष शक्ति है जिसके अधीन वे भी हो 
जाते हैं। प्रकृति भगवान्‌की बहिरज्भुशक्ति है, जीव तटस्थशक्ति है और 
सच्चिदानन्द स्वरूपशक्ति है। सतृको सन्धिनी, चितृकों संबित्‌ एवं 
आनन्दशक्तिको ही भवितशास्त्रमें आह्वादिनी शक्ति कहते हैं। यह 
स्वरूप नहीं, स्वरूप्रशक्ति है। इसी शक्तिसे भगवान्‌ जगत्‌ और जीवकी 
अपेक्षा विशेष हैं । यही शक्ति जगतु और जीवमें आनन्दका सद्चार करती 
है और भगवान्‌को भी आनन्दित करती है। ठीक है, परन्तु अभी मुख्य 
प्रशनका समाधान नहीं हुआ, क्योंकि यह आह्लादिनी शक्ति भी तो 
स्वंदा भगवानमें ही विराजमान रहती है, तब इसमें भी ऐसी विशेषता 
केसे हो सकती है कि यह अपने आश्रयकों ही अपने अधीन बना ले; 
परन्तु यह बात श्रुति, स्मृति, इतिहास, पूराणमें शतश: कही गयी है कि 
भगवान्‌ भक्तिके अधीन हैं। इसकी दूसरी कोई भी सद्भति नहीं लग 
सकती और इसका परम तात्पयं भी इसीमें है कि भगवान्‌की आह्वादिनी 
शक्तिमें भी अनेक वृत्तियाँ हैं। और उसमें सर्वानन्‍्दातिशायिनी कोई ऐसी 
विलक्षण वृत्ति है जिसे भगवान्‌ अपने भकक्‍्तोंके हृदयमें स्थापित कर देते 
हैं और उसके विलासको देख-देखकर स्वयं आनन्दित होते हैं और अपने 


४ भवित-सवंस्व 


आपका भूल जाते हैं। श्रीमड्भागवत आदियें ऐसे अनेक प्रसड्भ हैं जिनमें 
भगवान्‌की आँखोंसे आँसू गिरते हैं, वे स्वयं आत्मविस्मृत, विह्लुल ओर 
दिव्योन्माद दशाको प्राप्त हो जाते हैं। सच्चिदानन्द भगवान्‌को भी ऐसे 
दिव्य आनन्दका आस्वादन करानेवाली जो भगवान्‌को स्वरूपशक्तिभूत, 
जीवके हृदयमें विराजमान, भगवल्ध्रदत्त उल्लासमयी वृत्ति है उसीको 
प्रीति, प्रेम अथवा भक्ति करते हैं । 


व्याकरणके अनुसार 'प्रीति' और 'प्रेम' शब्द प्रायः पर्याथवाची हैं । 
प्रत्ययका भेद है, धातुका नहीं। तृप्त होने ओर तृप्त करनेके अथेमें 
विद्यमान अकमंक्र और सकमंक्र दोनों हो प्रकारके प्रो” धातुओंसे प्रीति” 
और 'प्रिय' शब्द बनते हैं, और 'प्रिय” शव्दसे भावमें प्रत्यय करनेसे 'प्रेम' 
शब्द बनता है। मोद, प्रमोद, हष, आनन्द, भाव, हादं, सोहृद, तृप्ति, 
सुख आदिके अथेमें प्रीति शब्दका प्रयोग होता है, फिर भी प्रीति और 
सुख शब्दके अर्थमें अन्तर है। उल्लासात्मक ज्ञानविशेषको सुख कहते हैं, 
परन्तु प्रीति इस सुखसे विलक्षण है। प्रीतिमें यहु आवश्यक है कि जिससे 
प्रीति हो उसकी अनुकूलता बनी रहे। उसकी ग्राप्तिकी लालसा अनुभवरमें 
भी अनुकूलताका होना अनिवाय॑ है। इसलिए प्रीतिके सुखस्वरूप होनेपर 
भी उसमें प्रियतमकी अनुकू॒ता और अनुकूलतासे अनुगत स्पृहा एवं 
अनुभवकी विशेषता है। सुखका विरोधी दु:ख है, प्रीतिका विरोधी ह्वेष है, 
दुःख नहीं | इसलिए सुखका आश्रय होता है, विषय नहीं । परन्तु प्रीतिके 
आश्रय और विषय दोनों ही होते हैं। जिसमें प्रेम है वह आश्रय और 
जिससे प्रेम है वह विषय है। दुःख और द्ेषके सम्बन्धमें भी इसी प्रकार 
समझना चाहिए, परन्तु प्रीतिकी एक ओर विद्येषता है, वह सविषयक 
ही नहीं निविषयक भी होता है। क्रबादिगणमें पठित 'प्री' धातु अकर्मक 
है। यह ज्ञानविशेष होनेपर भी 'चेतति' आदिके समान निविषय एवं 
स्वयंप्रकाश भी है। इसीसे आत्मरति, आत्मप्रीति आदियें प्रीति शब्दका 
स्वतःसिद्ध स्वयंप्रकाश अर्थमें भी व्यवहार होता है। 


जब भक्‍तके हृदयमें भगवद्रतिका उदय होता है, तब उसमें एक 
अभूतपूर्व उल्लासका प्रकाश जगमगाने लगता है और अपने भ्रियतमके 
प्रति ममताका संयोग होता है, विश्वासकी वृद्धि होती है, अतिशय 
प्रियताका अभिमान उदय होता है, द्रवता आती है, अपने त्रियतमके 


भगवत्परेम और भगवत्प्रेमी ४७ 


प्रति उत्कट लालसा रहने लगती है, क्षण-क्षण अपने प्रियतममें नव-नव 
सौन्दयं, माधुय॑, सोौशील्य, वात्सल्य आदि गुणोंका अनुभव होने लगता है 
ओर निरतिशय तथा अतुलनीय चमत्कारके कारण दिव्योन्मादकी दशा 
रहने लगती है। यह चित्तकी उल्लासात्मिका रतिरूपा प्रीतिके ही विकास 
हैं; जिन्हें रसिकजनोंने भिष्न-भिन्न नामोंसे वणंन किया है। वे कहते हैं 
कि यह दृढ़ रति ही प्रेम, प्रणय, मान, स्नेह, राग, अनुराग और भावका 
रूप ग्रहण करती है । 


प्रीतिको उस अवस्थाकों जिससे केवल उल्लासकी अधिकता ही प्रकट 
होती है, किन्तु ममता नहीं होती, जैसे चन्द्रमाके दर्शनमें उल्लास है, 
रुचि है, सुख भी है; किन्तु ममता नहीं है--दृढ़रति कहने हैं, यही रसका 
स्थायी भाव होता है । जब भक्तके चित्तमें अनेक जन्मोंके पुण्यपरिपाकसे, 
सत्संगसे और भगवत्कृपासे इस रतिका उदय होता है; तब जीवनके सारे 
व्यवहार उसी एकके लिए होने लगते हैं और दूसरी बातें तुच्छ-सी जान 
पड़ती हैं। अपने प्रियतमके अतिरिक्त और कहीं भी महत्त्वबुद्धि नहीं 
रहती । आगे चलकर ममताका आविर्भाव होता है। समृद्ध और सम्पन्न 
ममताकी अधिकता ही प्रेम है। जब भक्तक चित्तमें प्रेमका उदय होता 
है; तब कोई भी लोकिक या अलौकिक कारण प्रेमक्रे स्वरूप और प्रयत्नकी 
हानि अथवा छास करनेमे समर्थ नहीं होते | प्रेमके नाश और छासका 
वड़े-से-बड़ा कारण उपस्थित होनेपर भी उसका विकास और प्रकाश ही 
होता है। इसीसे भक्ति-शास्त्रमें अपने प्रियतमके प्रति अतिशय ममताको 
ही भक्ति कहते हैं। पाञ्वरात्रमें कहा गया है कि प्रीतियुक्त अनन्य ममता 
ही भक्ति है। अनन्यका अर्थ है अपने प्रियतमके अतिरिक्त अन्य किसीसे 
ममताका न होना। प्रेमके तीन प्रकार होते हैं-मन्द, मध्यम और 
प्रौढ। मन्द प्रेममें सेवाकी विस्मृति हो जाती है, जेसे एक सखी पछता 
रही थी--'हाय ! हाय !! आज अपने विरुद्ध रहनेवाली गोपीका ईर्ष्यापूर्ण 
मनोराज्य होनेके कारण, मैं अपने प्राण-प्यारे इ्यामसुन्दरकफे लिए माला 
नहीं गूँथ सकी, अब क्या करूँ ? गौओंका हम्बारव सुनायी पड़ रहा है, 
वे इधरसे आने ही वाले हैं ।' 


मध्यम प्रेमर्में वियोगका समय बड़े कष्टसे बीतता है। एक ग्रोपी 
अपनी सखीसे कहती है--'सच-सच बता सखी, क्या यह लम्बा दिन शीघ्र 
बीत जायगा और मज्भुलमयी सन्ध्या में देख सकूंगी, क्योंकि उसी समय 


४८ भक्ति-सर्वस्व 


गोधूलि-धूसरित कुश्चितकेश मन्दस्मित-मुखारविन्द॑ नन्‍्दनन्दन हमारे 
नेत्रोंकी व्यथा हरण करते हैं ।' 


प्रोढ़ प्रेममें वियोग सवंथा ही सहन नहीं होता। एक गोपी अपनी 
सखीसे कहती है- 'अरी बीर ! तू मुझे बार-बआर मान निभानेकी सीख 
देती है, तो प्राणप्यारेका एक चित्रपट भी मुझे दे दे, मैं अपने कान्हको 
बन्द करके उसे आँचलसे छिपा रखूँगी और उसे देख-देखकर दो घड़ीतक 
मानवती बनी रहूँगी ।' यही प्रेम जब और भी बढ़ता है--और प्रतिक्षण 
बढ़ना प्रेमका स्वभाव है, तब उसमें विश्वासकी पराकाष्ठा अपने आप ही 
आ जाती है। प्रेमकी इस दशाका नाम प्रणय है। प्रणयकी यह विशेषता 
है कि उसके उदय होनेपर अपने प्रियतममें गौरव, आदर, सम्भ्रम 
आदिको पात्रता होनेपर भी ये सब शिष्टाचार समाप्त हो जाते हैं । यही 
प्रणण आगे चलकर मान बनता है। मेरा प्रियतम मुझसे बहुत प्रेम 
करता है, में अपने प्यारेका प्रेमास्पद हँ--इस प्रणयाभिमानके कारण 
भावमें एक ऐसी विचित्रता आ जाती है कि कभी-कभी तो दूसरोंको ऐसा 
लगता है मानों प्रेमी कुटिलताका बर्ताव कर रहा है। परन्तु उस 
प्रतीयमान कुटिलतामें भी इतना विश्वास, इतनी श्रियता और इतना 
हित होता है कि उसका किसी प्रकार निरूपण नहीं किया जा सकता । 
इस मानके उदय होनेपर और तो क्या स्वयं भगवान्‌ आननन्‍्दमुकुन्द भी 
अपने प्रेमीके प्रणयकोपसे-प्रेममय भयसे आक्रान्त हो जाते हूँ। पूर्वेक्त 
प्रेम ही चित्तकी अतिशय द्रवावस्थामें स्नेह हो जाता है। स्नेहमें अपने 
प्रियतम और उनसे सम्बद्ध अन्य पदार्थोका आभासमात्र प्राप्त होनेपर 
भी शरीर और चित्तमें कम्प, अश्रु आदि सात्त्विक विकारोंका उदय हो 
जाता है। अपने प्यारेके दर्शन, स्पर्श आदिसे अतृप्ति हो जाती है और 
अपने प्रेमास्पदमें परमेश्वर्य एवं परम सामथ्य रहनेपर भी किसी-किसीको 
अनिष्टकी आशंका होने लगती है। स्नेह दो प्रकारका होता है--घृतस्नेह 
और मधुस्नेह । 

जिस स्नेहमें आदरका भाव मिश्चित रहता है, दूसरे भावसे मिलकर 
स्वादिष्ट बनता है और पारस्परिक शीलताका अनुभव करके घनीभूत 
होता है उसे घृतस्नेह कहते हैं। एक ऐसी गोपी है जिसको दूरसे देखते 
ही श्रीकृष्ण उठ खड़े होते हैं और उसे हृदयसे लगाते हैं । उसके पवित्र 
प्रेमके वशर्में रहते हैं; जो उनसे कभी मान नहीं करती। जैसे पानीमें 


भगवत्प्रेम और भगवत्प्रेमी ४९, 


पड़ते ही ओला गल जाता है, वेसे हो वह हमेशा स्नेहसे तर रहती है । 
ऐसी कौन भाग्यवती है जिसके साथ उसकी उपमा दी जा सके ? 


जिस स्नेहमें अतिशय- ममता प्रकट रहती है; उसे मधुस्नेह कहते हैं । 
इसमें मधुरतापर कभी आवरण नहीं पड़ता। जैसे मधुमें भिन्न-भिन्न 
पृष्पोंके रस होते हैं, वेसे हो इस स्नेहमें कौटिल्य, नम आदि भावोंका 
सम्बन्ध होता है। इसमें शानन्दकी मादकतः और भावकी गर्मी भी 
रहती है। इस प्रकार इसमें मधुकी समानता हैं ' श्रीकृष्ण अपने एक 
मित्रसे कहते हैं कि - “राधा सुधाभयी प्रत्तिमा हे कि माधुयंसार स्नेहका 
कला-कौशल ? अपने गुणोंसे नित्य वह घतीभूत रहती है, केवल भावकी 
ऊष्मासे ही द्रवित होती है। क्या बताऊँ मित्र, प्रसंगवश उनके नाम और 
धाम श्रवण करनेमात्रसे ही मुझे सम्पूर्ण विश्व सुष्टिका विस्मरण हो 
जाता है ।' 


स्नेहमें जब उत्कट लालसा-अभिलाषाका गहरा रंग उभरता और 
चढ़ता है; तब उसको राग कहते हैं। रागकी दशामें क्षणिक विरह भी 
अत्यन्त असह्य हो जाता है। पलकका गिरना भी नहीं सुहाता । अपने 
प्रियतमके संयोगमें बड़े-सेबड़ा दुःख भी सुख बन जाता है और अपने 
प्रियतमके वियोगमें बड़े-से-बड़ा सुख भी दुःख हो जाता है। यह राग भी 
प्रतिक्षण वर्धमान है। राग दो प्रकारका होता है--एक नीलिमा और 
दूसरा रक्तिमा। नीलिमा भी दो प्रकारकी होती है--एक नीली राग 
ओर दूसरा श्यामा राग । नीली राग बहुत चमकता तो नहीं, पर कभी 
चघुलता भी नहीं | श्यामा राग पहलेसे बहुत अधिक चमकता है और 
धीरे-धीरे औषधादिके मिश्रणसे साध्य बनता है। रक्तिमा भी दो प्रकारकी 
होती है--एक कुसुम्भकी और दूसरी मज्ञिष्ठाकी | कुसुम्भ राग चित्त- 
तटपर जल्दी चढ़ जाता, दूसरे राग-रंगोंको शोभा बढ़ाता और स्वयं भी 
शोभा पाता है। यद्यपि कपड़ेपर कौसुम्भ राग कच्चा भी होता है, परन्तु 
श्रीकृष्णविषयक होनेपर यही पक्‍का हो जाता है। माज्ञिष्ठ राग जलादि 
ईनमित्त अथवा कालक्रमसे नष्ट नहीं होता । संचारी भाव उसे विचलित 
नहीं कर सकते । श्याम रागके समान उसमें ओषधिकी आवद्यकता नहीं, 
वह स्वतः सिद्ध है। उसकी कान्ति हमेशा बढ़ती ही है, कौसुम्भ रागके 
समान घटती नहों। श्रीराधा-माधवका अनुपम प्रेमरस बिना किसी 
उपाधिके ही प्रकट होता है, विजातीय भावका मिलन होनेपर भी कम 


५० भवकिति-सवंस्व 


नहीं होता | गुरुजनोंके द्वारा महाभय प्राप्त होनेपर भी रसकी वृद्धि और 
नवीन मार्ग-दर्शन ही प्राप्त होता है। प्रतिदिन नवीन-नवीन चमत्कार, 
निर्मर्याद आनन्द और समृद्धि-वृद्धि ही होती रहती है। यही जब पल- 
पलमें अपने प्रेमास्पदको नये-नये रूपमें अनुभव कराने लगता है और 
स्वयं भी नवीन-नवीन रूपमें प्रकट होता है; तब इसीको अनुराग 
कहते हैं । 
दो सखियोंका संवाद-- 


पहली--सखि ! यह कृष्ण कौन है ? इसका तो नाम सुनकर ही 
मनको रोकनेकी शक्ति भाग जाती है। 


दूसरी--अरी बावरी ! तू यह क्‍या पूछ रही है ? तू तो उसीके वक्ष:- 
स्थलपर प्रतिदिन क्रीड़ा करती है। 


पहली--बीर ! मेरी हँसी मत उड़ाओ | 
दूसरी -अरी मुग्धे ! अभी-अभी तो मैंने तुझे उसके हाथमें दिया था । 


पहली--ठीक-ठीक सखी, -अभी-अभी वह मेरी आँखोंके सामनेसे 
बिजलीकी तरह चमक गया है । 


भक्तके जीवनमें अनुरागके उदय होनेपर प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों 
परस्पर एक दूसरेके अत्यन्त वशीभूत हो जाते हैँ । संयोगमें वियोग और 
वियोगमें भी संयोगका अनुभव होने लगता है । अपने प्रियतमसे सम्बन्धित 
स्थावर जातिमें जन्म लेनेकी लालसा होने लगती है। जेसे बाँसुरी बननेके 
लिए बाँस बननेकी अभिलाषा। वियोग होनेपर सवंत्र अपने प्रियतमकी 
विविध रूपमें स्फूर्ति होने लगती है। प्रेमका यह स्वभाव ही है कि जिसके 
हृदयमें उदय होता है उंसको तो पराधीन बना ही देता है, जिसके प्रति 
होता है, उसके अनुभवका विषय होकर उसको भी पराधीन बना देता 
है। इस अनुरागमें ऐसे-ऐसे चमत्कार हैं कि उससे बड़ेकी तो चर्चा ही 
क्या, समानताका भी दूसरा कोई पदार्थ था भाव नहीं है | यहो चमत्कार 
अनुरागीको दिव्य उन्मादसे भर द्वेता है. इंस दिव्य उन्मादको ही सहा- 
भाव कहते हैं । 


महाभावको यही अमृतमयी दक्षा अनुभावोंके भ्तिशय उद्दी्त होनेपर 


अगवत्प्रेम और भगवत्प्रेमी ५१ 


रूढ़, और उससे भी कोई अनिवंचनीय विशेषता प्राप्त होनेपर अधिरूढ़ 
नामसे कही जाती है। पावंतीने शंकरसे प्रन्‍नत किया--'राधा-माधवके 
दिव्य प्रेममें क्या विशेषता है ?' 

शंकरने कहा--'अनन्तकोटि ब्रह्माण्डमें और उनसे परे भी अबतक 
जितने सुख-दुःख हुए हैं और होंगे, उनकी यदि अलग-अलग राशि बना 
ली जाय, तो वे दोनों राधिका के प्रेममें उदय होनेवाले सुख-दु:ख-समुद्रकी 
एक बूंदकी छाया भी नहीं बन सकते ।! 

इस महाभावके उदय होनेपर संयोगके समय भी पलकोंका गिरना 
असह्य हो जाता है, कल्प भी सुखकी अधिकतासे क्षण प्रतीत होता है 
और वियोगकी दक्षामें एक क्षण भी कल्पको समान हो जाता है | संयोग 
और वियोग दोनों ही दशाओंमें सब-के-सब सात्त्विक लक्षण अत्यन्त 
उद्दीप्त रूपमें प्रकट होते हैं । प्रीतिके यही विछास कहीं भक्ति, कहीं प्रेम, 
कहीं स्नेह और कहीं भावके नामसे कहे जाते हैं । 


अधिरूढ़ महाभाव दो प्रकारका है--मोदन और मादत । वियोगमों 
मोदनका स्थान मोहन ले लेता है। इसी मोहनमें दिव्योन्मादका उदय 
होता है। श्रीमड्भागवतका भ्रमरगीत इसी दिव्योन्माद दशाका विलास 
है। मादन सबसे परे है । वह सम्पूर्ण भावोंके उदुगम और उल्लासका 
स्थान है और वह सर्वदा श्रीराधारानीमें ही रहता है, क्योंकि यही 
भगवान्‌की आह्वादिनी शक्तिका सार है। 


अभी-अभी भगवत्प्रेमके जिन विलासोंकी चर्चा की गयी है वे जब 
किसी भक्‍तके हृदयमें उदय होते हैं; तो उसके चित्तको आमूलचूल 
लौकिक विकारों और संस्कारोंसे मुक्त करके दिव्य बना देते हैं। यही 
प्रीति भगवान्‌क विशेष स्वभावके आविर्भावका संयोग प्राप्त कर भक्तके 
हृदयमें एक नवीन भक्ति-पोषक अभिमान उत्पन्न कर देती है। किसके 
हृदयमें किस प्रकारका भक्ति-पोषक अभिमान उदय हो; इसकी भी कोई 
पद्धति होनी चाहिए। जिस भकतको भगवानुके जिस प्रकारके प्रेमीका 
सलज़ प्राप्त होता है; उस प्रेमीके प्रेमकी पद्धति ही भक्तके हृदयमें प्रकट 
होती है। प्रीति प्रकट होनेपर कोई अपनेको प्रभुका अनुग्रहभाजन और 
कोई अपनेकी अनुकम्पापात्र मानने लगते हैं। कोई-कोई अपनेको मित्र 
मानते हैं तो कोई-कोई प्रिय । भगवानुक जो नित्यपरिकर हैं; उनमें तो 


५२ भक्ति-सर्व॑स्व. 


श्रीति और अभिमान दोनों ही नित्य होते हैं। भगवान्‌क्रो अपना आराध्य 
जानना ओर मानना भकक्‍तके लक्षणमें सम्मिलित हैं। परन्तु जब उसमें 
“में उनका अनुग्रहभाजन हँ---यह अभिमान प्रकट होता है, तब उमे 
प्रीति कहते हैं। अनुग्रह दो प्रकारका होता है--प्रथण 'पोषण' और 
द्वितीय “अनुकम्पा'। भगवान्‌ अपने स्वरूप और गुणोंके द्वारा भकतोंको 
आनन्दित करते हैं; इराका नाम पोषण है। स्वयं परिपूर्ण हीनेपर भी 
स्वयं अपनेमें सेवाकी अभिलाषा स्वीकार करके अपने प्रेमी सेवकोंको सेवा 
आदिका सौभाग्य देना - उनका भरा चाहना अनुकम्पा' है। यह 
भगवान्‌के चित्तकी कोमलता हो है; जिससे वे भक्तोंको सुख पहुँचाकर 
स्वयं सुखी होते हैं। इन अनुग्रहभाजन अर्थात्‌ पोषण अनुकम्पा-पात्र 
भकक्‍्तोंके दो प्रकार होते हैं--निमम और समम। ज्ञानीभक्त सनकादि यह 
तो अनुभव करते हैं कि भगवान्‌ हमारे हृदयमें अपने परमात्मा और 
परब्रह्मभाव भरकर हमें आनन्द देते हैं; परन्तु उनके हृदयमें “मामकी- 
नस्त्वं' यह ज्ञान भी बता रहता है! उन्हें भगवान्‌के दर्शनसे सुगन्धसे 
बहुत आनन्द मिलता है। शरीर और चित्तमें साक्विक विका रोंका उदय 
भी होता है। वे विनय ओर स्तुतिका भाव भी रखते हैं; परन्तु उनकी 
प्रीति शान्ति-प्रधान है और वे ब्रह्मानन्द-स्वरूपसे परमात्माका अनुभव 
करते हैं। इसीको भक्तिशात्रमें शान्तरस कहा गया हैं। जिनके ऊपर 
अगवानूकी अनुकम्पा, चित्तकी कोमलता प्रकट हुई है और जिन्हें भगवानु- 
के सेवा-सुखका सोभाग्य मिलता है उनके हृदयमें 'यह हमारे प्रभु हैं-- 
इस भावसे ममताका उदय हो जाता है। इसीसे भीष्म, उद्धव, प्रह्लाद 
अनन्य ममताको ही भक्ति कहते हैं। ममता प्रकांशित होनेके कारण 
ही वे अनुकम्पापात्र और उसके अभिमानी भी हैं। अनुकम्पा तीन प्रकारके 
भक्तों में प्रकट होती है--पाल्य, भृतव्य और लाल्य । जैसे द्वारकाकी प्रजा, 
दारुकादि सेवक और प्रद्युम्न आदि सम्बन्धी | इनकी प्रीति वस्तुतः 
भक्तिके ही अन्तगंत है। इनमें अनुकूलता अधिक होती है और ज्ञानांश 
आवृत रहता है, इसलिए इनमें प्रीतिकी प्रधानता है। पाल्योंमें आश्रय, 
अत्योंमें दास्य और लाल्योंमें विनय-भावकी प्रधानता रहती है । भगवान्‌- 
की जिस अनुकम्तासे जिनके हृदयमें में पुत्र हूँ, 'में भाई हुँ इस प्रकारका 
भक्तिपोषक अभिमान उदय होता है उनकी इस प्रीतिको वात्सल्य कहते 
हैं। लौकिक रसज्ञ महापुर॒ष भी इसको वात्सल्यरस मानते हैं । वात्सल्य- 


अगवल्प्रेम और भगवत्प्रेमी ५३ 


रस नन्‍्द, यशोदा आदियें होता है। 'यह मेरे समान ही मधुर शील- 
स्वभाववाला है और मेरे निष्क्रपट प्रेमका विशेष आश्रय है'--इस भावसे 
मित्र॒त्वाभिमान-प्रीतिका नाम मेत्री है। दोनों मित्र परस्पर निष्कपट 
भावसे एक दूसरेके हितमें रस लेते हैं-इसको सौहृद कहते हैं । दोनों 
मित्र एक साथ परस्पर प्रेमपृवंक आहार-विहार करते हैं--इसको सख्य 
कहते हैं। इसलिए मित्र भी दो प्रकारके होते हैं--एक सुहृद, दूसरे 
सखा । इनके भी कई अवान्तर भेद हैं। 'ये मेरे परम प्रेष्ठ कान्त हैं! इस 
प्रीतिकों मधुर प्रीति कहते हैं । प्रियके भावको ही प्रियता, प्रेम और प्रीति 
कहते हैं। लौकिक रसिकींने इसको स्थायी भावरूप रति मानकर रसकी 
निष्पत्ति मानी है। यह कान्तभाव कामके समान होनेके कारण कहीं-कहीं 
'कार्म' शब्दसे भी कहा गया है। परल्तु प्रीति और काममें बहुत अन्तर 
होता है। काममें अपनी अनुकूलतासे विभिन्न इच्छाएँ होती हैं । परन्तु 
प्रीतिमें अपने प्रियतमकी अनुकूलतासे अनुगत स्पृह्टा और अनुभूति होती 
है। प्रीति तो एक प्रकारका ज्ञान ही है। कभी-कभी अपने प्रियतमकी 
अनुकूलतामें भी अपने सुखकी वासना रहती है, इसलिए वह भी शुद्ध 
प्रीति नहीं है। शुद्ध प्रीतिमें अपना सुख भी प्रियतमको सुख पहुँचानेके 
लिए ही होता है। सुब्च और प्रीतिमें प्रियतमक्ी अनुकुछताका अंश ही 
उसकी विशेषता है। इसी प्रकार काम और प्रीति दोनोंमें इच्छा है। 
परन्तु प्रियतमकी अनुकूलता ही प्रीतिकी विशेषता है। इसीसे रासलीला 
आदिके प्रसंग कामबधंक नहीं, प्रीतिवरंक हैं। जिसके श्रवण, वर्णनसे ही 
कामका ह्ास ओर नाश हो जाता है; उसमें कामकी गन्ध भी होना 
सम्भव नहीं । 


एक गोपी कहती है कि--यद्यपि श्यामयुन्दरके दर्शनसे मुझे सुख 
बहुत मिलता है; परन्तु इससे यदि उनकी कोई रत्तीभर भी हानि होती 
हो, तो वे मुझे कभी दर्शन न दें। मुझे जीवन भर घुल-घुलकर मरना 
पसन्द है-परन्तु उनकी थोड़ी-सी भी हानि पसन्द नहीं ।' श्रोमज्भागवतमें 
एक ऐसा प्रसंग आया है कि यह जानते हुए भी इस क्रियामें प्राणप्यारे 
दरथामसुन्दरको सुख मिलता है, कहीं उन्हें पीड़ा न पहुँच जाय इस 
अश्शंकासे गोपी व्यग्र रहती है। यह व्यग्रता प्रेमकी एक उत्कट परिणति 
है, प्रेमी भाषा है। प्रेष। ऐसा रसायन है जो असन्तोषको सन्‍्तोष, 
घृष्ताको विनय, सादगीको अलंकार, अज्ञानको ज्ञान, हारको जीत, 


पड भक्‍क्ति-स्व॑स्व 


दु:खको सुख, उत्कृष्टताको निकृष्टता, अन्धकारको प्रकाश, निषेधको विधि, 
अशक्तको समथ॑, वियोगको संयोग, मृत्युकों जीवन, चंचलताकों समाधि, 
निन्‍्दाको स्तुति, हानिको लाभ, विस्मृतिको स्मृति, सकामताको निष्का- 
मता, असन्तको सन्त, निग्रहको अनुग्रह, मुखंको विद्वात्‌ और शिष्यको 
भी गुरु बना देते हैं। प्रेममें न केवल कम, गुण और आकारमें ही परि- 
वर्तत करनेकी क्षमता है वह सम्पूर्ण प्रकृतिमें भी उलट फेर करनेमें 
समथ॑ है। प्रेमका यह सामथ्ये प्रेमी और प्रियतमकी सिद्धि या शक्ति नहीं 
है; प्रत्युत शुद्ध रूपसे प्रेमका ही सामथ्यं है। इतना होनेपर भी प्रेम स्वयं 
अपने आपमें किसी भी क्शिषत्रका अभिमान धारण नहीं करता । वह 
स्वदृष्ठिसि निविशेष और परदृष्टिसे सविशेष है । 


परमानन्दकन्द मुकुन्दके अद्भ-अज्भसे रसमयी, मधुमयी, आह्वादमयी 
प्रकाश-रश्मियोंका विकीरण होता रहता है। सकलभुवनसौभाग्यसार- 
सर्व॑स्व, सत्त्वगुणके उपजीव्य, अनन्तविलासमय, अमायिक विशुद्ध सत्त्वका 
अनवरत उल्लास होते रहनेके कारण वे असमोध्व॑ मधुर हैं। उनमें किसी 
भी प्रकार चित्त लग जानेसे विधि-विधानके बिना ही निसर्ग-समुल्लासिनी 
प्रीतिका विकास हो जाता है। वह प्रीति किसी भी दूसरे विषयसे विच्छिन्न 
नहीं होती, अन्य-परत्वको सहन नहीं करती। अवश्य ही वह ह्वादिनी 
शक्तिकी सारभूता एक विशेष शक्ति है। भगवान्‌की अनुकूलता ही 
उसकी आत्मा है। भगवान्‌के लिए प्यास और भगवद्रसकी अनुभूति 
उसको आकृति है। भकतकी मनोवृत्ति ही उसकी देह है । अनन्तगुणित 
अमृतसे अधिक सरस निज स्वरूपसे ही वह अपनेको सरस बनाती है। 
आत्मरहस्थ-संगोपन होना उसका स्वभाव है। सारे पुरुषार्थ--धमं, अर्थ, 
काम, मोक्ष उसके दास हैं । वह भगवान्‌के प्रति पातिव्रत-ब्रतके अनुष्ठानमें 
संलग्न है। उसके रूप भगवान्‌के भी मनको हरण करनेवाला है। यह 
प्रीतिरानी निरन्तर भगवान्‌की सेवामें लगी रहकर सर्वोपरि शोभायमान 
होती है । यही भगवान्‌की वह प्रीति है जो स्वयं भगवान्‌को भी अपने 
अधीन कर लेती है। 


भगकक्‍त्प्रेम और भगवत्प्रेमी प्‌ 


प्यारे कृष्ण ! 


श्रीकृष्ण ! मुझे मालूम नहीं, कुछ-कुछ मालूम होनेपर भी याद नहीं 
आता कि मैं तुमसे कबसे बिछुड़ा हुआ हूँ ! युग-पर-युग बीत गये, जन्म-पर- 
जन्म बोत गये | कभी तिनका होकर लोगोंके पेरके नीचे कुचला जाता 
रहा, कभी लकड़ी बनकर आगमें जलता रहा, कभी कीड़े-मकोड़े बनकर 
लोगोंको सताता रहा, कभी समुद्रकी उत्ताल तरंगोंमें बहता रहा ओर 
कभी अनेकों पशु-पक्षियोंकी योनियोंमें पैदा होकर लोगोंके द्वारा वित़ाड़ित 
होता रहा, न जाने किस-किसको पुकारा, किस-किसके चरणोंकी शरण ली, 
परन्तु तुम्हें नहीं पुकारा । कई बार स्त्री होकर लोगोंका भोग्य बना और 
न जाने कितनी बार पुरुष होकर कितनोंकी चापलूसी करता रहा। 
श्रीकृष्ण ! एक बार भी सच्चे हृदयसे मैंने तुम्हारे चरणोंकी शरण नहीं ली। 
'एक बार भी आर्त॑स्वरसे तुम्हें नहीं पुकारा ! पुकारनेकी इच्छा भी नहीं 
हुई ! मैं जलते हुए लोहेके द्रवको अमृत समझकर पानेके लिए दौड़ा, उससे 
जलकर जलते हुए सोनेके द्रवकी ओर दौड़ा, ?ससे लौटकर खारे समुद्रमें 
कूद पड़ा और वहाँ भी भूखा-प्यासा रहकर अनेक जल-जन्तुओंसे विताड़ित 
'हुआ। कहाँ नहीं गया, किसके दरवाजेपर मेंने सिर नहीं पटका ? 
परन्तु हाय सी मेरी दुर्बद्धि ! एक बार भी तूने सच्चे स्वामीकी स्मृति 
नहीं की ! | 


यह सब होता रहा, इस सब दोड़-धपके अन्दर एक प्रेरणा थी 
श्रीकृष्णकी । हाँ ! श्रीकृष्ण ! ! तुम्हारी ही प्रेरणा थी। तुम हृदयमें बेठ 
कर यही प्रेरणा कर रहे थे कि में सच्चा सुख पाऊँ, सच्ची शान्ति पाऊँ 
'और अपने स्वामीकी सब्निधिमें जाकर अपने प्रियतमका आलिगन पाकर 
स्वंदाके लिए उनके हृदयसे सट जाऊँ--एक हो जाऊँ। यह इच्छा 
तुम्हारी दी हुई इच्छा थी; परन्तु में इतना पागल था कि यह नहीं समझ 
रहा था--यह इच्छा किसकी दी हुई है। यह भी नहीं समझ रहा था कि 


५६ भक्तिस प्व 


किसके पास जानेसे यह इच्छा पूरी होती है ! में बिना जाने अनजान 
पथसे चल पड़ा और ढूँढ़ने लगा उन विषयोंमें सुख ओर शान्तिको, जहाँ 
स्वप्तमें भी उनके दर्शन नहीं हो सकते ! 


परन्तु अब में समझ गया | यह केसे कहूँ कि में समझ गया ? तुम्हारे 
प्रेमियोंसे सुनता हूँ, तुम्हारे प्रेमियोंने जो कुछ तुम्हारा सन्देश सुनाया है, 
उससे अनुमान करता हूँ कि मेरी इच्छा, अनन्त आनन्द और सुखकी 
अभिलाषा सच्ची थी। फिर भी मेरा मार्ग ठीक न था। मैं मरुस्थलमें 
पानी ढूँढ़ रहा था। मैं संसारमें सुखके लिए भटक रहा था। भला 
संसारमें सुख कहाँ ! भटक चुका, खूब भटक चुका, जान गया कि सूख 
तो तुम्हारे चरणोंमें ही है। अब प्रभो ! तुम्हारे चरणोंमें आ गया हूँ। 
ये तुम्हारे लाल- तलवे, ये तुम्हारे कमलसे कोमल चरण सवंदा मेरे 
हृदयसे सटे रहें इनकी शीतलतासे मेरे हृदयकी धधक०, हुई आग शान्त 
हो जाय । प्रियतम ! एक बार मेरे वक्षःस्थलपर अपने चरणोंको रख दो 
न ! रख दो, बस मेरी एक बात मान लो ! 


में भी कैसा अज्ञानी हूँ ! हृदयकी तहमें तो अब भी विषयोंकी 'लालसा 
है और वाणीसे तुम्हारी प्रार्थना कर रहा हूँ। इसीसे मालूम होता है 
श्रीकृष्ण ! कि तुम दूरसे ही मुझे देखकर हँस रहे हो और मेरे पास नहीं 
आ रहे हा। मैंने तुम्हारे प्रेमियोंके द्वारा, तुम्हारे दूतोंके द्वारा सुने हुए 
सन्देशको सच्चे रूपमें अभी ग्रहण नहों किया है। थोड़ी देरके लिए उन 
सन्देशोंकों सुन लेनेपर भी मनने उन्हें ठोक रूपसे ग्रहण नहीं किया है। 
यदि मन तुम्हारे सन्देशको सत्य मानता, उसका विश्वास हो जाता कि 
सच्चा रस तो श्रीकृष्णके स्मरणमें हो है। यदि वह अनुभव कर लेता कि 
विषयों में रस नहीं है, तो फिर वह कभी स्वप्नमें भी विषयोंकी ओर नहीं 
जाता तुम्हारे चरणोंका रस लेनेमें ही मत्त होता। ऐसा नहीं होता 
जैसा कि मनकी आज स्थिति है। श्रीकृष्ण ! परन्तु मैं करूँ हो क्या ? 
मनको मनाना मेरे हाथमें तो है नहीं, वह बलवान है, अपने हठपर अड़ा 
हुआ है। काम, क्रोघ, लोभ आदिसे उसने दोस्ती क्र रखी है, वह 
तुम्हारे सन्देश सुनकर भी अनसुना कर देता है। सब कुछ देखते-सुनते 
हुए भी उसी मांगंसे चलने लगना है, जिससे चलनेका उसे अभ्यास 
हो गया है। 


प्यारे कृष्ण ! ५७ 


इसका एक उपाय है, तुम सन्देश मत भेजो । आओ, स्वयं आओ, 
मेरी वात तो सुन ही रहे हो न! एक क्षणके लिए मेरी आँखोंके सामने 
प्रकट हो जाओ थोड़ी देरके लिए मेरे हृदयमें आकर बेठ जाओ और 
सन्देशके स्थानपर अपने मुहसे तुम मनको आदेश दे दो कि मन! तुम 
मेरे हो, मेरी सेवामें रहो, एक क्षण भी मुझे छोड़कर मत जाया करो । 
मेरे सव॑स्व, मेरे श्रीकृष्ण ! वह तुम्हारी आज्ञा मानेगा। मेरा विश्वास है, 
तुम्हारी आज्ञा अवद्य मानेगा। कर दो न ऐसा ही ! मैं सर्वदाके लिए 
तुम्हारे चरणोंकी सन्निधि पा जाऊँ। श्रीकृष्ण ! क्‍या कहते हो? मेरा 
हृदय कलुषित है। वह तुम्हारे आने योग्य नहीं है। मेरी आँखें दूषित 
हैं। वे तुम्हारा दर्शन करने योग्य नहीं हैं, परन्तु मेरा वद्या क्‍या है ! 
मेरी आँखों और हृदयको शुद्ध करनेवाला और है ही कौन ? तुम स्वयं 
पवित्र कर लो और आ जाओ | यदि उनके शुद्ध होनेपर ही तुम आओगे, 
तब तो मैं करोड़ो कल्पोंमें भी तुम्हारे दर्शनोंका अधिकारी नहीं बन 
सकूगा। श्रीकृष्ण | तुम बड़े दयालु हो, बड़े भक्तवत्सल हो। तुमने स्वयं 
स्वीकार किया है कि मैं प्रेमपरवश हूँ। परन्तु मैं भूल कर रहा था, मैं 
भक्त नहीं हूँ, में तुमसे प्रेम भी नहों करता। मैं सच्चे हृदयसे अपनेको 
दयापात्र भी नहीं मानता । कहाँ है मुझमें दीनता ? मैं तो अभिमानका 
पुतला हूँ। तब क्या मुझपर दया नहीं करोगे ! श्रोक्ुष्ण ! इसी अवस्थामें 
तो में वास्तवमें दयाका पात्र हूँ । यदि में अपनेकी दयापाश्र समझता, तब 
तो दयापात्र होता ही। उसमें तुम्हारी दयालुता क्या होती ! मेरी दशा 
तो इतनी दयनीय हो गयी है कि में अपनेको दयापात्र भी नहीं समझता, 
इसलिए में और भी दयाका पात्र हो गया हूँ। जेसे भयंकर रोगसे ग्रस्त 
प्राणी उन्‍्मादके कारण अपने रोगकों नहीं समझ पाता और इसीसे लोग 
उसपर विशेष दया करते हैं, वेसे ही अज्ञानवद् अपने रोगको न समझने- 
वाला मैं क्‍या तुम्हारा विशेष दयापात्र नहीं ? 


मैंने तुम्हारी लीला सुनी है, मैंने तुम्हारी कथा सुनी है | तुम पतितों- 
को पतितपावन बना देते हो, अधमोंको अधमोंके उद्धारका साधन बना 
देते हो। तुम प्रेमियोंके नचानेपर नाचते हो और वे ज़ो-जो कहते हैं, 
करते हो | में तुम्हारे दरवाजेपर तुम्हारे चरणोंके पास लोटकर तुमसे 
प्राथंना कर रहा हूँ। उठा छो मुझे, एक बार कह दो, तुम मेरे हो। 


५८ भक्ति-सर्व॑स्वः 


अपना लो न प्रभु ! सब संसार तो तुहारा है ही। तो क्या मुझे ही बाहर 
रखना चाहते हो? में भी तुम्हारा हो हूँ। फिर यह कहनेमें क्यों देर 
करते हो ! स्वामिन्‌ ! तुम मुस्करा रहे हो। क्यों मुस्करा रहे हो ? कया 
मेरे अज्ञानपर ! हाँ, में हँसने ही योग्य हूँ। तुम ही इशारा कर रहे हो न 
कि तू तो मेरा है ही, सभी अवस्थाओंपें मेरा रहा, मैंने कभी तुझे छोड़ा 
नहीं। तुम यही कह रहे हो न नाथ ! कि पाप करते समय भी में तेरे 
साथ रहा | तेरे पीछे खड़ा होकर तुझे देखता रहा, एक क्षणके लिए भी 
तुझे नहों छोड़ा । में तुझे प्रेम करता हूँ किन्तु तूने ही मुझे छोड़ दिया है, 
मेरी ओरमसे आँखें वन्द कर ली हैं, संपारकी सुन्दरतापर मुग्ध हो गया 
है ओर मेरी ओर देखना हो छोड़ दिया है। सत्य है प्रभो ! तुम्हारा 
कहना ठीक है, तुमने मुझे नहीं छोड़ा, तुमने मुझपर अमृतकी वर्षा की । 
मेरे साथ तुम्हें ऐसे स्थानोंमें भी जाना पड़ा जहाँ तुम्हें नहीं जाना 
चाहिए था। परन्तु हे अनन्तस्वरूप ! अब मेरी त्रुटिपर, मेरे अपराधपर 
दृष्टि मत डालो । यह बरीर, ये इन्द्रियाँ, ये प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार, 
आत्मा जो कुछ-भी मैं था, हूँ और होऊँगा, वह सब तुम्हारा ही था, 
तुम्हारा ही है और तुम्हारा ही होगा । अब ऐसी क्वपा करो कि मैं इस 
सत्यपर स्थिर हो जाऊं और प्रतिक्षण तुम्हारे चरणकमलोंको अपमे 
हृदयसे सटाये रहूँ | मेरे जीवनसवंस्व ! मेरे प्राणोंके प्राण । मेरे स्वामी ! 
मेरे हृदयमें प्रेमकी ऐसी ज्वाला जगा दो, जिसमें मेरी सारी अहंता और 
ममता जलकर खाक हो जायँ। हृदयके मन्दिरमें तुम्हें बेठनेकी जगह 
बन जाय । प्रियतम ! अपना ऐसा विरह दो, कि सारा हृदय आँसू 
बनकर आँखोंको धो डाले और आँखें सर्वत्र, सवंदा तुम्हारी अनूप रूप- 
राशिका मधु पीकर छक जाये । 


प्रभो ! दे दो न अपने लिए व्याकुलता ! में तुम्हारे लिए तडफड़ाता 
हुआ घूमा करूँ-- 


हैं नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्यापति महाभुज ! 
दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दंय सन्निधिम्‌ ७ 


हे नाथ हैं रमानाथ व्रजनाथातिनादन ! 
मानमुद्धर गोविन्द गोकुल बजिताणंबातु ॥ 


प्यारे कृष्ण ! ५९ 


हे देव हे दयित हे भुवनेकबन्धो ! 
हे कृष्ण हे चपल हे करणकसिन्धो ! 
हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम ! 
हा हा कदा नु भवितासि पद वुशोर्नः॥ 
युगायिन॑ निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम्‌ । 
शुन्यायितं जगत्‌ सब॑ गोविन्द-विरहेण में ॥ 


श्रीकृष्ण ! ग्रे आँखें तुम्हारे अतिरिक्त और किसीको क्यों देखती हैं ? 
चाहे तो तुम इनके सामने आओ और चाहे इन्हें जला दो । यह वाणी 
दूसरेका नाम क्यों लेती है ? चाहे तो इससे तुम्हारा ही नाम निकले 
ओर चाहे यह नष्ट हो जाय। श्रीकृष्ण ! मेरे कान तुम्हारा ही मधुर 
आलाप सुनें, तुम्हारी ही बाँसुरीको तान सुनें, या बहरे हो जायँ। मेरी 
चित्तवृत्ति और किसीको न देखे, न सुने, न स्पर्श करे। मेरी क्यों ! यह 
तुम्हारी ही चित्तवृत्ति है, लगा लो अपने चरणोंमें प्रभो ! मेरे दयालु 
प्रभु ! मेरे प्रेमी प्रभु! लगा छो न, रहा नहीं जाता । विवश हो रहा है 
चित्त, एक बार तो कृपा कर दो। कृपा तो तुम्हें करनी ही है। बिना 
कृपा किये तो तुम रह ही नहीं सकते, फिर देर क्‍यों कर रहे हो ? अभी 
कर दो न ? यह देखो, एकटक आँख खोले, मुह बाये तुम्हारी ओर देख 
रहा हूँ। मेरे प्यारे कृष्ण ! प्यारे कृष्ण ! क्ृष्ण ! कृष्ण कृष्ण ! 


सरूय-रस 


रसका स्वरूप है--आस्वादन । इन्द्रियोंसे, अन्त:करणसे और अन्त- 
रात्मासे आस्वादन करते जाइये, रस लेते जाइये, यदि कहों इसकी 
परम्परा टूट जाती है, कहीं रसनीय वस्तु अथवा रसास्वादन करनेवाले 
करणोंमें विच्छेद हो जाता है, दोनों या उनमें-से कोई एक नहीं रहता 
तो ऐसा समझिये कि अभी आपको रसकी उपलब्धि नहीं हुई है। जहाँ 
भाव और भावके विषयमें स्थायित्व हो नहीं है, वहाँ रसकी प्रतीति तो 
काव्यदृष्टिसे भी कल्पनामात्र है। रस वह आस्वादन है, जिसमें आस्वा- 
दक और आस्वाद्य दोनों इतने घुल-मिल जाते हैं कि उन्हें पारस्परिक 
भेदका भी बोध नहीं रहता । इसीसे लोकिक स्थूल विषयोंको लेकर जिस 
रसकी अनुभूति होती है; वह तो रसाभासमात्र है, वास्तविक रस नहीं; 
क्योंकि उसके आलम्बन और उद्दीपन दोनों ही क्षणिक एवं अस्थायी हैं । 
इसमें सन्देह नहीं कि लौकिक रसानुभूतिक्रा व्यापार भी मानसिक ही है; 
फिर भी स्थल घटनाओंके आश्रित होनेके कारण उनमें-से रसाभासकी 
व्याप्ति दूर नहीं को जा सकती । इसीसे विचारशील पुरुष रसाभासके 
पीछे न भटककर नित्य-रसकी शोध करते हैं, जो कि आलम्बन और 
उद्दोपनकी एकरस नित्यता और सत्यताके आधा रपर प्रतिष्ठित है। स्थूल 
भूतोंका संयोग न होनेके कारण उसकी दिव्यता और चिन्मथता अबाधित 
है। यह चिन्मयका चिन्मयसे चिन्मय संयोग अथवा चिन्मय वियोग; 
जिसका स्थायित्व अव्याहत है, वास्तवमें रस है और भक्तोंने अपनी 
अन्तर्दुष्टिसि अनुभव करके इसीका रसत्व स्वीकार किया है। वृत्तियोंके 
आलम्बन शौर उद्दीपन दो प्रकारके होते हैं--एक तो वे जो वृत्तियोंके 
चाञ्ल्य एवं बहिमुखताके विषय हैं; जिनका जीवन वृत्तिसापेक्ष होनेके 
कारण मनोमय एवं क्षणिक है। दूसरे वे होते हैं, जो वृत्तियोंके आश्रय 
हैं, वृत्तियोंके शान्‍्त होनेपर अनुभवपें आते हैं और लौकिक दृष्टिसे वृत्तियों- 
के न रहनेपर भी जिनका अस्तित्व अक्षुण्ण है। यों भी कह सकते हैं कि 


सख्य-रस 4 


वृत्तियोंके शान्‍्त होनेपर ही उनका आविर्भाव होता है। इन वृत्तियोंक 
आश्रयभूत आलम्बन और उद्दीपनोंसे जहाँ रसकी अनुभूति प्रारम्भ होती 
है, वहीं इस भक्तिरसका श्रीगणेश समझना चाहिए | 

यद्यपि जीवनका सम्पूर्ण प्रयत्न भगवत्कृपा और प्रेरणाके अधीन ही 
है, तथापि वृत्तियोंकी शान्‍्त करके निःसड्भूल्प हो जाना, अपने बुद्ध 
स्वरूपमें स्थित हो जाना-यहाँतक साधनोंकी यत्किश्वित्‌ गति है। जब 
अपने इस सहजस्वरूपमें जीव स्थित हो जाता है, तब निखिल संसारकी 
निवृत्तिसे निश्चिन्तता और अखण्ड स्वातन्त््यका परम सुख उपलब्ध 
होता है। अन्तर्मुखताकी यही परम सीमा है और इसीको 'शान्त रस' 
भी कहा जा सकता है। अन्‍्तरात्माकी इस शुद्ध स्थितिमें, जब कि वह 
बाह्य विषमताओंसे ऊपर उठ जाता है, भगवानने ऐश्वयंका आविर्भाव 
होता है। 'महतो महीयान्‌' प्रभुको अपनी सेवा स्वीकार करनेके लिए 
अनुग्रहवश सम्मुख प्रकट हुआ देखकर जीव अपनेको उनके चरणोंमें 
समर्पित कर देता है, उनकी सेवाके लिए निछावर हो जाता है और 
उनकी सेवाका सुअवसर प्राप्त करके अपनी सम्पूर्ण शक्तिसे उसीमें संलग्न 
हो जाता है। इस अवस्थामें जोव भगवान्‌के ऐश्वयंमय लोकमें रहता है 
और वहाँकी प्रत्येक सम्भव सेवाका सौभाग्य प्राप्त करता है। पंखा 
झलना, चँँवर डुलाना, चरणकमखोंका पखारना, दबाना तथा और भी 
बहुत प्रकारकी सेवाएँ मिलती हैं। भगवान्‌ उन्हें स्वीकार करके बहुत 
प्रसन्न होते हैं। इस समय भक्तके सामने भगवान्‌का रूप होता है, लीला 
होती है और वह उनकी सेवामें लगा रहता है। इसके साथ ही भगवान्‌- 
का ऐद्वयँ, उनकी अचिन्त्य शक्ति देख-देखकर भक्त उसीमें अपनेको 
डुबाता रहता है। इस परमेश्वरको अपने स्वामीके रूपमें प्राप्त करके 
जीव प्रतिक्षण एक अनिवचनीय रसका अनुभव करता है। भकक्‍तका यह्‌ 
परमानन्द किसी भी लोकिक सुखसे तुलना करने योग्य नहीं रहता । 
भकक्‍तका यही परमानन्द 'दास्य-रस'के नामसे विख्यात है। 

जिस क्षण भक्त दास्य-रसकी अनुभूतिमें तन्‍्मय रहता है, उस समय 
उसके हृदयमें यह कल्पना भी नहीं आ सकती कि दास्य-रससे ऊँचा भी 
कोई रस है। क्योंकि अपने एक-एक सडुल्पसे कोटि-कोई ब्रह्माण्डोंका 
सृजन और संहार करनेवाले प्रभुकी सेवासे बढ़कर और किसी स्थितिकी 
कल्पना ही केसे की जा सकती है ? इसलिए इसके आगेका रस भक्तकी 


६२ भक्ति-स्व॑स्व 


उसकी दृच्छासे नहीं, भगवान्‌की इच्छासे प्राप्त होता है । तथापि भगवत्‌- 
सम्बन्धका रस सर्वत्र एकरस ही होता है। तथापि भगवदूलीलाकी दृष्टिसे 
उसमें आगे-पीछेका व्यवहार भी एक प्रकार सद्भत ही है। इसीसे इस 
नियमका कोई अपवाद नहीं कि सच्चा सेवक सखाके पदपर प्रतिष्ठित 
हुए बिना नहीं रहता। प्रेमों स्वामी जब देखता है कि सेवकका सच्चा 
प्रेम ही सेवाके रूपमें अभिव्यक्त हो रहा है, तब वे उसे सेवक नहों रहने 
देते, सखा बना लेते हैं। भगवान्‌ तो किसीको अपना सेवक नहीं मानते, 
वे स्वभूतमहेश्वर होनेपर भी अपनी ओरसे सबके सुहृद ही हैं। जीव जब 
उन्हें स्वामीके रूपमें प्राप्त करके उनकी सन्निधिपें रहते-रहते यह अनुभव 
करने लगता है कि ये तो अनन्त ऐश्वर्यवान्‌ होतेपर भी उसके अभिमानी 
नहीं हैं, परम सहृदय एवं रसिकशिरोमणि हैं, किसीके साथ साधारणसे 
साधारण खेल लेलनेमें भी इन्हें कोई हिचक नहीं है, इसके विपरीत ये 
आनन्दित ही होते हैं, तब बहु भगवात्‌की लीलाओंसे ही थोड़ा-थोड़ा 
ढीठ होने लगता है, और जहाँ बह हाथ जोड़े रहता था, बोलते समय 
सहम जाता था और कोई अपराध न हो जाय--इसक लिए काँपता 
रहता था, वहाँ वह अब हँत-खेल लेता है, उलाहना भी देने लगता है 
और कभी-कभी अपनी बात माततेके छिए जिंह भी कर बेठता है। 
यद्यपि इसके चित्तसे ऐदश्वर्यका पूरा भाव उठ गया हो--ऐसी बात नहीं 
होती, सेवासे वेमुख्य भी कभी नहीं होता, फिर भी अधिकांश ऐश्वयंकी 
भावना अन्तहिंत ही रहती है। यही कारण है कि ऐसी स्थितिमें पहलेकी 
अपेक्षा अधिक सेवा हो पाती है और कभी-कभी तो उपालम्भ देकर भी 
सेवा स्वीकार कर ली जाती है | श्रुलिमें भो भगवान्‌ और जीवके सख्यका 
सुस्पष्ट निर्देश है । 


भगवानके सभी लोकों में कुछ-न-कुछ सखा रहते हैं । सभी अवतारोंमें 
उनका साहचये भगवान्‌को भी अपेक्षित रहता है। परन्तु श्रीकृष्ण 
भगवान्‌की लीलामें सखाओंका ही प्राधान्य है। बचपनसे लेकर किशोरा- 
वस्थातक और जागरणसे लेकर शयनतककी लीलाओं में ग्वालबालोंकी 
उपस्थिति अनिवाय॑ रही है। श्रीकृष्ण सोते ही रहते, आँगनमें ग्वालोंकी 
भीड़ इकट्ठी हो जाती। गोष्ठपें सब साथ-साथ गौएँ दुहते, गाँवके आस- 
पास बछड़ोंको चराते, गौओंके साथ-साथ जद्भलमें जाते, यमुनामें जल 
उछाल-उछालकर डुवकियाँ लगा-लगाकर नहाते, खेलते कूदते, लड़ते- 


सख्य-रस परे 


भिड़ते, गाते-बजाते और शामको मोजसे घर लौटते । ब्रजके ग्वाल-बाल 
रातमें भी श्रीकृष्णके साथ ही रहते थे, परन्तु सल्य-रसकी यह गुल्यलीला 
प्रकट करने योग्य नहीं है। ग्वालबालोंका जीवन॑, प्राण, शरीर और 
धन--सब कुछ श्रीकृष्फे लिए था और श्रीकृष्ण उनके थे--कहनेकी 
आवध्यकता नहीं कि उनकी प्रत्येक चेष्टा श्रीकृष्फेः लिए ही थी। 
जज़ुलोंमें श्रीकृष्ण कुइतो लड़ते-लड्ते, दोड़ते-दौड़ते जब थक जाते, तब 
किसी गोपकी गोदमें सिर रखकर लेट जाते । कोई कोमल कोपलों और 
सुकुमार कुसुमोंकी सेज बिछा देता, कोई साँवले शरीरपर मोतीकी तरह 
चमकते हुए श्रमबिन्दुओंको पोंछने लगता, तो कोई कमलके बड़े पत्तेसे 
पद्स्‍धा झलने लगता, कोई बालोंपर पड़ी हुई धूलिको झाड॒कर उनमें 
सुगन्धित पुष्प गूँथने लगता तो कोई पेर हो दबाने लगता; कोई नाचता 
तो कोई गाता, कोई ताली बजाने लगता ता कोई सींग । श्रीकृष्णकों 

जैसे सुख पहुँचता, वे जेसे प्रसन्न होते, वही सब करने लगते । कभी उनसे 
होड़ भी लगाते, कभी उनको हरा भी देते और कभी-कभी तो दाँव 

लेते-लेते उन्हें परेशान कर देते । सख्य-भावकी इस पूर्णतामें जो रस था, 

जो रस है किसीको बुद्धि उसकी कल्पना कर ले, उसको अपने आकलनके 

धेरेमें बाँध ले--यह सम्भव नहीं है । 


सखा दो प्रकारके होते हैं--एक तो नित्य-सिद्ध ओर दूसरे साधन- 
सिद्ध | नित्य-सिद्धि वे हैं जो भगवान्‌के चिदानन्दमय धामकी चिदानन्द- 
मयी लीलामें भगवानके नित्य सहचर हैं। साधन-सिद्ध वे हैं, जो अनेक 
जन्मपय॑न्‍त तपस्या करके भगवान्‌ुकी कृपा ओर प्रसादका अनुभव कर सके 
हैं ओर क्रमशः उत्तरोत्तर भावोद्वेकके अनुसार रसका अनुभव करते हुए 
सखाकी श्रेणीतक पहुँचे हैं। साधन-सिद्ध सखाओंकी श्रेणीमें देवता, 
मनुष्य, पशु-पक्षी सभी हो सकते हैं । यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि 
भगवान्‌की लीलामें जो शरीर, मन, प्राण, और नदी, वृक्ष, भूमि आदि 
होते हैं वे सब-के-सब चिन्मय एवं दिव्य होते हैं। वहाँ रोग, शोक, जरा- 
मृत्यु आदि दोषोंका प्रवेश नहीं है । वहाँ एक ही ऋतुमें सब ऋतुएँ, एक 
ही समयमें सब्र समय, एक ही स्थानमें सब स्थान और एक वस्तुमें सभी 
वस्तुएँ समायी हुई हैं । संक्षेपमें भगवानक्े लोला-धाममें देश, काल और 
वस्तुओंका भेद नहों होता। भगवान्‌की इच्छा ही देश, काल और 
वस्तुओंके रूपमें प्रकट होती रहती है । एक ही समय, एक ही स्थानमें 


द््ड भक्ति-स्वेस्व 


भगवान्‌ अनेक रूपोंमें प्रकट रहते हैं, प्रत्येक व्यक्तिके साथ पृथक-पृथक्‌ 
लीला करते हैं। कहीं श्रीदामाके साथ कुश्ती लड़ रहे हैं; तो कहीं सुबलके 
साथ झूल रहे हैं । कहीं शरद्‌ ऋतु है तो कहीं वसनन्‍्त । कहीं सायंकाल है 
तो कहीं प्रातफाल। यशोदाके लीलाक्षेत्रमें श्रीकृष्ण और ग्वालबाल 
सोये हुए हैं, तो ग्वालोंके लीलाक्षेत्रमें श्रीकृष्ण खेल रहे हैं और यशोदा 
दूसरे काममें लगी हैं। गोपियोंके लीलाक्षेत्रमें ग्वाल-बाल निकुज्ञमें प्रवेश 
नहीं कर सकते, तो ग्वालोंके लीलाक्षेत्रमें गोपियाँ केवल दधि-दान लेनेके 
लिए छेड़खानी करनेकी पात्रमात्र हैं। कहीं ग्रीष्मकी दोपहरी है, यमुना- 
स्नान हो रहा है, तो कहीं शरदुकी पूणिमा है, अमृतमयी ज्योत्स्नाका 
रस लूटा जा रहा है। इन सभी लीलाओं में नित्यसिद्ध और साधनासिद्ध 
दोनों प्रकारके सखा नित्य सम्मिलित होते हैं । 


ब्रजके सखाओंकी चार श्रेणियाँ हैं--सुहृद, सखा, प्रियसखा और 
प्रियनमंसखा । सुहृदोंकी अवस्था श्रीकृष्णसे कुछ बड़ी होती है। उनके 
सख्यमें वात्सल्यका लोकोत्तर सौरभ रहता है। उनके हाथोंमें कोई-न- 
कोई शस्त्र रहता है, जिससे वे दुष्टोंके आक्रमणसे श्रीकृष्णकी रक्षा करनेके 
लिए निरन्तर सचेष्ट रहते हैं। इस श्रेणीमें बलराम, सुभद्र, मण्डलीभद्र, 
नोरभद्र आदि बहुत-से सखा हैं। ये श्रीकृष्णकी रक्षाके लिए इतने सतक॑ 
रहते हैं कि कहीं बादल गरज जाय तो ये वृषभासुर-जेसे दानवकी 
आशडूसे सजग हो जाते हैं और श्रोकृष्णकी रक्षाके लिए अपने प्राणोंकी 
लनिक भी परवाह नहीं करते। इस श्रेणीके सखाओंमें मण्डलीभद्रका 
शरीर भौरे-जैसा काले रंगका है। गुलाबी रंगका वस्त्र धारण करते हैं । 
सिरपर मयूरपिच्छ है, हाथमें लाठी। देखिये, सुबलसे क्या कह रहे हैं-- 
'सुबल, मेरा कन्हैया दिनभर जद्भलोंमें घूमते-घूमते थक गया है; इसकी 
खुमारी पूरी उतर जाय, ऐसी चेष्टा करनी चाहिए। में धीरे-धीरे सिर 
मलता हूँ, तुम पेर दबाओ। नींद गाढ़ी हो जायगी, तब हम पंखा 
झलेंगे ” बलरामका शरीर शरत्कालीन मेधके समान शुश्रवर्ण है। नीला 
वस्त्र, घंधघचीकी माला, एक कानमें कुण्डल और एक कानमें कमल, भौरे 
मेंडरा रहे हैं। लम्बी-लम्बी भुजाएँ श्रीकृष्णकी रक्षाके लिए फड़कती 
रहती हैं। सुबलसे आप कहते हैं--सुबल ! आज माँने मुझे रोक लिया 
है, में श्रीकृष्फे साथ नहीं जा सका। आज मेरो जन्मतिथि है, क्‍या 
करूँ ? कृष्णके बिना मेरे प्राण छटपटा रहे हैं। तुम जाकर उसे कह दो 


सल्य-रस ६५ 


आज कहीं भूलकर भी कालीदहकी ओर न जाय । गाँवके आसपाससे ही 
गौओंको चराकर लौटा ले आये ।” बलराम आज अपने कृष्णके साथ 
नहीं जा सके, परन्तु उनकी आत्मा श्रीकृष्णके साथ ही है और वे उन्हींकी 
रक्षाके लिए चिन्तित हैं। यह वात्सल्यमिश्रित सख्थर है । 


सखाओंकी अवस्था कुछ छोटी किन्तु समानताको लिए हुए ही होती 
है। उनके सख्यमें दास्यका किश्वितु-मिश्रण रहता है, क्योंकि प्रेम सेवाके 
रूपमें ही प्रकट होता है। इस श्रेणीमं विशाल, वृषभ, ओजस्वी, देवप्रस्थ, 
मरन्द, मणिबन्ध आदि हैं। ये सेवार्के लिए निरन्तर उत्कण्ठित रहते हुए 
आपसमें एक दूसरेको प्रेरित करते रहते हैं। देखिये, एक सखा बोल रहा 
है--विशाल, तुम पद्मिनीके पत्तेसे पल्डला झलो । वरूथप, तुम बिखरे हुए 
बालोंको सँभालो | वृषभ, तुम बातें बन्द करके पैर दबाओ। आज मेरा 
प्यारा कृष्ण कुइती लड़ते-लड़ते थक गया है ।' इस श्रेणीके सख्ाओंमें 
देवप्रस्थ सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके रूपका वर्णन इस प्रकार किया गया है-- 
शरीर रक्तवर्ण है, वसन्‍्ती रज्भका वस्त्र धारण करते हैं। हाथमें गेंद है, 
गौओंकी रस्सी सिरपर लपेटे हुए हैं। कित्तनी सुन्दर झाँकी है ! पर्व॑तको 
एक विश्वाल कन्दरामें श्रीदामाकी लम्बी बाँहपर सिर रखकर श्रीकृष्ण 
लेटे हुए हैं। दामाका हाथ हृदयपर है और देवप्रस्थ धीरे-धीरे उनका 
पैर दबा रहे हैं | श्रीकृष्णकी सेवा ही इनका जीवन है। 


प्रियसखाओंकी अवस्था श्रीकृष्णफे बराबर होती हैं। इनमें दास्य 
और वात्सल्य दोनोंको दबाकर केवल सख्यभाव प्रकट रहता है। ये 
विभिन्न क्रीड़ाओंसे श्रीकृष्णको प्रसन्न करते रहते हैं, कुश्ती लड़ते हैं, 
लाठी भी चलाते हैं और जेसे श्रीकृष्ण प्रसन्न हों, वेसी ही चेष्टा करते 
हैं। इनमें श्रीदामा, सुदामा, दामा, वसुदामा, स्तोककृष्ण आदि सखा हैं । 
इनमें श्रीदामा मुख्य हैं। इनमें-से कोई उल्टी बात कहकर श्रीकष्णको 
हँसाता है, कोई बाँहें फेलाकर पुलकित शरीरसे भेंटता है, कोई धीरे-धीरे 
पीछेसे आकर आँखें बन्द कर लेता है। इस प्रकारकी सुखमय क्रीड़ा 
श्रायः हुआ करती है। श्रीदामाका शरीर मनोहर श्यामवर्णका है, 
पीताम्बर धारण करते हैं, सिरपर लाल पगड़ी है, हाथमें सींग और रस्सी 
हैं। प्रेमवश श्रीकृष्णका हर बातमें मुकाबला किया करते हैं। देखिये, 
श्रीकृष्णसे मिलते हुए क्या कह रहे हैं--कन्हैया, तुम बड़े निष्ठुर हो; 
एकाएक हम लोगोंको यमुनातटपर छोड़कर कहाँ चले गये ? यह तो 


5६ भक्ति-स्व स्व 


भगवान्‌की बड़ी क्पा है कि शीघ्र ही तुम मिल गये । अच्छी बात है; 
आओ, सबको गले लगा-लगाकर आनन्दित करो। मोहन, में तुमसे सच 
कहता हूँ--'एक क्षणके लिए भी जब तुम आँखोंसे ओझ्ल हो जाते हो, 
तब गोएँ क्या हैं, हम कौन हैं, गोष्ठ किधर हैं और हमें क्या करना 
चाहिए--इसका ध्यान ही नहीं रहता, सारी-की-सारी व्यवस्था ही उल्टी 
हो जाती है ।' कितना प्रेम है ! 
प्रियनर्म सखाओंकी श्रेणी पूर्वोक्त तीनों श्रेणियोंसे अन्तरज्भ है । इनकी 
भावना और भी ऊँची होती है और रहस्यकी बातोंमें इनका प्रवेश रहता 
है। इस श्रेणीमें सुबल, वसन्‍्त, उज्ज्वल, गन्धर्व आदि सखागण हैं । 
समय-समयपर ये श्रीकृष्णका सन्देश श्रीकिशोरीजीको पहुँचाते हैं ओर 
उनके सन्देश श्रीक्रृष्णेके पास ले आते हैं। उनके भेजे हुए चित्रपट, पान 
आदि भी ये लाकर देते हैं। इनमें सुबह और उज्ज्वल प्रधान हैं। 
सुबलकी अज्भकान्ति सोने-जेसी है, हरे रंगका वस्त्र धारण करते हैं, आँखें 
कमल-सी हैं और नीतियुक्त वचनोंके द्वारा ये ग्वाल-बालोंको आनन्दित 
करते रहते हैं। उज्ज्वलकी अज्भुकान्ति श्रीकृष्णकी भाँति वर्षाकालीन 
मेघके समान है। लाल वस्त्र धारण करते हैं, आँखें बड़ी चच्चल हैं, इनके 
बालोंमें सुन्दर-सुन्दर पुष्प लगे रहते हैं। इनके सम्बन्धमें गोपियाँ चर्चा 
करती रहती हैं--'कहीं श्रीकृष्णका सन्देश लेकर उज्ज्वल आ गया तो 
हमारे मानकी रक्षा नहीं। वह बातचीत करनेमें इतना चतुर है कि 
उसके सामने हमारी एक नहीं चलती, हार जाना पड़ता है।' ग्वालोंमें 
भी उज्ज्वल हास्यके लिए बड़े प्रसिद्ध हैं। ये तरह-तरहकी युक्तियोंसे 
ग्वाल-बालोंको हँसाया करते हैं। ग्वालबालों में बहुत-से शास्त्रके बड़े-बड़े 
विद्वान भी हैं। कोई-कोई लोक-व्यवहारमें बड़े निपुण हैं। कोई-कोई इतने 
खिलाड़ी हैं कि उनके खेल देखकर देवता भी चकित हो जाते हैं। कोई 
श्रीकृष्णफे साथ वितण्डा करते हैं तो कोई मधुर भाषणसे श्रीकृष्णको 
प्रसन्न करते हैं। सबकी प्रकृति मधुर है। सबका प्रेम लोकोत्तर है। 
सबके सवंस्व श्रीकृष्ण हैं। सबके हृदर्यास्तहासनके एकमात्र सम्राट हैं 
श्रीकृष्ण! । 
बड़े-बड़े सन्‍त आत्माके रूपमें जिनका अनुभव करते हैं, नारदादि 
श्रेष्ठ मुनिगण परमाराध्य इष्टदेवके रूपमें जिनकी आराधना करते हैं, 
जो अनन्तर ऐद्वर्य ओर माधुयँके एकमात्र केन्द्र होनेपर भी इन ग्वाल- 


सल्य-रस श्७ 


बालोंके प्रेमवश इनके जेसे होकर सामान्य बालककी भाँति लीला कर 
रहे हैं, उन भगवान्‌के प्रेम, दया और सुहृदताका कौन वर्णन कर सकता 
है ? देखिये, आपके सामने यह वृन्दावनधाम है । कितनी सुगन्धि और 
कितना सौन्दय॑ है इसमें । भूमिपर हरी-हरी दूब और वृक्ष पृष्पोंसे लदे 
हुए । एक ओर यमुना, दूसरी ओर गौओंके झुण्ड-के-झुण्ड । इनके चरवाहे 
कौन हैं ? वही नन्दनन्दन श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण पीताम्बर धारण किये 
हुए, सिरपर मयूरपिच्छ, कानोंमें कनेरके पुष्पोंका कुण्डल। अखाड़ेमें 
ग्वाल-बालोंके साथ नटोंकी तरह पैंतरा बदल रहे हैं। ग्वाल-बाल ताल 
ठोंक-ठोंकर ललकार रहे हैं। कोई किसीकी प्रशंसा करता है तो कोई 
ताल दे रहे हैं | अज्भूत लीला है। अनिर्वचनीय प्रेम है। विस्मित हो-होकर 
देवता लोग पुष्पोंकी वर्षा कर रहे हैं। हो जाइये आप भो इस आनन्‍्दमें 
सम्मिलित । 


सख्य -रसके उद्दीपनोंमें अवस्था, रूप; सींग, वंशी, विनोद आदि 
बहुत-से पदार्थ हैं। जिस समय श्रीकृष्णके पास पहुँचानेके लिए ग्वालबाल 
व्याकुल रहते हैं, छटपटाते हैं, इधर-उधर भटकते रहते हैं, उस 
समय सींग या बाँसुरीकी ध्वनि उन्हें बता देती है कि इस समय क्ृष्ण 
कहाँ हैं। इस रसमें सभी प्रकारके अनुभव होते हैं। गेंद खेलना, एक 
दूसरेपर सवारी गाँठना, झूला झूलना, दौड़ना, कलेऊ करना, जलविहार 
करना, नाचना, गाना इत्यादि बहुत-से अनुभाव प्रकट होते हैं। ये 
श्रीकृष्णका श्वुद्भार करते हैं, कभी उन्हें फूलोंसे ढक देते हैं, कभी उनके 
कपड़े पकड़कर खींचते हैं, कभी श्रीकृष्ण उनका श्वद्भार करते हैं, तो 
कभी हाथापाई भी हो जाती है । 


सख्य रसकी अनुभृतिमें सभी सात्त्विक भाव भी प्रकष्ट होते हैं। उस 
दिन जब श्रीकृष्ण कालीदहमें कूद पड़े थे, ग्वाल-बालोंकी क्या-क्या दशा 
हो गयी थी, किस प्रकार वे मूच्छित और मृतपाय हो गये थे--इसका 
वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस समय श्रीकृष्णने बाहर निकलकर 
श्रीदामाको मूर्च्छा तोड़ी उस समय श्रीकृष्णसे मिलनेके लिए श्रीदामाने 
अपनी बाँहें फेलानेकी चेष्टा की; परन्तु वह्‌ उठा नहीं सका, उसके सारे 
शरीरमें जड़ता आगयी थी, वह स्तस्भित हो गया था। गोपियाँ सुबलसे 
कहा करती थो--सुबल, तुम धन्य हो ! गुरुजनोंके सामने ही पुलकित 


६८ भवित सर्वस्व 


शरीरसे तुम श्यामसुन्दरके शरोरसे लिपट जाते हो। वे भी तुम्हारे 
कन्धोंपर हाथ रख देते हैं। कितना पुण्यमय है तुम्हारा जीवन ! हम तो 
निछावर हैं तुम्हारे ऐसे जीवनपर । 


सख्य-रसकी पाँच अवस्थाएँ होती हैं--सख्य-रति, प्रणय, प्रेम, स्नेह 
और राग | मिलनको उत्कण्ठाका नाम 'रति' है। 'कब मिलेंगे ? कब 
मेरे प्रियतमकी मधुर वाणी मेरे कानोंमें अमुतकी वर्षा करेगी ? कब मैं 
उनका संस्पर्श प्राप्त करके धन्य हो जाऊँगा ?” यह सख्य-रतिकी अवस्था 
है | सम्भ्रमित ओर स्तम्भित हो जानेकी स्थितिमें भी प्रभावित न होना 
प्रणयका लक्षण है। ब्रजमें भगवान्‌की स्तुति करनेके लिए ब्रह्मा एवं 
शद्धूर-जैसे श्रेष्ठ देवता आये हुए हैं; वे अज्ञलि बाँधकर नतमस्तक होकर 
श्रीकृष्णकी अभ्यर्थना कर रहे हैं। परन्तु प्रणयकी ऐसी महिमा कि ग्वाला 
अर्जुन श्रीकृष्णके कन्धेपर हाथ रखकर मुकुटपर पड़ी हुई धूलि झाड़ रहा 
है । तिरस्कृत, अपमानित, दुःखित और निराश होनेपर भी सख्यका 
उत्तरोत्तर उन्मेष प्रेमका लक्षण है। अपने प्रियतम जिस अवस्थामें रकक्‍खें, 
उसी अवस्थामें रहकर प्रसन्‍त होना और उनकी प्रसन्नताके लिए ही 
प्रत्येक चेष्टा करना स्नेहका लक्षण है। रागका अथ॑ है स्वस्वका बलि- 
दान, अपने लिये कुछ न रखना । अद्वत्थामाने श्रीकृष्पपर बाण चलाया 
अर्जुनने आग्रे होकर उसे अपनी छातीपर ले लिया और उसे मालूम 
हुआ मानो किसीने सुकुमार पुष्प फेंक हैं । श्रीकृष्फका सखा वृषभ जेठकी 
दुपहरीमें नंगे सिर श्रीकष्णको माला पहनानेके लिए फूल चुन रहा है। 
सूयंकी प्रखर किरणें उसे ऐसी मालूम होती हूँ मानो शरद॒की चाँदनी हो । 


सख्य रसमें संयोगके ही समान वियोग भी होता है। सहृदय पुरुषोंका 
कहना है कि बिना वियोगके संयोगकी पुष्टि नहीं होती। भगवान्‌ 
श्रीणकृष्के वियोगमें गोपियोंकी क्या अवस्था होतो है--यह्‌ प्रायः लोग 
जानते हूं! हैं। अपने सखा व्यामसुन्दरसे बिछुड़नेपर ग्वाल-बालोंकी 
स्थिति भी वेसी ही हो जाती है। श्रीरूपगोस्वामीने इनका बड़ा मामिक 
वर्णन किया है। उसके स्मरण मात्रसे एक बार तो पत्थर-सा हृदय भी 
पिघल ही जाता है। एक ग्वाल, श्रीकृष्णका विरही ग्वाल क्या कह रहा 
'है, सुनिये तो सहो-- 


सख्य-रस ६५९, 


अधघस्य जठरानलात्‌ फणिह्दस्प चर क्ष्वेडतो 
दवस्थप कघलादपि त्वमवितान्र येषासभू:ः । 


इतस्त्रितवतोष्प्पतिप्रकटघो रघाटीधरातु 
फथं ग विरहज्वरादव्स तान्‌ सखीनद्य नः॥ 


मोहन ! अधासुरके जठरानल, कालिय-हदके विष ओर दावानलके 
ग्राससे जिन्हें तुमने बचाया था, वे ही तुम्हारे सखा आज उन तीनोंसे भी 
प्रत्यक्षट: घोरतर शक्तिवाले इस भयडू,र विरहके ज्वारसे भस्म हो 
रहे हैं। तुम कहाँ हो, क्‍यों नहीं हमारी रक्षा करत ? क्या हम दूसरे हो 
गये ? हम वही, तुम वही, कष्ट उससे भी भयद्भूर। फिर तुम्हारा न 
आना--हमारी रक्षा न करना--कहाँ तक उचित है ? 
उद्धव आये ब्रजवासियोंका प्रेम देखने | वे जो कुछ शिक्षा ले गये 
ब्रजसे, महात्माओंने उसका खूब गायन किया है। ग्वालोंकी क्‍या स्थिति 
देखी थी उन्होंने, यह उन्हींके शब्दोंमें सुनिये । वे श्रीकृष्णसे कह रहे हैं-- 
प्रप्तो. भाण्डीरेष्प्पधिकशिशिरे चण्डिसभरं 
तुषारेदपि प्रोढि दिनकरसुताल्रोतसि गतः। 
अपूर्व:. कंसारे सुबलमुखभित्रावलिससो 
बलीवानुत्तापस्तव विरहजन्मा ज्वलयति 0७ 
श्रीकृष्ण, तुम्हारे विरहकी धधकती हुई अपूर्व ज्वाला सुबल आदि 
सखाओंको रात दिन जला रही है। वे जब अत्यन्त शीतल भाण्डीर 
वटकी छायामें जाते हैं, तब वह ज्वाला और भी उग्रतर रूप धारण 
करती है। जब वे यमुनाकी हिमशीतल धारामें प्रवेश करती हैं, तब उस 
ज्वालाका चमत्कार और भी बढ़ जाता है। कहाँ जाये, किसका आश्रय 
लें ? जिस भाण्डीरके नीचे वे तुमसे दाव लेते थे, जिस यमुनामें प्रानी 
उछालकर तुम्हें हरा देते थे--वही भाण्डीर, वही सूनी यमुना आज 
उनको जलागेगी नहीं तो क्या करेगी ? श्रीकृष्ण, तनिक सोचो तो उनके 
तापको। कितने तप्त हैं वे तुम्हारे लिए ? 
अब उनके दरीरमें दम नहीं है--दिन-दिन उनका शरीर छीज रहा 
है, केवल लम्बी साँस ही उनके जीवनकी निशानी है-- 
त्वयि प्राप्ते कंसक्षितिपतिविभोक्षाय नगरों 
गभोरादाभी रावलितनुषु खेदादनुदिनम्‌ । 
चतुर्णा भुतानामजनि तनिमा दानवरिपो 
समोरस्य प्राणादृष्वनि पृथुलता केवलमभूतु ॥ 


जे9 भक्ति-सवंस्क 


तुम तो कंसकी मुक्तिके लिए--सखाओंको छोड़कर इस सुन्दर 
नगरीमें चले आये। उधर उनकी क्‍या दशा है, जानते हो कुछ ? 
ग्वालोंका गम्भीर खेद उनके शरीरको खाये जा रहा है, तुम तो देत्योंके 
दुश्मन हो, उन बेचारोंकी ओरसे इतनी उदासीनता क्‍यों ? देखो तो 
सही ! अब उनके शरीरमें पृथिवी, जल, अग्नि और आकाश कितने कम 
हो गये हैं? बाकी है तो केवल वायु, जो नासिकामार्गंसे बड़े वेगसे चल 
रहा है। अब उनकी मुृत्युमें कोई विलम्ब नहीं है। जल्दी करो, रक्षा 
करो ! उनकी यह कृशता तुमसे केसे सही जा रही है ? 


श्रीकृष्ण ! उनकी व्याकुलता इतनी बढ़ गयी है कि नींद तो उन्हें 
कभी आती हीं नहीं । निद्राने उनकी आँखीको स्वयं छोड़ दिया-- 
नेत्राम्वु जदवन्द्रमवेक्ष्य पुतर॑वाष्पाम्बुप्रेण वरूथपस्य। 
तत्नानुर्वात्ति किल यादवेन्द्र निविद्य निद्रामधुपी मुमोच ॥ 


आँखें कभी खाली हो तब तो नींद आवे ? जब देखो आँसु--बस, 
आँखें आँसुओंसे भरी ही रहती हैं। निद्रासे देखा नहीं गया। उसका भी हृदय 
फटने लगा उनकी विरह-व्यथा देखकर । उसने आता ही छोड़ दिया। 
इस तरह वे कितने दिन स्वस्थ रह सकेंगे ? वे तुम्हारे लिए पागल तो हैं 
ही, उनका यह पागलपन और मत बढ़ाओ श्रीकृष्ण ! 


उनका जीवन आल्म्बशुन्य हो रहा है। तुम्हीं थे उनके जीवन, 
उनके सर्वस्व, और आलम्बन, सो तुम्हीं नहीं रहे। अब वे केसे जीवित 
रहें ? एक ग्वालने मुझसे कहा था-- 
गते वुन्दारण्यात्‌ प्रियसुहदि गोष्ेश्व रखते 
लघ॒भूत॑ सथः: पतदतितरामुत्पतदपि । 
नहि अआरामं॑ भ्रामं॑ भजति चदुलं तुलमभिव मे 
निरालम्बं चेतः क्वचिदषि विलम्बं छवसपि॥ 


जब मेरे प्यारे सखा श्रीकृष्ण वुन्दावनसे चले गये, एक क्षणके लिए 
भी मेरा चित्त कहीं स्थिर नहीं हुआ । वह रुईकी तरह हलका होकर 
इधर-ठंघर उड़ता हो रहता है। उसका भटकना बन्द ही नहीं होता । 
कभी आकाशतमें जाता है तो कभी पातालमें। जहाँ उसके आलम्बन 
श्रीकृष्ण हो नहीं. वहाँ वह केसे ठहरे ? अब रवाल-बाल धबरा गये हैं, 


सख्य-रस ७१ 


उनके धैयंका बांध टूटने हो वाला है। श्रीकृष्ण ! मैंने कई महोनोंतक 
रहकर स्वयं उनकी दशा देखी है-- 
रचयति निणव॒त्तो पाशुपाल्ये निर्वत्ति 
कलयति च कलानां बिस्मृतौं यत्नकोटिम्‌ । 
किसपरमिह वाच्यं जीवितेष्प्यद्य धत्ते 
पदुवर विरहात्ते नाथितां बन्धुवर्ग: ॥ 
वे अब अपनी जोविकाका काम पशुपालन भी छोड़ रहे हैं। गौएँ भी. 
तो हुंकार भर-भ रकर तुम्हें दूंढ़ती ही रहती हैं। जो कुछ उन्हें कलाका-- 
नाचने-गाने-बजाने आदिका ज्ञान है, उसे भूलनेके लिए कोटि-कोटि यत्न 
कर रहे हैं। और तो क्या कहूँ ? श्रीकृष्ण ! अब वे जीनेकी इच्छा भी 
नहीं करते । उन्हें कोई कैसे धीरज बँधावे । 
जान-बूझकर वे अपनी जीविका आदिका त्याग कर रहे हों, ऐसी 
बात भी नहीं है। तुम्हारे विरहके कारण उनमें जड़ता आ गयी है। 
उनकी दशाका स्मरण करके हृदय फटने लूगता है-- 
अनाश्रितपरिच्छदा:. छृशविशीर्णरूक्षाद्भकाः 
सदा विफलवृत्तयों विरहिताइछबिच्छायया । 
विरावपरिवरजितास्तव मुकुन्द गोष्ठान्तरे 
स्फुरन्ति सुहृदां गणा: शिखरजातबुक्षा इब ॥ 
शरीरपर वस्त्र नहीं, दुबले-पतले, अस्त-व्यस्त, रूखे-सूखे, जोविका- 
हीन, सोन्दयंरहित । मुखसे एक शब्द भी नहीं बोलते । ऐसा मालूम 
पड़ता है कि पर्वत-शिखरपर निष्कम्प वृक्ष खड़े हों। श्रीकृष्ण ! उनसे भी 
गयी-बीती हालतमें हैं तुम्हारे सवा । इसका कारण क्या है जानते हो 
न ? तुम्हारा विरह ! तुम्हारे विरहसे ही वे जडप्राय हो गये हैं। मेरी तो 
शाँखें आसुओंसे भरी जा रही हैं, बोला नहीं जाता, क्या तुम इतने निष्ठुर 
हो गये ? 


उनकी व्याधि कल्पनामात्रसे मेरे हृदयकों जज॑रित कश रही है। 
उनकी एक-एक गाँठ टूटती रहतो है--मेरा हृदय टूटा जा रहा है। चलो 
न, अपनी आँखसे ही देख लो ! न हो तो फिर लौट आना-- 
विरहज्वरसंज्वरेण ते ज्वलिता विउरूथगात्रबन्धना। 
यदुवोर तटे विचेष्ठते चिरमाभोरकुमारसण्डलो ॥ 


धर - “अविह सर्द॑स्द 


कबसे यमुनातटपर ग्वाल-बाल लोट रहे हैं ? हृदय्में तुम्हारे विरहकी 
ज्वाला प्रज्वलित हो रही है, शरीरका एक-एक बन्धन टूटु रहा है। क्‍या 
तुम उन्हें इस स्थितिमें देख सकोगे ? श्रीकृष्ण ! तुम्हारी यह गम्भीरता 
नष्ट होकर रहेगी। तुम्हें उनको अपने गले लगाना पड़ेगा । 


उनकी उन्मत्त चेष्टा कल्पनातीत है। तुम आज मथुराके स्वामी हो, 
भूल जाओ उन्हें। परन्तु सोचो तो, क्या यह उचित है ? उनका उन्माद 
आज सीमाका उललद्भन किये जा रहा है-- 
विना भवदनुस्पृति विरहविश्वमेणाधुना 
जगद्व्यवहुतिक्रम॑ं निशिलमेव विस्मारिताः। 
लुठन्ति भुवि शेरते बत हसन्ति धावन्त्यमो 
रुवन्ति सथुरापते किसपि वल्लवानां गणा:॥ 
विरहके विश्रमने यहाँतक उन्हें उन्मत्त कर दिया है कि वे आपको 
भी भूल गये हैं। जगतुके व्यवहारोंकी मर्यादा तो अलग ही रही । वह तो 
सब-की-सब उसकी स्मृतिसे बहुत डूर हो गयी है। वे कभी जमीनपर 
लोटते हैं, कभी सो जाते हैं, कभी हँसते हैं, कभी दौड़ते हैं, कभी रोते हैं, 
कभी मूच्छित हो जाते हैं। सारे जगत्‌को तुमने सुखी किया, केवल अपने 
ग्वालोंको रुठाया। आज संसारमें आनन्दोत्सव मनाया जा रहा है और 
गोकुलमें सबकी आँखें अन्धी हो रही हैं--किसीकी मूर्च्छा ही नहों टूट 
रही है | यह मूर्च्छा कहीं मृत्युका रूप न धारण कर ले ? 
श्रीकृष्ण! उनकी मृत्यु भी उनसे दूर नहीं। कया मृत्यु इससे कुछ 
भिन्न होती है ? 
कंसारे विरहज्वरोमिजनितज्वालावलोजर्जरा 
गोपा: शलतटे तथा शिथिलितश्वासाइकुरा: शेरते॥ 
वारं वारमबबंलोचन जलेराप्छाव्य _ताब्निइ्चलानु 
शोचन्त्यद्य यथा चिरं परिचयस्निस्धा: कुरड्ा अपि॥ 
श्रोकृष्ण ! तुम्हारे विरहज्वरकी लहरोंसे उत्पन्न ज्वालाओंने उनको 
इतना जजौरित कर दिया है कि तुम्हारे ग्वाल-बाल पव॑तंको तराइयोंमें 
इस प्रकार पड़े हुए हैं कि अब उनका द्वास भी बन्द हो गया है। देखो, 
उनके परिचित प्रेमी हरिंण अपनी अपरिमित अश्रुधारासे बार-बार 
सींचकर भी जब उन्हें नहीं जगा पाये, उनकी नि३चलताको भंग नहीं 
कर सके तो अब वे बेचारे निरुपाय होनेके कारण शोकाकुल हो रहे हैं। 


'सख्य-रस छरे 


इससे भी अधिक कोई करुण अवस्था हो सकती है ? हृदय फटा-सा 
जाता है उनकी अवस्थाकी कल्पना करके; परल्तु प्रेमियोंकी अवस्थाका 
यहीं अन्त नहीं है। वे मर-मरके जीते है, जी-जीके मरते हैं। मरनेपर भी 
उनके हृदयमे वही व्याकुलता, वही प्रेम और वही मिलनोत्कण्ठा ! परल्तु 
यह रस है। इसका स्वाद जिसको मिल गया, वह इस दुःख या मृत्युका 
प्रतीकार नहीं करता । वह तो जन्म-जन्म इसी अवस्थामें रहना चाहता 
है । भगवान्‌का विरह--संसारके सभी संयोग-सुखोंसे श्रेष्ठ सुख है। कई 
भक्‍त तो यह भी कहते हैं कि भगवानके संयोगसे भी उनका वियोग-- 
विरह अच्छा है। यदि किसीको उनके विरहका घाव लग जाय तो फिर 
उसकी कोई दवा नहीं । दवाकी जरूरत भी नहीं । 


यह ग्वाल-बालोंका विरह प्रकट लीलाके अनुसार है॥, गुप्तलीलामें 
तो इनका कभी भगवानूसे विरह होता ही नहीं। जगतुके लोगोंको 
भगवान्‌के विरहमें कितनी पीड़ा होनी चाहिए, इसका यह निदर्ंनमात्र 
है। इस विरहके द्वारा संयोगकी परिपुष्टि होती है। जिसके विरहमें 
इतना दुःख है, उसके संयोगमें कितना सुख होगा ! जब आगे-आगे गोएँ 
चलती हैं और पीछे-पीछे धुलिधूसरित श्रीकृष्ण बाँसुरी बजाते हुए, ग्वाल- 
बाल उनके स्वरमें स्वर मिलाकर गाते हुए और ताल भरते हुए-- 
कितना आनन्द होता है उस समय ! उसको आननन्‍्द' दब्दकी सीमामें 
बाँधना ही अन्याय है। यह दर्शन देखनेवालों, स्मरण करनेवालोंके 
चित्तमें ही परम रसका सच्चार कर देता है । गोपियाँ--इसी वेशकी देखकर 
तो श्रीकृष्पपर निछावर हुई थीं। जब सख्यकी लीलाओंकों देखनेवाले 
इतने प्रभावित, चमत्कृत और आनन्दित होते हैं, तब जो स्वयं सख्य- 
रसका आस्वादन करते हैं उनके आनन्दकी कल्पना कौन कर सकता 
है? ब्रह्मा भी उनके भाग्यकी सराहना करते है--यन्समित्र॑ परमानन्द॑ 
पूर्ण ब्रह्म सनातनम्‌ ।' श्रीशुकदेवजीके शब्दोंमें-- 


यत्पादपांसुबंहुजन्मकृच्छुतो धृतात्मभिर्यीगिभिरष्यगम्य: । 
स एवं यद्दृग्विधयः स्त्रयं स्थित: कि व्य॑ते दिष्टमतों श्रजोकसाम्‌ ॥ 


४ भक्ति-सवंस्व 


प्रेमनगरका प्रथम दर्शन 


सखी ! आज तुम पहले-पहल इस प्रेमनगरमें आयी हो, इसलिए 
तुम्हें यहाँकी कुछ बातें बताऊँ और भगवान्‌की कुछ लीलाएँ 
खाऊँ। 


भगवान्‌ तो लाड़िलीजीके साथ उस कुज्ञमें चले गये न? अब लीला 
क्या दिखाओगी ? कुछ उनके प्रेमकी बात सुताओ ! मेरी बात सुनकर 
तुम हँसने क्यों लगीं? क्‍या कोई रहस्यकी बात है? यदि है और मैं 
उसे जानने-देखनेकी अधिकारिणी हुँ तो अवश्य बताओ और दिखाओ ।' 
सखी ! भला तुम किस बातकी अधिकारिणी नहीं हो ? तुमपर 
युगल-सरकारकी अपार कृपा है, अनन्त प्रेम है। इस प्रेमनगरमें केवल 
उनकी प्रेमाधिकारिणी आत्माओंका ही प्रवेश हो सकता है । आदचय॑ मत 
करो, प्रेमसे सुनो और देखो, देख-रेखकर आखें सफल करो । भगवावुकी 
लीला बड़ी विलक्षण है, अद्भुत है। तक॑ युक्तियोंसे उसका रहस्य नहीं 
जाना जा सकता । वह तो केवल कपासाध्य है, अनुभवगम्य है। परन्तु 
है और ऐसी ही है, जो कि अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगी । 
मुझे बड़ो उत्सुकता हो रही है। अब विलम्ब मत करो। जल्दी 
दिखाओ ।' 
हाँ हाँ! अब विलम्बकी क्या बात है ? चलो, चलती चलें और 
बात भी करती चलें। देखो, इस प्रेमनगरकी बात निराली है। इसके 
विभिन्न भागोंमें भगवान्‌ विभिन्न प्रकारकी लीलाएँ करते रहते हैं। ये 
लीलाएँ अनादिकालसे अनन्तकालतक अर्थात्‌ सवंदा नित्य प्रवाह-रूपसे 
चलती ही रहती हैं। कभी बन्द नहीं होतीं। किसी प्रकारका प्रलय इस 
नगरका स्पर्श नहीं कर सकता | प्रत्युत ज्ञानके द्वारा प्रकृति ओर प्राकृत 
ज॑गत॒के प्रलयके पदचात्‌ किसी-किसी महापुर्षको भगवान्‌ अपनी इस 
लीलाभमिमें बुला लेते हैं। चलो, देखो, अभी में तुम्हें विभिन्न भागोंमें 
ले चलकर भगवान्‌की दिव्य-लीलाओंका दर्शन कराती हूँ। तुम देखोगी 


प्रेमनगरका प्रथम दर्शन ७५ 


कि कहीं रासलीला हो रही है, तो कहीं चीरहरण हो रहा है। कहीं 
पूर्वराग, तो कहीं मानलीला और कहीं संयोग तो कहीं वियोग हो रहा 
है। तुम आइयय॑ क्‍या करती हो ? यह भगवान्‌की लीला है न ? जेसे 
अनिर्ववनीय भगवान्‌ हैं, वेसी ही अनिर्ववनीय उनकी लीला है। यहाँ 
प्रकृति और प्राकृत गुणोंका प्रवेश नहीं, जड़ताका सच्चार नहीं, यहाँ तो 
केवल चिन्मय-ही-चिन्मय है। भगवद्विग्रह चिन्मय, लीला चिन्मय और 
धाम चिन्मय है। यों भी कह सकती हो कि सब भगवान्‌-ही-भगवान्‌ हैं । 
वे ही लीलाघाम रमणीय और रमणके रूपमें हो रहे हैं ।' 


अच्छा, तो अब चलो, तुम्हें कुछ कुमारियोंके दर्शन कराऊँ। परल्तु 
इससे पहले एक बात और सुन लो ।” इस प्रेमनगरमें कालकी गति तो है 
नहीं, इसलिए एक ही समय कहीं वसन्‍्त, कहीं वर्षा, कहीं शरद्‌, कहीं 
शिशिर और कहों हेमन्‍त ऋतु रहती है। युगल-सरकारके विहार-कुण्डमें 
तो ग्रीष्म-हो-ग्रीष्म चलती है। एक साथ ही कहीं सूर्योदय हो रहा है तो 
कहों सन्ध्या ! कहों रात्रि है तो कहीं दित ! सब भगवान्‌की लीला है न! 


“और उनकी बात क्या सुनाऊँ ? वे एक स्थानपर यशोदाकी गोदमें 
बेठकर मन्द-मन्द मुस्कराते हुए दूध पी रहे हैं तो दूसरे स्थानपर ग्वाल- 
वालोंके साथ खेल रहे हैं और तीसरे स्थानपर गोपियोंके साथ रास- 
विलास कर रहे हैं। उनकी लीला अनन्त है, उनके प्रेमरसके आस्वादनके 
भाव अनन्त हैं। चलो, आज कुछ प्रेम-भावोंका आस्वादन किया जाय । 
हाँ, ध्यान रखना, आज पहला दिन है, किसी एक भावके दर्शनमें ही 
अटक मत जाना। सब कुछ देखती-सुनती मेरे पीछे-पीछे चली आना, 
समझी ? 

देखो सायंकालका समय है, सयंकी रक्तरश्मियाँ हरे-भरे लताकुझ्ों- 
पर पड़कर दूसरा ही रंग ला रही हैं। कुझ्लोंके सामने कुछ नन्‍हीं-नन्हों-सी 
सुकुमार कुमारियाँ बेठी हुई हैं। देख रहो हो न? उनकी आँखें कितनी 
उत्सुकताके साथ किसीकी प्रतीक्षामें लगी हुई हैं। कितनी लगन है, 
कितनी आतुरता है, कितनी बेकली है! बात यह हुई कि आज इन्होंने 
पहले-पहल बाँसुरीकी वह मधुर ध्वनि सुनी है। सुनते हो इनका हृदय 
वशमें न रहा। ये छटपटाने लगीं। क्‍यों न हो? जिसे सुनकर बड़े-बड़े 
मुनियोंसे लेकर शिवतक समाधिका परित्याग करके उसीके रसास्वादनमें 


७६ भंक्ति-सव॑स्व 


लगे रहते हैं, भला उसे सुनकर ये भोली-भाली ब्रजकुमारियाँ कैसे 
अपनेको सम्हाल सकती हैं ? हाँ, फिर उन्होंने जाकर अपनी बड़ी बहनोंसे 
पूछा--यह किसकी ध्वनि है ? जबसे उन्होंने इ्यामसुन्दरकी रूपमाधुरीका 
वर्णन करके उनके प्रेमिल स्वभाव, बाँसुरीवादन और नाता प्रकारके 
विहारोंकी बात इन्हें बतायी है, तबसे इन्हें और कहीं चेन ही नहीं 
पड़ती। बड़ी व्याकुलताके साथ गौओंको चराकर लौटनेका मार्ग देख 
रहे हैं । 


देखो, उधर देखो, इनक्री लालसा पूरी करनेके लिए नन्दनन्दन 
श्रीकृष्ण ग्वालवालोंके साथ बाँसुरी बजाते हुए इधरसे ही निकल रहे हैं । 
आगे-आगे झुण्ड-की-झुण्ड गौएँ हैं। पीछे-पीछे सववाओंकी भीड़ उन्हींके 
स्वरमें स्वर मिलाकर गायन करती हुई उन्हींको देख-देखकर प्रेमकी 
मस्तीमें छकी हुई चली आ रही हैं। काले-काले लम्बे घँघराले बालोंसे 
जड्भली फूल गिरते जा रहे हैं। कपोलोंपर, वनमालापर, पीत पटपर 
ओर बालोंपर भी गो-रज पड़ी हुई है। हाँ, वह देखो, बाँसुरी बजाते- 
बजाते एक बार मुस्कराकर प्रेमभरी दृष्टिसे उनकी ओर देख लिया। 
बस, अब क्या ! ये स॒दाके लिए उनके हाथों बिक गयीं। उनके हृदयमें 
प्रैमका बीज बो दिया गया । इसी अवस्थाका नाम उम्त' है। 


“श्रीकृष्ण चले गये । अब नन्दरानी दूरसे ही दौड़कर उन्हें गोदीमें 
उठा ले गयी होंगी। न जाने क्या-क्या करके वे अपने लाड़ले लालकी 
दिनभरकी थकावट मिटाती होंगी । ये कुमारियाँ भी अब उन्हें पानेका 
यत्न करेंगी । अब आओ , दूसरे प्रदेश चलें ।' 


देखो अभी यहाँ सूर्योदय नहीं हुआ है। अरुणकी अनुरागभरी 
रश्मियोंसे प्राचों दिशाका मुंह लाल हो उठा है। उधर देखो, हेमन्त 
ऋतुको इस सरदीमें कुछ छोटी-छोटी लड़कियाँ श्रीकृष्णके नामोंका मधुर 
संकीतन करती हुई यमुनाकी ओर जा रही हैं। अभी तो इनके सोनेका 
समय है। परन्तु जिसे लमन लग गयी उसे नींद कहाँ ? उसे भला अपने 
आत्माके प्राण मनमोहत्तको पाये बिना कल केसे पड़ सकतो है ? इल्हें 
ठण्डकी परवाह नहीं, शरीरकी सुध नहीं और गुशुंजनोंकी लाज नहीं । 
ये तो प्रेमकी पगली हैं। जानतो हो, ये क्या करती हैं ? इस कड़ाकेके 
जाड़ेमें नग्न होकर धण्टों यमुना-जलूमें स्नान करती- हैं और बालूकी मूर्ति 


प्रेमनग रका प्रथम दर्शन ७७ 


बनाकर कात्याबनी देवीकी पूजा करती हैं। इनका मन्त्र, उफ्‌ कितना 
सीधा मन्त्र है? केसी सरलताके साथ ये अपना मनोरथ्थ देवीके सामने 
प्रकट करती हैं। जरा भी छल-कपट नहीं । कहती हैं 'देवी ! नन्दलाड़ले 
्यामसुन्दर हमारे पति हो जायूँ ।' कितना सीधा मन्त्र है !' 

'एक दिन हमारे मतमोहत सरकार इनपर पा करेगे, इन्हें सर्वदाके 
लिए अपनायेंगे । उन्हें कोई चाहे और वे न मिलें, ऐसा तो ही हो नहीं 
सकता। वे प्रेम-परवश हैं-- दयालु हैं और हैं बड़े भक्तवत्सल। इस 
अवस्थाका नाम है--यत' | इसमें भगवान्‌को प्राप्त करतेकी साधना 
बड़ी लगनके साथ चलती है |! 

'देखो, वह देखो, कुछ गोपवधूदियाँ एकत्रित होकर आपसभें बातचीत 
कर रही हैं। चलो, पाससे सुनें । इस प्रेमनगरमें भगवर्प्रेमके अतिरिक्त 
और कोई बात होती ही नहीं। ये गोपियाँ तो श्रीक्ृष्ण-प्रेमकी मूर्ति हैं, 
इनकी बात सुननेमें बड़ा आनन्द है।' 

हाँ, सुनो एक क्‍या कह रहो है-- 

'सखी ! यहाँकी हरिणियाँ कितनी भाग्यवती हैं, जो बिना किसी 
रोक-टोकके अपने पति क्ृष्णसार मृगोंके साथ श्यामसुन्दरके पास जाती 
हैं और अपनी प्रेमभरी चितवनसे उन्हें निहार-निहारकर अपनी बड़ी-बड़ी 
आँखोंका लाभ लेती हैं और उनकी पूजा करती हैं। उनका वह जीवन 
कितना धन्य है। और हम, हम अपने पतियोंके साथ नहीं जा सकतों । 
काश, हम भी उसी योनिमें होतीं! तब हमें कोई न रोकता । परन्तु 
रोकनेसे क्या होता है ? हम तो इन्हें निहारेंगी, अवश्य निहारेंगी । अब 
किसीके रोक नहीं रुकतीं ।' 

सभी बारी-बारीसे कुछ कह रही हैं। कितना प्रेम है! जीवनमें 
यदि ऐसी लालसा जग जाय तो क्‍या पूछना है ? फिर तो सवंदाके लिए 
भगवानका सान्निध्य प्राप्त हो जाय । देखो, वह देखो, कई गोपियाँ, अपने 
पतियोंके साथ विमानपर चढ़कर दर्शान करने आयी हुई देवाज्भनाओंके 
सोभाग्यकी प्रशंसा करती हुई यमुनाकी ओर बढ़ रही हैं। ये यमुनामें 
स्‍्तान करने और जल भरने तथा दही-दूधके बेचने आदिका बहाना 
बनाकर प्रायः ही इधर आया करती हैं ओर मोहनकी मोहिनीकी झाँकी 
किया करती हैं। इनका प्रेम धन्य है, इनके हृदयकी दशा अत्यन्त 
रमणीय है । इसका नाम है 'ललि'। 


७८ भक्ति-सवस्व 


जब प्राण-प्रियतमके दर्शन होते हैं तब तो आनन्द ही आनन्द रहता 
है, परन्तु यदि एक क्षणके लिए भी वियोग हो जाय तो असीम दुःख भी 
हो जाता है। कई बार ऐसा हाता है कि श्रीकृष्ण कहीं तमालके वक्षोंमें, 
लताओंमें, कुज्नोंमें छिप जाते हैं और गोपियाँ बिना पानीके मछलियोंकी 
भाँति तड़फड़ाने लगतो हैं। देखो, हम तो देख ही रही हैं कि वह आइमें 
खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं और उधर उस गोपीको बुरी दशा हो रही है। 
मेंह पीला पड़ गया है। सिर झुक गया है | आँसू बहाती हुई आँखें इधर- 
उधर चकपकाकर देख रही हैं। चुने हुए फूल गिर पड़े इसका तो क्‍या 
पता होगा, जब उसे अपने तनकी ही सुधि नहीं है। अब वह रोते-रोते 
मूच्छित ही ह।नेवाली है। पर भगवान्‌ उसे मूच्छित थोड़े हो होने देंगे। 
आकर अभी-अभी उठा लेंगे। परल्तु प्रेमकी यह दशा है बड़ी सुन्दर । 
इसे 'दलित' कहते हैं। जिसे यह प्राप्त हो जाय उसीका जीवन 
सफल है। 


“जब दलित” दद्याका सच्चा प्रकाश होता है तभी भगवान्‌ इयाम- 
सुन्दर आकर भिल जाते हैं उस दिनकी बात है--श्रीकृष्ण रासलीलासे 
अन्तर्धान हो गये । हम विकल होकर वन-वनमें भटककर ढूंढ़ने लगीं । 
वृक्षों, लताओं, पशु-पक्षियोंतक्स पूछने लगीं ! परन्तु कौन बताता है। 
वह तो हमारा पागलपन था । ढूँढ़ते-ढूँढ़ते हम अपने आपको भूल गयीं । 
बस; केवल रोना-हौ-रोना अवशेष रहा। परन्तु उसी रोनेके अन्दर 
हमारे हृदयेशवर प्रकट हो गये । कितना सुन्दर था वह क्षण ! उन्हें देखते 
ही मानो मुर्देमें जान आ गयी हो, हम सब उठकर खड़ी हो गयीं । 
किसीने पीताम्बर पकड़ लिया। किसीने अपने हाथोंको उनके कन्धोंपर 
रंखकर अपनी विशेष ममता प्रकट की। उस 'मिलित' दशाका वण्णन 
करना असम्भव है । 


“उस मिलनके पदचातु तो हम सब भूल ही गयीं। विरहका दुःख 
भूल गया और विरह भी भूल गया। उनकी रूपमाधुरीका पान करके 
कोई मस्त हो गयी, तो दूसरों हृदयके अन्तस्तलमें उनके शीतल स्पर्शसे 
समाधिस्थ हो गयी, परन्तु यह समाधि योगियोंकी-सी समाधि नहीं थी । 
इसमें आँखें बन्द तो थों परन्तु इसलिए बन्द थीं कि कहीं हँदयमें विहार 
करनेवाले प्राणवल्लभ इन आँखोंके मार्गसे निकल न जायेँ।' इस संयोग॑- 
सुखकी भस्तीको ही प्रेमियोंने 'कलित' दशा बतलाया है। 


अमनगरका प्रथम दर्शन ७९, 


'हाँ, तो उस दिनकी बात स्मरण करके हमारा हृदय गद्गद हो रहा 
है | सारा-का-सारा दृश्य आँखोंके सामने नाच रहा है। केसा सुन्दर वह 
दृश्य था । सुनो, सुनो, में कहे बिना नहीं रह सकती ।' 

“श्रीष्णके आनेपर सब गोपियाँ तो उनके अनुनय-विनयमें लगी हुई 
थीं, परन्तु रासेश्वरी श्रीराधा? अरे उनके प्रेमकी असीमता तो फूटी 
पड़ती थी। विशेष ममताके कारण प्रणयरोषका भाव प्रकट करती हुई 
वह दूर ही खड़ी थीं। उनकी भौहें चढ़ी हुई थीं। अधर दाँतों तले दबे 
हुए थे और वे विह्वलता प्रकट कर रही थीं। फिर उनका बड़ा अनुनय- 
विनय किया गया। स्वयं श्रीकृष्णने अपनी रूठी हुई प्राणेश्वरीको मनाया, 
तब जाकर कहीं प्रसन्न हुई ।' यह प्रेमसंरम्भकी 'छलित' दशा है। यह 
प्रेमकी बड़ी ऊँची स्थितिमें ही प्रकट होती है। हमारे जीवनमें भला 
भगवानूसे रूठनेकी बात कैसे आ सकती है ? हम डरतो रहती हैं कि कहीं 
वे न हमसे रूठ जायेँ। यद्यपि वे तो प्रेमस्वरूप हैं, भला कभी रूठ सकते 
हैं? परन्तु कभो-कभी इसकी वृद्धिके लिए रूठनेका-सा अभिनय कर 
बेठते हैं। उस समय हमें कितनी वेदना होती है, कह नहीं सकतीं। उस 
दिनकी बात है। उन्होंने रात्रिमें बासुरी बजायी और हम सब घर-द्वार 
छोड़कर निकल पड़ी | हाँ, तो उस समय वे रूठे-से बन गये । कहने लगे, 
घर लोट जाओ। सखी ! यह बात स्मरण करके आज भी हम व्याकुल 
हो उठती हैं। उस समय मनमें यही एकमात्र इच्छा थी कि अब इस 
शरीरको रखकर क्या होगा ? इसे इसलिए हम रखती हैं न कि यह 
प्रियतमके काममें आये, परन्तु जब उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया तो 
इसकी क्‍या जरूरत ? उन्हींका ध्यान करते-करते, उन्हींके विरहकी 
आगमें जलकर हम भर ज'यँगी तो अगले जन्ममें तो उन्हें पा सकेंगी । 
यही सब सोचते-सोचते गोपियाँ उस समय विचलित हो गयी थीं । हमारे 
जीवनमें उस समय प्रेमकी 'चलित'” दशाका पूर्णतः उदय हो आया था। 
और उसी समय भगवान्‌ने हमें अपनाया । कितने प्रेमकी बात है ! कितने 
प्रेमी हैं वे !' 

'यह बात तो ब्रीचमें आ गयी थी। भगवान॒के मिलनेपर उनकी 
अनुकूलता प्राप्त करमेपर हमें जिस परमानन्दकी उपलब्धि हुई, कही नहीं 
जा सकती | यमुनाक कपूरके समान न्मकीले ब्विस्तृत पुछिनपर हमने 
अपनी-अपनी ओढ़नी ब्रिछा दी । वे मुस्कराते हुए उसपर बेठ गये । हम 


<० भक्ति-सर्व॑स्व 


उन्हें धेरकर चारों ओर बेठ गयीं। किसीने उनके चरणोंको अपनी 
गोदीमें लेकर अपने हृदयसे लगा लिया, किसीने उसकी पूजा की। 
किसीने प्रइन पूछे ओर वे बड़े प्रेमसे उत्तर देने लगे। हमारे उस 
सोभाग्यातिरेकको आकाहमण्डलमें ठिठके हुए चन्द्रमा निरनिमेष नयनोंसे 
देख रहे थे, श्याममयी कालिन्दी अपनी कलकल ध्वनिद्वा रा उसका गायन 
कर रही थी और हवा अधखिली कलियोंका सौरभ लेकर धीरे-धीरे 
पंखा झल रही थी । वह प्रेमकी 'क्रान्त' दशा थी (' 


मेरी प्यारी सखि! मैं तुम्हें इसलिए इधर लायी थी कि तुम्हें 
प्रेमनगरके कुछ दृश्य दिखाऊँ, परन्तु में अपनी ही बातोंके कहनेमें इतनी 
लल्डीन हो गयी कि दिखाना हो भूल गयी । अब आओ, आगे चलें, तुम्हें 
विरहलीलाके विभागमें ले चलें । भगवान्‌की नित्य-सहचरी गोपियोंका 
उनसे कभी वियोग नहीं होता, परन्तु भगवानुके विरहमें किस प्रकारका 
दुःख होता है और होना चाहिए, यह बात बतानेके लिए तथा संयो- 
गात्मक रसराजकी पुष्टिके लिए वियोगके दृश्य भी होते हैं। आओ, ले 
चल तुम्हें । 

देखो, उस गोपीका दिव्य उनन्‍्माद तो प्रत्यक्ष हो रहा है न ? एक 
भोर सन्देश लेकर आये हुए उद्धव स्तम्भित-से, चकितससे बेठे हुए हैं, 
वूसरी ओर वह भ्रमरोंकी गुनगुनाहटको ही भगवान्‌का सन्देश मानकर न 
जाने क्या-क्या बक रही है। इसके चित्र-विचित्र जल्प सुनते ही बनते हैं । 
सुनो, सुनो, क्या कह रही है? भोंरोंकोी अपने पास फटकनेतक नहीं देती 
ओर उसे बार-बार डाँटती है कि तुम जाओ मथुरा, यहाँ तुम्हारी जरूरत 
नहीं । देखती नहीं हो क्या ? चिन्ताके मारे सूखकर काँटा हो गयो है, 
आँखोंकी खुमारीसे साफ जाहिर होता है कि उद्बेगके मारे इसे नींद नहीं 
आती । शरीर और कपड़ोंको धोनेकी याद ही नहीं। बार-बार बेसुध हो 
जाती है। मर-मरके जीती है। और वह भी केवल इसी आशासे कि 
कभी-न-कभी प्राणप्यारे श्रीकृष्णके दर्शन हो जायँगे। इसके मनमें केवल 
यही बात है कि शायद मेरे मर जानेके बाद वे आवें और मुझे न पा 
करके दुखी हों । बस, केवल उनके सुखके लिए ही जीवित है, नहीं तो 
न जाने कब वह इप्त संसारसे उठ गयी होतो । इसका नाम है. 'विहृ॒त' 
दशा ।॥' 


प्रेमनगरका प्रथम दर्शन ८१ 


अरे, देखो-देखो, अब इसका हृदय न जाने कैसा हो गया ! कभो 
हँसती है, कभी रोती है, कभी मौन हो जाती है, मानो कोई पत्थरका 
टुकड़ा पड़ा हो। सुनो, क्या कह रही है-- 


प्राणेश्बर | जोवनधन !! आओ, एक बार, केवल एक बार आओ। 
देखो, यह वही यमुना है न, जिसमें तुम जलविहार करते थे ? नाथ ! 
यह वही कदम्ब, वही लताओंका कुझ्ल, वही रात, वहो वृन्दावन और 
वही में; परन्तु तुम, तुम कहाँ हो! आओ-आओ | 
हे नाथ ! हे रमानाथ ! ब्रजनाथात्तिनाशन ! 
मग्नसुद्धर गोविन्द | गोकुल वृजिनाणंवात्‌ ॥ 


क्या तुम आजोगे ? सचमुच आकर मुझे उठा लोगे ? हाँ, तुम 
अवश्य आओगे, आये बिना तुम नहीं रह सकते ।' 

'देखो कहते-कहते रुक गयी, अब बोला नहीं जाता। इसे प्रेमकी 
“गलित' दशा कहते हैं, चलो पाससे चलकर देखें ।' 


अरे यह क्या ! इसका मुँह तो प्रसन्नतासे खिल उठा । एक ही क्षणमें 
इसकी दा बदल गयी। अब तो यह संयोग-सुखसे सन्‍्तृप्त मालूम पड़ती 
है। मस्तीके साथ उठकर तमालको गले लगा रही है। सच है। सच्चे 
विरहमें भगवान्‌ अलग रह ही नहीं सकते । अब॑ इसके लिए सारा जगतु 
प्रियमय हो गया है। अब कभी एक क्षणके लिए भी इसे वियोगका 
अनुभव न होगा । अब “त्रिभुवनमपि तन्मयं विरहे'की सच्ची अनुभूति इसे 
प्राप्त हो गयी । 

अब चलो, युगल सरकारके उस कुजझ्लके पास चलें जिसे छोड़कर 
हम प्रेमनगर देखने चली आयी थीं। जब युगल सरकार निकलेंगे तब हम 
उन्हें निहार-निहारकर निहाल होंगी। आओ, गाती हुए चरलें-- 

इन नयननु छब्रिघास विलोकिय । 

सखि ! चलि वेगि प्रिया निकुंज महे युगल रास रस पोजिय ॥ 

इन नयननु छब्िधिास बिलोकिय । 


८२ भक्ति-सवंस्व 


प्रेम-माधुरी 


चलिये आप मेरे साथ वुन्दावन। शरीरसे नहीं तो मनसे ही सही । 
यह मत पूछिये कि वहाँ क्या है ? वहाँ सब कुछ है--प्रेम है, सद्भीत है, 
मिलन है, विरह है, योग है, शद्भार है। वहाँ क्या नहीं है ? वहाँकी 
अनुरागमयी भूमिके कण-कणमें एक दिव्य उन्माद भरा हुआ है। वहाँके 
पत्ते-पत्तेमें एक विचित्र आकषंण है। आप चाहते क्‍या हैं ? आपकी जन्म- 
जन्मकी लालसा पूरी हो जायगी। वहाँ तो सर्वस्व है। जीवन है वहाँ, 
रस है वहाँ, पूर्ण रसमें रहकर अतृप्ति है वहाँ। चलिये तो सही । वहाँकी 
दिव्य लताओंसे आलिगित सरस रसालकी मज्ञरियोंके मकरन्दसे अन्धे 
हुए भौंरोंको, जो अपनी चशञ्चलता छोड़कर इस प्रकार उनसे लिपट गये 
हैं मानो कारागारमें कैद हों। जब मलयज वायु अपने कोमल करोंसे 
स्पर्श करती है, बौरोंके झूलेपर मस्त हुए मिलिन्दोंको आन्दोलित करती 
है और वे एक साथ ही अत्यन्त मधुर दिव्य संगीत गाते हुए मधु-धारा 
प्रवाहित करनेवाली पृष्पवती लताओंकी ओर बढ़ते हैं, तब नव हृदयमें 
कितना आनन्द आता है, उन्हें देखकर सम्पूर्ण हृदय किस प्रकार रससे 
सराबोर हो जाता है--यह वहीं चलकर देखिये। आप भी श्रीरूप- 
गोस्वामीके समान मधुर कण्ठसे कूक उठेंगे-- 
सुगन्‍ग्धी. माकन्दप्रकरमकरन्दस्यथ मधुरे 
विनिःष्यन्दे बन्दीकृतमधुपव॒ुन्द॑ सुहुरिदम्‌ । 
कृतान्दोल॑ मन्दोन्नतिभिरतिलेइचन्दनगिरे- 
मंसानन्द॑ वुन्दाविपिनमतुल तुन्दिलयति ॥ 
आमके बौरोंके सुगन्धित एवं मधुर मकरन्दके कारागारमें भोरोंको 
बन्द करके मलयाचलसे आनेवाली शीतलनमन्द-सुगन्धित वायुके द्वारा 
मन्द-मन्द आन्दोलित होकर वुन्दावन मेरे अनुपम आनन्दको संवर्धित कर 
रहा है। 
वुन्दावनमें सबसे बड़ा आनन्द तो ब्रज॒देवियोंके दशंनका है। वे गाँवकी 
गँवार ग्वालिनें प्रेमकी मूर्तियाँ ही हैं। नगरकी बनावट उन्हें छृतक 
नहीं गयी है । कितनी भोली हैं वे ! उस दिव्य राज्यमें कपटका तो प्रवेश 
ही नहीं है। केवल उनका हृदय ही दिव्य नहीं है, शरीर भी दिव्य है । 
देखिये, सामने यह वुन्दावन है ! कितना सुन्दर है यह धाम ! परन्तु आप 


प्रेम-माधुरी ८रे 


अभी धामको मत देखिये; ये सामने जो ब्रजदेवी बेठी हैं, उनको देखिये ॥ 
इस समय क्‍या ये ध्यान कर रही हैं ? अजी वृन्दावनमें श्रीकृष्णका ध्यान 
नहीं करना पड़ता । यहाँ तो वे ही इनका ध्यान करते हैं, इनके पीछे- 
पीछे घूमते हैं। फिर ये इतनी तन्‍्मयतासे किस साधनामें तत्पर हैं ? 
अच्छा सुनिये, यह इनका भोलापन है। आप सुनकर हँसेंगे, परन्तु भाव- 
पूर्ण हृदयसे तनिक देखिये तो मालूम होगा कितना गम्भीर प्रेम है। इनका 
हृदय इनके हाथमें नहीं है, निरन्तर व्यामसुन्दरके ही पास रहता है ! 
इनके हृदयमें श्रीकृष्णणी बाँसुरी बजती है, एक क्षणके लिए भी बन्द 
नहीं होती । ये प्रतिपछ उनके मधुर संस्पर्श और रूप-सुधाके पानके लिए 
आकुल रहती हैं। घरमें, वनमें, कुझ्लमें, नदीतटपर, जहाँ भी ये रहती हैं 
वहाँ इनका मन उसी चित्तचोर मोहनको देखनेके लिए मचलता रहता 
है । अब घरका काम-धन्धा केसे हो ? इन्होंने सोचा यह हृदयकी विवशता 
तो अच्छी नहीं है, इसको अपने हाथमें करना चाहिए। यह केसे हो ? 
बिना योग किये यह वहामें केसे हो ? इसलिए आप योग कर रही हैं। 
कितना आइचयं॑ है ! बड़े-बड़े मुनिगण प्राणायाम आदि साधनोंके द्वारा 
मनको विषयोंसे खींचकर जिनमें लगाना चाहते हैं, उन्हींसे मनको हटाकर 
यह गोपी विषयोंमें लाना चाहती है। बड़े-बड़े योगी जिनको अपने चित्तमें 
तनिक-सा देखनेके लिए लालायित रहते हैं, उनन्‍्हींको यह मुग्ध गोपी 
अपने हृदयसे निकाल देना चाहती है ! श्रीरूपगोस्वामीने क्या ही सुन्दर 
कहा है-- 
प्रत्याहृत्य मुनि: क्षणं विषयतो यर्मिन्‌ सनो घित्सति 
बालासो विषयेषु धित्तति ततः प्रत्याहरन्तो मन: । 
यस्य स्फू्तिलवाय हनन्‍त हृदये योगी समुत्कण्ठते 
मुस्धेये किल पश्य तस्य हृदयाप्षिष्क्रान्तिमाकाडक्षति ॥ 
परन्तु क्या इन्हें सफलता मिल सकेगी? ये निविकल्प समाधिमें 
स्थित हो जायँगी अथवा अपने मनको वश्षमें करके घरके कामकाजमें 
लगो रह सकेंगी ? ना, इसकी तो सम्भावना ही नहों है। इनका हृदय 
एक रंगमें रँगा जा चुका है, अब इसपर दूसरा रंग चढ़नेवाला नहीं। ये 
जो कुछ कर रही हैं वह्‌ तो इनके प्रेमका दिव्य उन्माद है। भला, 
श्रीकृष्णके बिना ये जीवित रह सकती हैं ? इनका जीवन तो श्रीक्ृष्णमथ 
है। आप पूछेंगे--भाई, ऐसा उच्च जीवन इन्हें कैसे प्राप्त हुआ ? यह 


<ड भवित-सवंस्वः 


कथा भी बड़ी विचित्र है। गाँवकी बालिका, इन्हें बरसानेके बाहरका 
तो कुछ पता ही न था। एक दिन इन्होंने किसीके मुँहसे कृष्णणा नाम 
सुन लिया | बस, फिर क्या था--पूर्वकी प्रीति जग गयी । “कृष्ण” नाममें 
भी कुछ अद्भुत आकषंण है। जिसके कानोंमें यह समा जाता है, वह 
दूसरा कुछ सुनना ही नहीं चाहता। वह तो ऐसा चाहने लगता है कि 
'कहीं मेरे अरबों कान हो जाते। नामने इनपर मोहनी डाली, इन्होंने 
अपनेको निछावर कर दिया। क्रिया नहीं, इनका हृदय स्वयं निछावर हो 
गया। एक दिन ये यमुनातटपर घूम रही थीं, मुरुलीकी मोहक तान 
सुनकर मुग्ध हो गयों। सखियोंने एक बार श्यामसुन्दरका चित्रपट दिखा 
दिया, आखें निनिमेष होकर रूप-रसका पात करने लगीं। इन्हें मालूम 
नथा किये तोनों एक ही हैं। एल हृदयको तीनपर आसक्ति! इन्हें 
बड़ी व्या हुई। श्रीरूपगोस्वामीने इनको मर्मान्‍्तक पीड़ाका इन्हींके 
शब्दोंमें वर्णन किया है-- 
एकस्य श्रुतमेव लुम्पति मति कृष्णेति नामाक्षरं 
सान्द्रोन्मादपरम्परासुपनयत्यन्पस्थ वंशीकलः | 
एव स्निग्धधनदयुतिसंनसि मे लग्नः पटे वीक्षणात्‌ 
कष्ट धिक्‌ पुरषत्रये रतिरभुन्मन्ये मृति: श्रेयसी ॥ 
एक दिन किसी पुरुषका 'कृष्ण” यह दो अक्षरका नाम सुनते ही मेरी 
युद्धि लुप्त हो गयी । दूसरे दित किसी पुरुषकी वशी-ध्वनि सुनते ही में 
उन्मादिनी हो गयी । तीसरे दिन वर्षाकालीन मेघके समान श्यामसुन्दर 
नवकिशोरको चित्रपटमें देखकर मेरा मन हाथसे बाहर हो गया। बड़े 
दुःखकी बात है। धिककार है मुझे ! तीन-तीन पुरुषोंसे प्रेम ! मर जानेमें 
ही अब मेरा कल्याण है। 
जब इन्हें मालूम हुआ कि यह तीन नहीं हैं, एक ही हैं, तब कहीं 
इनके हृदयकी वेदना शान्त हुईं । एक बेदना तो शान्त हो गयी; परन्तु 
दूसरी लग गयी । उसी दिन इनकी गति बदल गयो। बे केसे मिलेंगे, इस 
चिन्तासे धैये लुप्त हो गया । बार-बार काँप उठतीं, सारे शरीरपर रुवेत- 
बिन्दु झलकते ही रहते। सखियोंसे यह बात छिपी न रही। उन्होंने 
एकान्तमें पूछा--सखी, तुम्हें कया हो गया है ? कौन-सी ऐसी दुलंभ वस्तु 
है, जिसके लिए तुम्हें इतनी चिन्ता हो रही है ? बार-बार तुम्हारे 
शरीरमें रोमान्च हो आता है, कभी आँसू तो कभी पसीना ? इतनी 


अ्रेम-माधुरी <५ 


गम्भीर मुद्रा, जेसी कभी देखी नहीं ! ऐसा क्यों ? हम लोगोंसे क्या 
अपराध हो गया है कि अपने हृदयको व्रेदना हमसे नहीं बता रही हो ? 
क्या हम तुम्हारी अपनी नहीं हैं ? अपने लोगोंसे कोई बात छिपाना अच्छा 
नहीं है। यदि हम तुम्हारी कुछ सेवा कर सकें तो हमें उसका अवसर 
दो। हमें हमारे सोभाग्यसे क्यों वज्चित कर रही हो ? इन्होंने अपनी 
सखियोंसे अपने हृदयकी बात कही और उन लोगोंने इन्हें वुन्दावनके 
कुज्धोंमें श्रीकृष्णके दर्शन कराये । क्या ही सुन्दर दर्शन था ! ये श्रीकृष्णकोः 
देखकर बोल उठीं-- 

नवमनसिजलोलाभघ्रान्तनेत्रान्तमाजः 

स्फुटकिसलयभड्धीसच्धि कर्णाश्वलस्य । 

मिलितमृदुलमोलेम्मालया मालतोनां 

मदयति मम मेधां माधुरी माधवस्प ॥ 

“नवौन प्रेमकी लीलाको प्रकट करनेवाले नेत्रोंकी चश्चल चितवन, 
कपोलोंपर मनोहर पललवोंकी सुन्दर रचना, मुकुटपर मालतीकी माला 
सब मधुर-ही-मधुर ! माधवकी यह माधुरी मेरे धेय॑ंका बांध तोड़ रही है, 
मेरी मेधाको उन्मादिनी बना रही है ।' 

सचमुच ये उन्‍्मादिनी हो गयीं, घरकी सुध भूल गयीं, अपने आपको 
भूल गयीं। परन्तु इनकी चेष्टा ज्यों-की त्यों बनी रही। घरवाले बड़े 
चिन्तित हुए--'यह क्या हो गया ? इस रोगकी क्या चिकित्सा है ? 
वेद्यकमें तो इसका वर्णन नहीं है। हो-न-हो कोई बड़ा ग्रह लग गया है। 
सामने मयूरपिच्छ देखकर काँपने लगती है, गुझ्लाके दर्शनमात्रसे आँखोंमें 
आँसू आ जाते हैं, रोने लगती है। इसके चित्तमें अपूर्व नाव्यक्रीड़ाका 
चमत्कार उत्पन्न करनेवाला न जाने कौन-सा नया ग्रह प्रवेश कर गया 
है, जिससे इसकी यह दशा हो रही है !' 

अग्रे वोक्य शिखण्डखण्डमतिरादुत्कम्पमालस्बते 
गुड्जानां तु बिलोकनान्मुहुरतो साल परिक्रोशति 
नो जाने जनयन्नपूयंनटनक्रीडाचमत्कारितां 
बाकाया: किल चित्तमूमिमविद्यत्‌ कोष्यं नवोनग्रहः ॥ 

यह ग्रह और कोई नहीं है, श्रीकष्ण ही हैं। जिसके चित्तमें वे प्रवेश 
कर जाते हैं, उसकी ऐसी दशा हो जाती है। वह न लोकका रहता है न. 
परलोकका | कम-से-कम लोक और परलोकका स्वाथ रखनेवालोंके लिए 


<६ भक्ति-सर्व॑स्व 


तो वह वेकार ही हो जाता है। एक सखीने श्रीकृष्णके पास जाकर 
इनकी सारी कथा सुनायी--श्रीकृष्ण ! यदि कहीं दूसरे प्रसड्भ वश तुम्हारे 
नामके अक्षर उसके कानोंमें पड़ जाते हैं, तो हमारी प्यारी सखी सिसक- 
सिसककर रोने और काँपने लगती है। और तो क्या कहूँ, संयोगवश 
नये-नये श्याम मेघ उसके सामने आ जाते हैं तो वह उन्हें प्राप्त करनेके 
लिए इतनी उत्सुक हो जाती है कि तत्क्षण उसके चित्तसे पंख प्राप्त 
करनेकी इच्छा हो आती हैं -- 

द्रादत्यनुषड्भधत: श्रुतिमिते त्वन्नामधेयाक्षरे 

न्‍्मादं सरिरेक्षणा विरुवतों धत्ते मुह्॒वेपथुम्‌ । 
आः कि वा कथनोयमन्यदसिते देवान्नवाम्भोधरे 
दृष्टे तं परिरब्धुमुत्युकमति: पक्षद्ववोंमिच्छति ॥ 


नन्‍्दनन्दन श्यामसुन्दरकों जिसने एक बार भर आँख देख लिया 

उसको फिर तृप्ति कहाँ ? वह तो उन्हें देखे बिना रह हो नहीं सकता । 
एक-एक क्षण कल्पके सप्रान हो जाता है। प्रतिक्षण प्यास बढ़तो ही 
जाती है और बार-बार मनमें यही आता है कि हा ! अबतक श्रीकृष्ण 
नहीं आये, उनके बिना यह जीवन निस्सार है। श्रीकृष्णके आनेमें थोड़ा- 
सा विलम्ब होनेपर इन्होंने अपनी सखीसे कहा-- 

अकारुण्य: कृष्णो यदि मयि तवाग: कथमसिदं 

सुधा सा रोदीमें कुद परमिमामुत्त रकृतिम्‌ । 

तमालस्य स्कन्धे सखि कलितदोव॑ल्लरिरियं 

यथा वुन्दारण्पे चिरमविचला तिप्ठति तनुः ॥ 


“हे सखी ! यदि श्रीकृष्ण मेरे लिए निष्ठुर हो गये; वे.अब तक नहीं 
आये, तो इसमें तुम्हारा क्या अपराध है ? तुम व्यथ उदास मत होओ, 
मत रोओ। आगेका काम देखो । ऐसा उपाय करो कि इस श्यामवर्ण 
तमालवृक्षके तनेमें मेरी भुजाएँ लिपटी हुई हों ओर मेरा यह शरोर चिर- 
कालतक वृुन्दावनमें ही अविचलरूपसे रहे ।' 


'यहाँ इन ब्रजदेवीकी यह दशा थी, उधर श्रीकृष्ण पश्चात्ताप कर रहे 
थे। वे सोच रहे थे--'मैंने निष्ठुरता की। कहीं उसके कोमल हृदयका 
प्रेमाइकुर सूख न जाय ! प्रेमके आवेशमें आकर वह कहीं शरीर न छोड़ 
दे। उसको फली-फूली मनोरथ-लता कंहीं मुरझ्ना न जाय । उन्होंने 


प्रेम-माधुरी ८ 


आकर देखा, तमाल वृक्षकी आडमें खड़े होकर देखा, वहाँ प्राणल्यागकी 
पूरी तैयारी है। व्रजदेवी कह रही हैं-- 
यस्योत्सड्सुलाशया शियिलिता गर्वो गुरुम्यस्त्रपा 
प्राणेम्पो5प सुहृत्तता: सखि तथा यूयं परिक्‍्लेशिताः। 
धर्म: सोषपि महान्‌ सया न गणितः साध्वोभिरध्यासितो 
घिग्घेप्य॑ तदुपेक्षातिपषि यदहूं जोधासि पापीयसी ॥ 
“जिसके उत्सड्र-सुखके लिए मैंने गुरुजनोंकी बड़ी लाज छोड़ दी; 
सखिथो ! जिनके लिए तुम लोगोंको, जो कि हमारे प्राणोंसे भी अधिक 
प्रिय हो, इतना क्लेश दिया; जिनके लिए सती साध्वी स्त्रियों द्वारा अनु- 
एिठत महान्‌ धमंका भी मैंने आदर नहीं किया, उन्हींके द्वारा उपेक्षित 
होनेपर भी मैं जीवित हूँ। मैं पापिनी हूँ। मेरे धेयंको धिक्कार है !' 
इस प्रकार कहते-कहते ब्रजदेवी तमालसे लिपटनेके लिए अधीरभावसे 
दोड़ीं; परन्तु यह क्या ? तमालका स्पर्श भी कहीं इतना शीतल होता है ? 
यह मधुर संस्पश्श तो प्राणोंमें मृत्युके बदले अमृतमय जीवनका सच्चार 
कर रहा है। आँखें खोलीं तो देखा यह तो तमाल नहों, श्रीकृष्ण हैं। एक 
साथ ही अनेक प्रकारके भाव उठे और तत्क्षण विक्लीन हो गये । हृदयमें 
आइचयं, प्रेम और आनन्दकी बाढ़ आ गयी । शरीर स्थिर हो गया, आखें 
जम गयीं, मानो अब देखते ही रहना है। ऐसी निधि पाकर उसे आँखोंसे 
ओझल कौन करे ! निरनिमेष नयनोंसे रूप-रसका पान करने लगी। 
श्रीकृष्ण बहुत देरतक रहे-हँसे, खेले, बोले, अनेक प्रकारकी लीला 
करते रहे; परन्तु वे बड़े खिलाड़ी हैं, आँखमिचौनी खेलनेमें तो उनका 
कोई सानी नहीं है। वे फिर आनेका वादा करके चले गये, वे वहाँ रह- 
कर भी छिप गये, वे यहाँ रहकर भी छिपे हुए हैं। ऐसी ही उनकी लीला 
है। उनके जानेपर, सखियोंके बहुत सचेत करनेसे ये घर गयीं। परन्तु 
घरके कतंव्योंकी कौन सँभालता, मन तो इनके हाथमें था ही नहीं । 
इन्होंने सोचा योग करनेसे मन वशमें होता है; चलो, अब योग ही करें । 
यह अपने चित्तंको श्रीकष्णके पाससे खींचनेके लिए, या यों कहिये कि 
श्रीकृष्णको अपने चित्तसे निकालनेके लिए योग कर रही हैं। परन्तु क्या 
यह सम्भव है ? चित्तमें कोई आ जाय तो उसे निकाल सकते हैं ? - चित्त 
कहीं चला जाय तो उसे खींच सकते हैं ? देवी ! तुम भब क्या कर रही 
हो यह ? जो चित्त हो गया है, जिसके बिना चित्तकी सत्ता ही नहीं है, 


८८ भक्ति-सर्वस्व 


उसको तुम चिक्तमें-से केसे निकाल सकोगी ? अस्तु, यह भी तो प्रेम हो 
करा रहा है । प्रेमका स्वरूप ही कुछ ऐसा है। 
नन्दनन्दन श्रीक्ृष्णका प्रेम जिसके चित्तमें उदय होता है, उसके द्वारा 
कितनी ही उल्टी-सीधी चेष्टाएँ होने लगतो हैं, क्योंकि इसमें विष और 
अमृत दोनोंका अपूरव॑सम्मिश्रण है। पीड़ा तो इसमें इतनी है कि इसके 
सामने नये कालकूट विषका गव॑ भी खव॑ हो जाता है। आनन्दका इतना 
बड़ा उद्गम है यह प्रेम कि अमृतकी मधुरिमाका अहड्ड्ार शिथिल पड़ 
जाता है। श्रीरूपगोस्वामीने इसका वर्णन करते हुए कहा है-- 
पोडाभिनंवकालकूटकटुतागवंस्य निर्वासनों 
निःष्यन्देन मुदां सुधामधुरिमाहद्धारसद्भोचनः। 
प्रेमा सुन्दरि नन्दनन्दनपरो जार्गात्त यस्यान्तरे 
शञायन्ते स्फुटमस्य वक्रमधुरास्तेनेव विक्रान्तय:॥ 
इतना ही नहीं, प्रेमकी गति और भी विलक्षण है, क्योंकि प्रेम तो 
'अपने-आपकी मस्ती है, उसमें किसी दूसरेकी अपेक्षा नहीं है। कोई कुछ 
भी कहे, सुने, करे, प्रेमी अपने ढंगसे सोचता है। प्रियतमकी स्तुति सुन- 
कर जहाँ प्रसन्‍न होना चाहिए, वहाँ प्रेमी कभी-कभी उससे तटस्थ हो 
जाता है; वह सब सुन-सुनकर उसके चिक्तमें व्यथा होने लगती है। प्रिय- 
तमकी निन्‍्दा सुनकर जहाँ दुःख होना चाहिए, वहाँ प्रेमी सुखका अनुभव 
करने लगता है--उन बातोंको परिहास समझकर | दोषके कारण उसका 
प्रेम क्षीण नहीं होता, गुणोंके कारण बढ़ता नहीं; क्योंकि वह तो आठों 
पहर एकरस एक-सा रहता है। अपनी महिमामें प्रतिष्ठित, अपने स्वरसमें 
डूबा हुआ नेसगिक प्रेम कुछ ऐसा ही होता है--कुछ ऐसी ही उसकी 
प्रक्रिया है। श्रीरूपगोस्वामीके शब्दोंमें-- 
स्तोत्र यत्र तटस्यतां प्रकठ्पच्चित्तत्य प्ले व्यथां 
निनन्‍्दापि प्रमद प्रयर्छतलि परीहासभिय विजश्वञतो। 
दोषेण क्षयितां गणेन ग़ुरुतां केनाप्यनातन्वती 
प्रेम्ण: स्वारसिकस्य कस्यचिदियं विक्रोडति प्रक्रिया ॥ 
प्रेममनगरकी रीति हो निराली है, स्थूल लोककी मर्यादाएँ उसके 
बाहरी फाटकतक भी:नहीं फटक पातीं। अपने प्रियतमको अपने हृदयसे 
निकालनेके लिए योग ! भला, यह भी कोई प्रेम है? हाँ, अवश्य हो बह 
प्रेम है। शुद्ध प्रेम है। इसीसे तो श्रीकृष्ण इनके बुलानेसे बोलते हैं, 


-प्रेम-माधुरी ८९, 


हँसानेसे हँसते हैं, खिलानेसे खाते हैं। श्रीकृष्ण इनके जीवन-प्राणसे एक 
हो गये हैं। वे अपने श्रीकृष्णको प्राणोंसे अलग करना चाहती हैं इसका 
अथं है कि वे उन प्राणोंको छोड़ देना चाहती हैं, जो बिना श्रीकृष्णके भी 
जीवित हैं । इनका यह योग तभीतक चल सकता है, जबतक श्रीक्ृष्णकी 
बाँसुरी नहीं बजती। जिस समय विद्वविमोहन मोहनकी मुरली बज 
उठेगी, उस समय इनकी सब योग-समाधि भूल जायगी | इतनी मधुरिमा 
है उसमें कि बड़े-बड़े समाधिनिष्ठ योगी इस वातकों अभिलाषा किया 
करते हैं कि वंशीकी मधुर-ध्वनि कब मेरी समाधि तोड़ेगी ! बंशी- 
ध्वनिके सम्बन्धमें जानते हो न वह क्या-क्या कर गुजरती है, इस 
संसारमें-- 

रन्धन्तम्बुभतश्चसत्कृतिपरं कुबंन. सुहुस्तुम्बुर 

ध्यानादस्तरयन्‌ सननन्‍्दनसुखान्‌ विस्मापयन्‌ वेघसम्‌। 

ओत्पुक्यावलिभिबंलि चटुलपन्‌ भोगीन्द्रमाघुर्णयन्‌ 

भिन्दन्नण्डकटाहुभित्तिमभितो बशन्नास वंशीध्वनिः ॥ 

“जब वंशी बजती है, तब बादलोंका गतिरोध हो जाता है। सद्भीत- 
सम्राट तुम्बुर गन्धर्व॑ बार-बार चमत्कत हो उठते हैं। सनक-सनन्‍्दन 
आदिके हृ॒दयमें रसका समुद्र उमड़ने लगता है और वे अपनी सब ध्यान" 
धारणा छोड़ बेठते हैं। ब्रह्मा चकित, स्तम्भित, विस्मित होकर कहने 
लगते हैं--मेरी सृष्टिमें इतना माधुय॑ कहाँ ! रसातलके एकछत्र अधिपति 
देत्यराज बलिका चित्त उत्सुकताकी परम्परांसे अस्थिर हो जाता है। 
देषनाग आघूर्णित होने लगते हैं। अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोंका घेरा तोड़- 
फोड़कर सम्पूर्ण जगतुममं परिव्याप्त हो जाती है यह वंशीध्वनि ।” 

वंशीकी इस उन्मादक स्वर-लहरीके स्पर्शंस अपनेको कौन नहीं भूल 
जाता ? इसीके द्वारा निखिल जगत॒का चुम्बन करके श्रीकृष्ण एक गुदगुदी 
उत्पन्न किया करते हैं, सोये हुए प्रेमको जगाया करते हैं ! 

अभी जो यह ध्यान कर रही हैं, इनकी यह स्थिति है कि यह अपने 
चित्तको श्रीकृष्ससे अलग करना चाहती हैं और इनका चित्त अणु-अणुमें, 
परमाणु-परमाणुमें श्रीकृष्णणो ही देख रहा है। इनका प्रेमोन्‍्मत्त चित्त 
प्रत्येक ध्वनिको श्रीकृष्णणी ध्वनि समझ रहा है। इनके हृदयकी आँखें 
श्रीकृष्णके ही मोहक रूपरसको पीकर छक रही हैं और नासिकामें वही 
उन्मादक दिव्य सुगन्‍न्ध भर रही है। इनके बार-बार मना करनेपर भो 


९० भक्ति स्व॑स्व. 


मन उन्हींके साथ क्रीड़ा करने लगता है और यह भी उसीमें तन्‍्मय हो 
जाती है। घण्टोंतक आत्मविस्मृतिमें रहनेके बाद एकाध बार इन्हें अपनी 
अवस्थाका ध्यान हो आता है और तब यह अपने चित्तको उधरसे 
खींचना चाहती हैं। परन्तु यह योग-साधना क्या इन्हें श्रीकृष्णसे अलग 
कर सकती है ? अजी, योग-साधनामें क्या रखा है, संसारकी कोई भी 
शक्ति इन्हें श्रीकृष्से अलग नहीं कर सकती । और तो क्या, श्रीकृष्ण भी 
इन्हें अपनेसे अलग नहीं कर सकते । 


जानते हो इस समय श्रीकृष्णकी क्या दशा होगी ? इनका यह 
प्रेमोन्माद क्या उनसे छिपा होगा ? नहीं, नहीं, वे सब जानते हैं, अपने 
प्रेमियोंकी अनिव॑चनीय स्थिति देखकर स्वयं मुग्ध होते रहते हैं। अपने 
प्रेमियोंके प्रेमको जगानेके लिए ही तो उनकी आँखसे ओझल हो जाते 
हैं। वे अब भी यहीं कहीं होंगे । इन ब्रजदेवीकी जैसो प्रेममयी स्थिति है, 
वेसी ही उनकी भी होगी। उन्हें सर्वत्र गोपियोंका हो दर्शन होता होगा । 
अब वे आते ही होंगे। देखो न, वह आ रहे हैं। वह फहराता हुआ 
पीताम्बर, मन्द-मन्द पद-विन्यास, हाथमें बाँसुरी, मेघश्याम श्रीविग्रह, 
मन्द-मन्द मुसकान, प्रेममरी चितवन, अनुग्रहपूर्ण भौंहें, उन्नत ललाट, 
गोरोचनका तिलक, काले-काले घुंघराले बाल, मयूरपिच्छका मुकुट-- 
सब-का-सब आँखोंमें, प्राणोंमें, हृदयमें और आत्मामें दिव्य अमृतका 
सच्चार कर रहा है ' देखो तो, कुछ गाते हुए आ रहे हैं। हम लोग अलग 
होकर सुनें और उनकी लीलाओंका आनन्द लें। अच्छा, क्या गुनगुना 
रहे हैं ? 
कं राधा पुरः स्फुरति पश्चिमतदच राधा 
राधाधिसव्यमिह वक्षिणतव्व राधा । 
राधा खलु क्षितितले गगने चर राधा 
राधामयों मस्त बभूव कुतस्त्रिलोकी ॥ 


मेरे सामने राधा है, मेरे पीछे राधा है, मेरे बायें राधा है, मेरे 
दाहिने राधा है, पृथिवीमें राधा है, आकाशमें रंधा है--यह सम्पूर्ण 
बिलोकी मेरे लिए राधाभय क्यों हो गयी ? 


प्रेम-माधुरी ९१ 


परमार्थके पथपर 


शरदकी पूणिमा। नीरव निशीथ। चारों ओर सन्नाठा। भगवती 
भागीरथीकी धवलू धारा अपनी 'हर-हर' ध्वनिके साथ बह रही है। 
हिमालयकी एक छोटी-सी उपत्यकापर बैठा हुआ सुरेन्द्र मानो माँ 
गंगाजीकी लहरियोंमें कुछ बात कर रहा है। शरीर,निरचेष्ट, व्वासका 
पता नहीं। नेत्र निनिमेष | परन्तु उसकी मूक भाषा मानो कुछ संकेत 
कर रही है। 

माँ गंगे ! तुम इतनी चशञ्चल क्यों हो ? तुम इतनी उत्सुकता, इतनी 
आतुरता लेकर किसके पास जा रही हो ? क्या जिनके चरणकमलोंसे 
तुम निकली हो उन्हीं क्षीराब्धिशायी श्रीविष्णु भगवान॒के चरणकमलोंमें 
समाने जा रही हो ? अथवा जिन्होंने तुम्हें प्रेमोन्मत होकर अपने सिरपर 
धारण किया है, उन्हीं केलासपति आनन्दवनविहारी श्रीकाशीविश्वनाथके 
चरण पखारनेके लिए इतनी आकुलतासे पधार रही हो ? 

माँ! तुम अपने पिता हिमाचल, हिमाचलके पुत्र वृक्ष, वनस्पति आदि 
भाई-बन्धुओं, अपने ही जोवनसे सिक्त वात्सल्यभाजन एवं आश्रितों ओर 
हिमकी अपार धनराशिको छोड़कर कहाँ--किस उद्देश्यसे जा रही हो ? 
एक बार मुड़कर पीछे देखती तक नहीं हो, तनिक ठहरकर किसीकी 
बात सुनत्री तक नहीं हो, मार्गमें पड़नेवाले महान्‌ बाधा-विध्नों, बड़ें-बड़े 
पव॑तों-चट्टानोंकी जरा भी परवाह नहीं करती हो। कहाँ जा रही हो 
मेरी माँ ? क्‍यों जा रही हो करुणामयी ? एक बार बोलो तो सही ! हाँ, 
क्या कहा ? क्या कह रही हो? हरि-हरि, हरि-हरि अथवा हर-हर, 
हर-हर, बात तो ठीक है; अबतक में समझ नहीं रहा था। दोनोंका एक 
ही अर्थ है। 

अच्छा, मेरी दयामयी माँ ! यह तो बताओ, में क्‍या करूँ? मेरा 
जीवन किधर जा रहा है ? क्‍या में सचमुच तुम्हारी ही भातिः अपने 
रूक्ष्यकी ओर द्रुतगतिसे बढ़ रहा हूँ ? अभी तो मुझे अपने जीवनका स्वरूप 


«२ भक्ति-सर्वस्व 


ही अज्ञात है। क्या तुम अपने जीवनकी चश्यलता प्रत्यक्ष करके मुझे 
उसकी सीख दे रही हो ? प्यारी अम्मा ! सच्ची बात है, तुम मुझे सीख 
दे रही हो । जीवन चश्चल है. गतिशील है, अस्थिर है। यह प्रतिपल बदल 
रहा है परन्तु एक-सा ही मालूम पड़ता है। अभी-अभी जो तरंगें चन्द्रमाकी 
सुधाधवल किरणोंसे किलोल कर रही थीं, क्षणभरके संस्पशंसे स्फटिककी 
भाँति चमककर इठला रही थीं, वे कहाँ गयीं ? पता नहीं वे कितनी दूर 
निकल गयी होंगी। उनके स्थानपर फिर दूसरी तरंगें अठखेलियाँ कर 
रही हैं, अगले क्षणमें ये भी लापता हो जायँगी । तब क्या जीवनका यही 
स्वरूप है ? 


माँ, मेरी प्यारों माँ! वास्तवमें जीवनका यही स्वरूप है। आइचरयय॑ 
तो यह है कि ध्यानसे-गम्भोरतासे देखा न जाय तो सव कुछ आँखोंके 
सामने होनेपर भो- कुछ समझमें नहीं आता । इसीसे तो इस चब्चलताके 
अतल गर्भमें स्थिर रहकर तुम बड़ी गम्भीरतासे निरन्तर इस चश्बछताका 
निरीक्षण किया करती हो । देवि ! मुझे तो गम्भीर दृष्टि प्राप्त नहीं, केसे 
निरीक्षण करूँ ? 


सचमुच जीवन एक ल्लेल है। इसमें इतने प्रकारके दृश्य सामने आते 
हैं कि उन्हें स्मरण रखना असम्भव है। जीवनभरकी तो क्या बात, एक 
दिनकी घटनावली भी पूर्णतः और क्रमशः स्मरण रखना कठिन है। चाहे 
जितनी सावधानीके साथ डायरीके पृष्ठ भरे जायें, कुछ-न-कुछ अपू्णता 
रहेगी ही। जीवनमें लाखोंसे मिलते हैं, हजारोंसे सम्बन्ध करते हैं, 
सैकड़ोंसे उपकृत होते हैं और दस-पाँचके उपकारकी पाग भी अपने सिरपर 
बाँध लेते हैं। अगणित वस्तुओंके वर्णन सुने हैं, उनके दर्शान किये हैं, 
उनके संग्रह किये हैं और यथासम्भव लाभ भी उठाये हैं। परन्तु क्या 
उनका स्मरण है? जीवनकी अबाध बहनेवाली अगाध धारामें वे न जाने 
कहाँ बह-बिला गये । कुछका स्मरण भो है तो छायामात्र | वह भी केवल 
उन्हींका जिन्होंने हृदयपर कोई ठेस लगा दी या महान्‌ उपकारकें भारसे 
लाद दिया। केवल राग-द्वेषके चिह्न ही अवशेष हैं। उनकी स्मृति ही 
वतंमान जीवन है। मन उन्होंके संस्कार-सागरमें गोते लगा रहा है। 
देखता हूँ, बार-बार देखता हूँ कि मन वर्तमान क्षणमें नहीं रहता । वह 
अभीतककी स्मृतियोंसे उलझा रहता है, अथवा उन्हींके आधारपर 
भविष्यका चित्र बनाकर उसीकी उपेड़बुनमें मस्त रहता है। तब क्या 


परमाथके पथपर ९३ 


यही जीवन है, जिसे अपनी ही सुध नहीं, भूला-सा, भटका-सा, अनजाने 
मार्गंपर निरुहेश्य-निराश और न जाने क्या-क्या हो रहा है ? 

मन-ही-मन यही सब सोचते-सोचते उसकी आँखें कब बन्द हो गयीं, 
इस बातका पता सुरेन्द्रको न चला | वह अपनी विचार-धारामें इस प्रकार 
डूब गया, मानो बाह्य जगत्‌ कुछ हो ही नहीं । वह संलग्न था जीवनकी 
तहमें छिपे हुए रहस्योंके ढंढ़ निकालनेमें । चन्द्रमाने अपनी अमृतमयी 
किरणोंसे उसका सम्मान किया, वासुदेवने धीरे-धीरे उसको थकान 
मिटानेके लिए पंखा झलना जारी रक्खा। परन्तु उसे इन बातोंका पता 
न था सम्भव है, मालूम होनेपर उसके विचारमें बाधा ही पड़ती | परन्तु 
वह तल्लीन था। 

( २ ) 

सुरेन्द्र अभी पच्चीस वषंकी अवस्थाका एक युवक था। विद्यार्थी 
जीवन समाप्त होते ही पिताकी मृत्यु हो जानेके कारण उसे व्यावहारिक 
जीवनमें आना पड़ा था। यहाँ आकर उसने देखा और खूब 'बिचारसे 
देखा धमंके नामपर अधमं, सत्यके नामपर असत्य, सदाचारके नामपर 
कदाचार और परमार्थके नामपर सवा ! भगवान्‌की ओरसे यह अमूल्य 
जीवन प्राप्त हुआ है, उनकी आज्ञासे न्याय एवं सदाचारपूर्वक व्यवहार 
चलाते हुए उनकी ओर बढ़नेके लिए; परन्तु आजकलके व्यवहारकी क्या 
दशा है ? क्या वह भगवान॒की ओर ले जानेमें सहायक है ? 

उसने बड़े-बड़े प्रसिद्ध पुरुषोंस मिलकर उनसे शुद्ध सात्त्विक व्यवहारकी 
शिक्षा ग्रहण करनेकी चेष्टा की; परन्तु उसे अधिकांश अभिमान, दम्भ एवं 
परमार्थंके स्थानपर स्वार्थंके ही दर्शन हुए। जहाँ कहीं कुछ भलाईकी 
बात मिली भी वहाँ सम्मान, प्रतिष्ठा और कीतिकी लिप्साका साम्राज्य 
मिला ! अवश्य उसे दो-चार सज्जन भी मिले; परन्तु या तो उसने भ्रमवश 
उन्हें पहले लोगोंकी भाँति दम्भी आदि मान लिया या उन्होंने उसके 
सुधारकी ओर दृष्टि ही नहीं डाली। 

सुरेन्द्रको बड़ी निराशा हुईं। वह सोचने लगा क्या ये बातें केवल 
किताबोंमें लिखनेकी अथवा व्याख्यान या उपदेशके समय लच्छेदार 
भाषामें कहनेकी ही हैं, इनके अनुसार आचरण करनेवाल्म कोई नहीं है ? 
निष्काम कर्मयोग, अनासक्ति, भगवत्सेवा, परोपकार एवं सेवा आदि क्या 
केवल “आदशो' हैं ? ये कभी जीवनमें नहीं उतरते ? यदि जीवनमें ये 


९ _भक्ति-सबस्व. 


उतरते हैं तो क्या इनके साथ काम, क्रोध, अभिमान आदि भो रह 
सकते हैं ? 

इन बातोंकी चिन्तासे, इन उलझनोंके न सुलझनेसे सुरेन्द्रका जीवन 
निराश हो गया । उसकी उदासीनता प्रतिदिन बढ़ती ही गयी। घरके 
काम-काजमें मनन लगता। मिलनेवालोंको देखकर बड़ी शुँझलाहट 
होती । वह जी चुराकर इधर-उधर लुक-छिपकर अपना विषादमय समय 
काट देता | दिन-का-दिन बीत जाता । आधी रात हो जाती, भोजनकी 
याद न आती, पानी तक नहीं पीता । 


उसकी यह दशा देखकर एक महात्माकों बड़ी दया आयी । सुरेन्द्रकी 
मानसिक स्थितिका उन्हें पूरा पता था। वे एक दिन एकान्तमें सुरेन्द्रके 
पास आये और उसे समझानेकी चेष्टा की | उन्होंने कहा--'भाई ! तुम 
इतने चिन्तित क्‍यों हो ? इस प्रकार अपना अमूल्य समय नष्ट करना 
क्या उचित समझते हो ? तुम आदर्श पुरुष ढूंढ़ते हो? ठीक है, वेसे 
पुरुषकी संसारमें बड़ी आवश्यकता है। परन्तु केवल इसी बातके लिए 
अपने जीवनके वास्तविक उद्देश्यको तो नहीं भूल जाना चाहिए। आदर्श 
पुरुषके ढूँढ़ने या उसकी चिन्ता करनेमें तुम जितनी शक्ति एवं समय लगा 
रहे हो, यदि उन्होंका सदृपयोग करो तो तुम स्वयं आदर्श बन सकते हो । 
हाथ-पर-हाथ धरकर वेठनेसे कोई लाभ नहीं, उत्साहके साथ उठो और 
आगे बढ़ो। इस संसारमें अनेक बाधा-विध्न हैं, ये तुम्हें स्थिर नहीं रहने 
देंगे। यदि पूरी शक्ति लगाकर आगे न बढ़ोगे तो प्रमाद, आलस्य आदिके 
शिकार बन जाओगे। तुम एक मन्त्र य्राद रकखो--“बचो और आगे बढ़ो ।' 
'महापुरुष हो स्थिर रह सकते हैं क्योंकि उन्हें स्थिर आलम्बन मिल गया 
है। जिनका आलम्बन स्थिर नहीं अर्थात्‌ जिन्हें नित्य सत्य भगवानुका 
सम्बन्ध प्राप्त नहीं, वे कहीं स्थिर नहीं रह सकते। उन्हें आगे बढ़ना 
होगा या विवश होकर पीछे--पतनकी ओर हटना पड़ेगा। सम्हल जाओ, 
आगे बढ़ो, यह विषाद तमोगुण है। यह आगे बढ़नेके लिए आवश्यक 
होनेपर भी सर्वंदाके लिए या अधिक॑ समयके लिए वांछनीय नहीं है।' 

सुरेन्द्र उनकी बात बड़े ध्यानसे सुन रहा था। उसे ये बातें बड़ी 
अच्छी मालूम हुईं। उसने सोचा अब इन्हींको आत्मसमपंण कर दूँ, 
'इन्हींकी आज्ञापर चल, ये आदर्श पुरुष जान पड़ते हैं। परन्तु दूसरे ही 
क्षण उसका हंदय एक प्रकारकी आहांकासे भर गया। उसने विचारा-- 


प्रमाथंके पथपर ९५ 


यह भी पहलेके लोगोंके समान हुए ? यह प्रइन उठते ही काँप उठा। 
उसका मनोभाव महात्मासे छिपा न रहा। उन्होंने बड़े प्रेमसे कहा-- 
भाई ! मैं कब कहता हूँ कि तुम मुझपर या किसी व्यक्तिपर विश्वास 
करो। तुम केवल भगवान्‌की आज्ञापर विचार करो। उसीके अनुसार 
चलो। परन्तु चलो अवश्य । इस प्रमाद-आलस्थमय जीवनका परित्याग 
कर दो।' 

सुरेद्दने आँखें नीचे करके कहा--आखिर क्या करूँ ? भगवान्‌का 
आज्ञा कैसे प्राप्त हो ? सभी तो अपने-अपने मतको भगवानुकी आज्ञा 
बताते हैं ।' 

महात्माजीने कहा-'भाई ! तुम्हें इन उलझनोंमें पड़नेकी आवश्यकता 
नहीं । इन्हें सुलझानेके लिए तो विश्ञाल अध्ययन, निमल बुद्धि, गुरुकपा 
और लम्बे समथकी आवश्यकता है। कया तुम गीतापर विश्वास रखते 
हो ? मैं आशा रखता हूँ कि तुम पूर्ण विद्वास करते हो | विश्वास होनेपर 
भी अपनी मानसिक कमजोरीके कारण उसके अनुसार आचरण नहीं कर 
पाते अथवा भाष्यों और टीकाओंके मतभेदोंसे भयभीत हो गये हो । यह 
तुम्हारे मनकी निर्बलता है। उसे अभी छोड़ दो। गीता माताकी शरण 
लो । वह अपने भूले हुए भोले बच्चेको अवश्य मार्ग दिखायेगी। गोताका 
स्वाध्याय करो, गीताका पाठ करो, गीताके एक-एक मन्त्रको अपने दिल- 
दिमागमें भर लो ।' 

महात्माकी इस आदेशपूर्ण बातकों सुनकर सुरेन्द्रको बड़ा ढाढ़स 
हुआ । उसने जिज्ञासाकी दृष्टिसे महात्माजीको ओर देखा । उन्होंने कहा, 
'भेया ! अब विचार करनेकी आवश्यकता नहीं । देखो, तुम्हारा कितना 
समय बेकार जाता है। तुम दस मिनट मेरे कहनेसे और बेकार बिता 
दो । अधिक नहीं कंवल सात दिनोके लिए मेरी बात मान लो। आंजसे 
सोनेके पूव॑पविन्रताके साथ आतं हृदयसे “शिष्पस्तेहं शाधि मां त्वां 
प्रपन्नम्‌' ( गीता २.७ ) वालीं अर्जुनकी प्रार्थना सच्चाईमे करो। सात 
दिनों में ही तुम्हें भगवान्‌की आज्ञा प्राप्त होगी । 

'सात दिनोंमें ही भगवान्‌की आज्ञा प्राप्त होगी! यह सुनकर सुरेन्द्रको 
बड़ी प्रसन्‍नता हुई। उसने उन वृद्ध महाराजके प्रति बड़ी कृतज्ञता 
प्रकट की। वे महात्मा मन-ही-मन उसकी कल्याण-कामना करते हुए 
चले गये | 


९६ भक्ति-सर्व॑स्व 


अब सुरेन्द्रको बड़ी उत्सुकता रहने लगी। सोते, जागते, निरन्तर 
ही उसे प्रतीक्षा रहने लगी कि देखें भगवान्‌की क्या आज्ञा होती है। 
सलते-फिरते जान-अनजानमें कई बार उसके मुंहसे निकल पड़ता-- 
'शिष्यस्तेहहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ।” दिनभरमें सम्पुट लगाकर गीताके 
दो-तीन पाठ भी कर लेता । भगवान्‌के नामका जप भी कुछ हो जाता। 
सात दिनोंमें ही उसके उद्देग, अशान्ति और विक्षेप बहुत कुछ कम हो 
गये। उसकी श्रद्धा और बढ़ी। सातवीं रातको वह बड़ी एकाग्रतासे 
अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगाकर प्रभुकी प्रा्थंना करने लगा। “शिष्यस्ते5हं 
शाधि मां त्ां प्रपन्नम” कहते-कह॒ते उसके मुंहसे प्राथंनाकी झड़ी लग 
गयो । वह न जाने क्या-क्या, कबतक कहता रहा। भगवान्‌के सामने 
आतंभावसे--सच्चे हृदयसे पुकारते-पुकारते उसकी आँखें बन्द हो गयीं । 
कुछ देरके लिए झपकी-सी लग गयी । उसे हम नोंद नहीं कह सकते; 
नयोंकि उस समय वह सत्त्वगुणके साम्राज्यमें था। वहाँ नींद कैसे पहुँच 
ख्रकती है ? तमोगुण वहाँ जा ही तहीं सकता जहाँ प्रभुकी प्रार्थना रहती 
है। नींदके माँवाप तो आलस्य और प्रमाद हैं। अस्त, वह जाग्रत्‌ भी 
नहीं था; क्योंकि उसे वाह्मयज्ञान बिलकुल न था। 


उसी समय उसने देखा कि वह एक दूसरे लोकमें चला आया है। 
बहाँके दृश्य तो सब मनुष्यलोकसे मिलते-जुलते हैं । परन्तु वहाँकी अपेक्षा 
यह स्थान अधिक निरापद, अधिक प्रसाद एवं पुष्टिजनक है। अपनेमें 
बलका अनुभव हुआ । इतनेमें ही एक वयोवुद्ध पुरुष उसके सामने उपस्थित 
हुए । उनके चेहरेसे महत्ता, प्रभाव, दया आदिकी प्रकाशमंयी किरणें 
निकल रही थीं । 


उन्हें देखते ही सुरेन्द्रक्ा सिर उनके चरणोंपर बरबस झुक गया। 
उन्होंने अपने हाथों उठाकर सुरेन्द्रको बेठाया और उसके सम्हल जानेपर 
कहने लगे--'बेटा ! दुःखी मत हो। सचमुच संसारका बन्धन बड़ा भयद्ूर 
है। इसमें बँधे हुए न जाने कितने अभागे जन्म-जन्म॑प्ते भटक रहे हैं। 
परन्तु इसके बनानेका उद्देशय तो इसमें बाँधना न था, यह तो मुक्तिके 
लिए बनाया गया था। बढ़े दुःखकी बात है--परिणाम॑ उलटा हुआ। 
मुक्तिके स्थानपर बन्धन ! उफ, इसीको तो माया कहते हैं, यही तो 
मोहका चक्कर है। इसमें आदर ं पुरुष बहुत-से हुए हैं, हैं और होंगे । 


परमार्थंके पथपर ९७ 


उनका लक्षण यही है कि वे संसारमें रहते हुए भी इससे बँधते नहीं । 
वे भवसागरमें डुबकी लगाते हैं; परन्तु भगवत्प्रेमकी रस्सी पकड़े रखते 
हैं। वे व्यवहार करते हैं, परन्तु उनकी आँखें और उनकी वृत्तियाँ 
भगवानमें लगी रहती हैं। वे कर्ता-भोक्ता रहते हुए भी अकर्ता-अभोक्ता 
रहते हैं। उनका आधार मजबूत है। ऐसा करनेके लिए भगवंदाज्ञा है । 
परन्तु सब तो ऐसा नहीं कर सकते। इसके लिए बड़ी साधना, बड़ी 
तपस्याकी जरूरत है। दस-पाँच दिन सत्संग सुत लिया, दो-चार किताबें 
पढ़ लीं और निष्कामकर्मी--अनासक्त यागी हो गये, यह कोरा भ्रम 
है । इसके लिए त्यागकी, वेराग्यकी, भगवत्कृपाक अनुभवकी अपरिहाय्य॑ 
आवश्यकता है | अभी तुम युवक हो, अशावान्‌ हो, शक्तिमान्‌ हो । उठो, 
जागो, साधनामें लग जाओ | इस संसारका छोड़ो मत, इसे अपने काबूमें 
कर लो ।' 

सुरेन्द्रने अज्ञलि बाँधकर कहा-- भगवन्‌ ! क्या साधन करूँ ? मुझसे 
जो हो सके, प्राणपणसे करनेको तैयार हूँ । आप रुपया उपदेश कीजिये ।' 

महात्माजीने कहा--वत्स ! यह कलियुग है। आजकलके लोग 
अल्पायु, अल्पशक्ति और अल्पमति हैं । ज्ञान, ध्यान, योग और भक्ति यह 
सब इनसे सधनेके नहीं। इसीसे भगवानूने इसको नामयुग कहा है। तुम 
भगवानके नामजपमें लग जाओ । नामका जप, नामका कीतेन, नामका 
पाठ, नामका ही अर्थानुसन्धान और नामका ध्यान करो । वेद, उपनिषद्‌, 
महाभारत, भागवत, रामायण आदि ये सब नामके ही भाष्य हैं। तुम 
सबके मूलका ही आश्रय लो | 


परन्तु सम्भव है कि निरन्तर नाम रटनेमें ही पहले-पहले तुम्हारा 
मन न लगे। इसलिए तुम्हें एक कार्यक्रम बता देता हूँ। तीन महीनेतक 
इसके अनुसार काम करना, आगेकी आज्ञा फिर प्राप्त होगी ।' 


कार्यक्रम बताकर महात्माजी अनन्‍्तर्धान हो गये तब सुरेन्द्रकी आँखें 
खुलीं। उसने देखा कि प्रार्थना करते-हो-करते एक झपकी आ गयी और 
यह सब हो गया । बस, उसी दिनसे वह महात्माजीकी बतायी साधनामें 
जुट गया। रात-दिन एक ही धुन, एक ही लगन, राम-राम-राम-राम- 
राम ! दूसरा शब्द मुँसे निकलता ही न था। लोग कहते सुरेन्द्र तो 
पागल हो गया । सचमुच वह पागल था। अवध्य पागल था परन्तु उस 
अर्थमें नहीं जिसमें लोग कहते थे । 


श८ भक्ति-सवंस्व 


बात-को-बातमें तीन महीने बीत गये । चिन्तितके लिए एक दिन भी 
युग-सा हो जाता है। परन्तु जो काममें लगा है उसके लिए कई वर्ष भी 
कलकी बात-सरीखे हैं । आज उसे स्वप्नमें आज्ञा हुई--सुरेन्द्र ! तुम्हारी 
लगन सच्ची है। तुम्हारा अधिकार ऊँचा है। तम्हें आध्यात्मिक विचारकी 
आवश्यकता है। तुम आदर्श चाहतें होन! चलो हिमालयमें गड्ा- 
तटपर। तुम्हारा कल्याण होगा ।' 


इसी आज्ञाके अनुसार सुरेन्द्र आज गज्भातटपर आया हुआ है और 
माँ गड्भासे न जाने क्या-क्या कहता हुआ तल्लीन हो रहा है, जान 
पड़ता है आज उसकी जिज्ञासा जग पड़ी है। 


( ३ ) 

सिंहकी भयानक गजेनासे सुरेन्द्रकी तललीनता भंग हुई। आँखें 
खोलकर देखा तो सामनेसे एक सिंह मन्थर गतिसे इधर ही चला आ 
रहा है। उसे ऐसा मालूम हुआ मानो स्वयं मृत्यु ही मूतिमान होकर आ 
रही है। उसके सारे शरीरमें बिजली-सी दोड़ गयो। वह सोचने लगा, 
क्या जीवनका यही अन्तिम क्षण है ? क्‍या अगले क्षणमें यह शरीर सिंहके 
मंहमें होगा ? परन्तु यहाँ आनेमें तो स्वप्नवाणीने मेरा कल्याण त्रताया 
थान! तो क्या मृत्यु ही कल्याण है ? क्या मरनेके लिए ही यह जीवन 
प्राप्त हुआ है ? अभी तो भावी सुखकी आशासे में यहाँ बेठा हु ता था, 
बीचमें ही मृत्युकी बात केसी ? क्या प्रत्येक क्षणमें मृत्यु सम्भव है ? अरे, 
क्षणका तो अर्थ ही है मृत्यु। अच्छा, यह जीवन है क्षणमात्र । और क्षण 
मृत्युमय है। तब मृत्यु क्या है? क्‍या मृत्यु जीवनमय है ? यह केसे 
सम्भव है ? यदि जीवन और मृत्युमें कोई भेद न होता तो लोग मृत्युसे 
इतना डरते क्‍यों ? परन्तु विचारसे कोई भेद मालूम नहीं पड़ता। बुद्धि 
तो यही कहती है कि जीवन ही मृत्यु और मृत्यु ही जीवन है। 


सिंह कुछ ठिठका हुआससा दूर खड़ा था। सुरेन्द्र जीवन-मृत्युकी 
मीमांसा कर रहा था। इस समय न उसे भूतकी चिन्ता थी और न तो 
भविष्यकी कल्पना । बचनेका न मौका था, न उपाय था और न ॒चेष्टा 
थी। वह जीवन और मृत्युकी सन्धिमें स्थित होकर दोनोंका ही अन्तस्तल 
देख रहा था। उसने देखा--परिवत्तेतनका एक महान्‌ चक्र, गतिका एक 
अनादि, अपार भँवर । उसी चक्रपर, उसी भँवरमे सब नाच रहे हैं । अणु, 


प्रमार्थंके पथपर ९ 


प्रमाणु, प्रकृति, वन, समुद्र, पव॑त, पृथिवी, ज्ञात, अज्ञात, सिंह और स्वय॑ 
उसका जीवन सब कुछ प्रतिपल बदल रहे हैं, डूब-उतरा रहें हैं। डूबना 
प्रलय है, उतराना सुष्टि है। डूबना मृत्यु है, उतराना ही जीवन है। यह 
क्रम न जाने कबसे है । एक हो, दूसरा नहीं, यह सम्भव नहीं । 

अच्छा, तो इसमें कौन अच्छा है, कौन बुरा है? एकस्से ही हैं। 
अच्छे हैं तो दोनों, बुरे हैं तो दोनों। तब ? तब दोनोंको समान रूपमें 
ग्रहण किया जाय या दोनोंका समान रूपसे त्याग किया जाय ? परन्तु 
एक बात बड़े आइ्चयंकी है। इन दोनोंको समान रूपसे ग्रहण या त्याग 
करनेवाला में कौन हूँ ? में स्पष्ट इनसे पुथक्‌ अपनेको अनुभव कर रहा 
हूँ। तब क्या में जीवन-मृत्युसे परे हूँ ? परन्तु परे होनेपर भी तो लोग 
जीवनसे सुखी और मृत्युसे दुखी होते हैं। इसका कोई कारण तो नहीं 
दीखता | 

सिंहके पैरकी आवाज पास जान पड़ी । एक बार शरीर काँप उठा। 
पर अब उसका मानसिक बल बढ़ गया था। सुरेन्द्रको एक्र भक्तकी बात 
याद आ गयी, जो काले सागसे-डसे जानेपर उसे अपने प्रियतमका दूत 
कहकर प्यार करने लगा था। एक ज्ञानीकी स्मृति हो आथी जो बाघके 
मुँहमें भी उल्लासके साथ 'शिवो5हम्‌, शिवो5हम्‌'की गज॑ना कर रहा था। 
उसने अपनी आँखें खोल दीं। देखकर आश्चयेचकित हो गया । अरे यह 
क्या ? यह तो एक महात्मा थे ? 

सिहके वेषमें सुरेन्द्रकी गतिब्रिधिका निरोक्षण कर लेनेपर उन्होंने 
अपनेको उसके सामने मानव वेझमें प्रकट किया। बोले-- सुरेन्द्र ! देखो, 
प्रात:काल होनेपर आया है। चन्द्रदेव पश्चिम समुद्रके पास पहुँच गये । 
तुम मेरे साथ चलो--मैं तुम्हें 'बोधाश्रम पर ले चलँगा।' 

सुरेन्द्र पीछे-पीछे चलने लगा । 


(हे 
उस स्थानसे बोधाश्रम दूर न था। ' पव॑तके ऊँचे-तीचे रास्तोंसे बात- 
की-बातमें दोनों वहाँ ण्हुँच गये। भगवती भागीरथीकी प्रखर धारासे 
टूटकर एक बड़ा-सा शिलाखण्ड पड़ा था। कुछ तो उसकी बनावंटके 
कारण और कुछ उसके पड़नेके ढंगके कारण उसके नीचे एक बहुत ही 
सुत्दर स्थान निकल आया था। उसीमें महात्माजी रहते थे। बड़ा ही 


१०० भक्ति-सवंस्व 


कोमल बालू उसमें बिछा हुआ था। आसपास ऐसे पत्थर पढ़े हुए थे जिन्हें 
देखते ही उनपर बेठकर ध्यान करनेकी इच्छा हो जाती थी। सामने ही 
अपनी गम्भीर ध्वनिसे ज्ञान-वेराग्य और भक्तिकी शिक्षा देती हुई देवनदी 
गज्भा बह रही थीं। वह नाममात्रका आश्रम था। वास्तवमें तो प्रकृतिकी 
बनायी हुई एक गुफा थी । 
यद्यपि पहाड़ोंकी ऊँचाईके कारण चन्द्रमा पश्चिम समुद्रकी गोदमें 
जातेसे दिखते थे तथावि महात्माजीने सुरेन्द्रके वहाँ पहुँचनेपर कुछ 
रात बाकी थी। महात्माजी और सुरेन्द्रको सम्बोधित करके कहा--यह 
ब्रह्मबेला है। इसमें प्रकृति अत्यन्त शान्‍्त रहती है । प्रक्रृतिके शान्त रहने 
के कारण मन भी शान्त रहता है और वह तीत्र गतिसे अन्तर्देशमें प्रवेश 
करता है। भगवान्‌की प्रार्थना और चिन्तनका यह मुख्य समय है। तुम 
किसी शिलाखण्डपर बैठकर भगवान्‌का चिन्तन करो । यह आश्रम अत्यन्त 
पवित्र है| यहाँके वायुमण्डलमें एकाग्रता भरी है।' 


महात्माजी सुरेन्द्रको भेज ही रहे थे कि एक तीसरे व्यक्तिने उस 
गुफाके द्वारपर आकर महात्माजीको साष्टांग नमस्कार किया। उसके 
अतकित आगमनसे सुरेन्द्र भी रुक गया। महात्माजीने उठकर आशीर्वाद 
दिया । उन्हें इतनी प्रसन्नता हुई मानो उनके आश्रममें स्वयं भगवान्‌ ही 
पधारे हों । उन्होंने प्रेमसे पूछा -'भैया, तुम कबसे यहाँ आये हो ? मेरी 
अनुपस्थितिसे तुम्हें कष्ट हुआ होगा ! इस अनजाने पहाड़ी प्रदेशमें इतनी 
रातको केसे आ गये ? तुम संक्षेपसे अपनी सारी बात कह सुनाओ !! 


पूछते-पुछते महात्माजीने उस नवयुवकको--उस आगन्तुककों अपने 
पास ही बेठा लिया । सुरेन्द्र भी एक ओर बेठ गया। आगगन्तुकने बड़ी 
नम्रतासे हाथ जोड़कर कहा -'महात्मन्‌ु ! आज आपके दर्शन पाकर में 
कृतकृत्य हो गया । आपको ढूँढ़ते-ढूँढ़ते ही में यहाँ आया हूँ । यहाँ आनेका 
कारण क्या बताऊँ ? एक प्रकारसे भगवान्‌की आज्ञा ही समझ लीजिये । 
अब मेरा जीवन सफल हो गया ।' उसके चेहरेपर प्रसन्‍नताका विलक्षण 
प्रकाश छा गया। 

सुरेन्द्र बहुत ही उत्सुक हो रहा था। महात्माजी भी उसका हाल 
जाननेके लिए पर्याप्त उत्कण्ठित हो रहे थे। उन्होंने कहा--'भेथा ! तुम 
अपनी सब बात कहो, तुम्हें यहाँ आनेके लिए भगवान्‌की आज्ञा कैसे प्राप्त 


प्रमार्थंके पथपर १०१ 


हुई ? परन्तु भगवान्‌की लीला बड़ी अज्भूत, बड़ी मधुर होती है। वे न 
जाने कब केसे क्या कर डालते हैं, उसके कहने-सुनने और स्मरण करनेमें 
बड़ा रस है, बड़ा आनन्द है। तुम उनकी लीला सुनाओ । आजकी ब्रह्म- 
वेला इसी प्रकार व्यतीत हो ।' कहते-कहते वे गदगद हो गये । उनकी 
आँखोंसे आँसूकी कई बंदें दुलक पड़ीं । 

आगन्तुकने कहा--भगवन्‌ ! मैं यहाँसे सुदूरपुर्व बंगालका रहनेवाला 
एक ब्राह्मण हूँ । भगवानने कृपा करके मुझे सांसारिक सम्पत्तिसे बचा 
रक्‍्खा है। मुझे धनके अभावका दुःख कभी हुआ भी नहीं। में अपने 
युगलसरकारकी पूजा करता था, प्रसन्‍न रहता था। गत जन्माष्टमीको 
एक ऐसी घटना घट गयी कि मुझे यहाँ आना पडा । मुझपर भगवान्‌की 
अपार कृपा है। उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है। आप सब बातें सुनना 
चाहते हैं तो सुनिये । मुझे भी उनके स्मरणमें बडा आनन्द आता है । 

हाँ, तो उस दिन भादोंकी क्ृष्णाष्टमी थी। मैं ब्रत किये हुए था। 
मन अन्तर्मंख था। संसारमें कुछ सोचनेको था ही नहीं | रह-रहकर मनमें 
यह बात आती थी कि आज यदि भगवान्‌ आ जाते ! वे अँधेरी रातमें 
आते हैं | ठीक है, परन्तु मेरा यह जीवन भी तो अँधेरी रात ही है। ठीक- 
ठीक ! वे दुष्ट देत्योंके विनाशर्क लिए आते हैं। परन्तु मेरे हृदयमें क्या 
कम देत्य हैं ? तब वे क्‍यों नहों आत्ते ? शायद इसलिए कि मेरे हृदयमें 
गोपियों-जेसा प्रेमका भाव नहीं है। फिर भी उनके आनेपर तो वैसा 
भाव हो सकता है। अवश्य, यदि दे आ जाये तो उनके लिए आवश्यक 
सभी बातें हो सकती हैं । परन्तु वे कहाँ आते हैं? ऐसा भाव मनमें आते 
ही बड़ी निराशा हुई | हृदयमें बड़ी वेदना हुई। उस मर्मान्तक पीड़ासे 
मैं छटपटाने लगा । परन्तु वह घटी नहीं। सारा दिन आश्ा-निराशाके 
हन्द्रमें बीत गया । 

'सन्ध्या हुई। सब अपने-अपने ठाकुरजीको सजाने लगे। परन्तु मैं 
क्या सजाता ? मेरे पास कुछ था ही नहीं। भगवान्‌के चरणोंपर कुछ फूल 
चढ़ाये । मिट्टीका एक दिया जलाया। अज्जलि बाँधकर चुपचाप बेठ 
गया । फिर वही बात मनमें आयी--यदि भगवान्‌ आ जाते ! मैं अशञान्त 
हो गया। परन्तु उस अशान्तिमें भी एक शान्ति. विद्यमान थी। मेरी 
आँखोंसे आँसू गिरे, मैं छटपटाया और बेसुध हो गया। मानों मैं एक दूसरे 
ही लोकमें चला गया । 


१०२ भक्ति-स्व॑स्व 


उस समय मेरी अन्तरात्मा स्वयं मुझसे कह रहो थी--“नरेन्द्र | 
( इस आगन्तुकका नाम नरेन्द्र था) तुम पागल हो। देखो, तुम जिस 
संसारमें रहते हो, उसमें भी भगवान्‌ रहते हैं। उसमें भी पद-पदपर 
भगवान्‌को स्मरण करके आनन्दविभोर होनेका प्रतिक्षण अवसर है। 
लोगोंने भगवान्‌को भुला दिया है, जगत्‌॒को भगवानसे रहित मान लिया 
है, इसीसे इतने दु:ख, अशान्ति और उद्देगकी सृष्टि हो गयी है। जिस 
पृथिवीपर तुम रहते हो उसे किसने धारण कर रखा है ? उसकी धलमें 
खेलनेके लिए कौन अवतार लेता है ? इन हरे-भरे व॒क्षोंकी सुहावनी 
छायामें, लताओंके ललित कुज्ञमें कौन क्रोड़ा करता है ? क्या इन्हें देख- 
कर भगवान्‌की स्मृतिमें मग्न नहीं हो जाता चाहिए। जलको देखते ही 
क्या उस जलका स्मरण नहीं हो जाता जिस यमुना-जलमें भगवान्‌ विहार 
करते हैं अथवा जिस सागर-जलमें भगवान्‌ सोते हैं? ये चन्द्र, सुयं, तारा, 
और नक्षत्र चमक-चमककर किसकी आभा प्रकट करते हैं ? इस वायुके 
स्पर्शमें किसके प्राणोंका प्रेममय स्पर्श प्राप्त होता है ? यह नीला आकाश 
किसकी नीलिमाका दर्शन कराता है ? ये सब भगवानृके प्रतीक हैं। इन 
सबके साथ भगवानकी स्मृति है। दुःख नहीं, उद्देग नहीं, चिन्ता नहीं | 


| 


प्रेमसे सर्वत्र भगवान्‌का स्मरण करो, मस्त रहो । 

'अन्तरात्माकी यह ध्वनि सुनते ही मानो मेरी आँखोंपरसे एक परदा 
हट गया । मेरे सामने चारों ओर प्रकाश-हो-प्रकाश दीखने लगा । इस 
लोकसे अत्यन्त विलक्षण दृश्य मेरे सामने आ गया। में उड़ सकता था। 
में जड़ वस्तुओंसे बातें कर सकता था और किसी बातका रहस्य शीघ्र-से- 
शीघ्र समझ सकता था मेंने देखा-- 


बड़ा सुहावना समय था। न धूप थी, न अधेरा । अनेक सूर्योका-सा 
प्रकाश था, परन्तु शीतलूता भी प्रचुर मात्रामें थी। चारों ओर आनन्द- 
की धारा-सी बह रही थी। मेरे मनमें अचानक एक शंका हुई । काल तो 
बड़ा भयद्भुर है। यह सबको खा जाता है। फिर आज इतना कोमल 
क्यों बना हुआ है ? सबको मृत्युके मुखमें ढकेलनेवाला आज जीवन-दाता 
कैसे हो गया ? शद्भ्ा उठते ही मैंने पूछ दिया -'क्यों काल ! आज तुम 
ऐसे परिववातित कैसे हो गये ? मेरा दृष्टि-अरम है अथवा और कोई बात 
है? कालने प्रसन्नतापूर्वक कहा--सचमुच आज मैं परिवरतित हो गया 
हूँ। तुम इसका रहस्य जानना चाहते हो ? अच्छी बात है। सुनो, में 


परमार्थक पथपर १०३ 


तभोतक काल रहता हूँ, मैं तभीतक मृत्यु रहता हूँ, जबतक भगवानसे 
मेरा साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं होता । आज भगवानसे मेरा साक्षात्‌ सम्बन्ध 
होनेवाला है। कालके परे रहनेवाले भगवान्‌ कालकी गोदी पें अर्थात्‌ मेरी 
गोदीमें खेलनेको आ रहे हैं। अब मैं काल न रहूँगा, मृत्यु न रहूंगा । 
भगवानूसे मिलकर, उनसे एक होकर सबके जीवनका कारण बन 
जाऊँगा । मेरा स्वरूप आनन्दमय, प्रेममय, मधुमय हो जायगा। 


'मैं कालके संस्ग और आलापसे स्वयं चकित-स्तम्भित था। में उसके 
आनन्द और भगवत्सम्बन्धकों सुतकर सोचने लगा था। जब आँखें खोलीं 
तब काल मेरे सामने न था। वह कहीं चला गया था। मैंने देखा-- 

दिशाएँ हँस रही हैं, वे प्रसन्नतासे भर गयी हैं। मैं देखते ही सब रहस्य 
समझ गया ! फिर भी मैंने एकसे पूछ ही लिया-- क्यों भाई ! आज इतनी 
सजावट क्यों ? यह साज-श्वृड्भार किसलिए ?” एकने कहा--आज 
हमारे सोभाग्यका दिन है। हमारे पति दिकपाल देत्योंके अत्याचारसे 
बहुत पीड़ित थे। वे उनके बन्दी हो गये थे। अब भगवान्‌ भा रहे हैं । 
दस-बारह दिनोंमें ( देवताओंका एक दिन-रात मनुष्योंका एक वर्ष होता 
है) हमारे पति स्वतन्त्र होकर हमारे पास आ जायँगे। इससे बढ़कर 
हमारे हषंका और क्या कारण हो सकता है ? उन्हीं भगवान्‌॒के आगमन- 
के उपलक्ष्यमें हम आनन्द मना रही हैं । 


'मेरी दृष्टि ऊपर चली गयी। मैंने कहा-- धन्य हो प्रभो ! तुम्हारे 
आगमनसे सब प्रसन्न हैं, शीत्र आओ। क्या तुम आकाशमा्गसे आओगे ?' 
मैंने देखा, नीला आकाश ताराओंसे जगमगा रहा है। ताराएँ बड़ी 
चंचलतासे अपने भाव बदल रही हैं। में शीघ्र ही उनके लोकमें पहुँच 
गया । ताराओंने मेरा बड़ा स्वागत किया। उन्होंने कहा--'यद्यपि हमारे 
पति द्विजराज चन्द्रमा हैं तथापि आज तुम हमारी प्रजा, वंशज नहीं हो । 
आज तो तुम हमारे अतिथि ब्राह्मण हो, तुम्हारी पूजा किये बिना हम 
नहीं रह सकतीं ।” उन्होंने कहा--आज हमारे चन्द्रवंशमें स्वयं भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण आनेवाले हैं--आज त्रिलोकीमें हमारे जेसा सौभाग्यवान्‌ और 
कोन होगा ? ऐसे उत्सवके अवसरपर हम तुम्हारी पुजा किये बिना नहीं 
जाने दे सकतीं ।' में चुप था। अन्दर-ही-अन्दर प्रसन्न हो रहा था। पूजा 
कर लेनेपर एक ताराने कहा--ब्राह्मणकुमार ! तुम्हारी जो इच्छा हो 


ई०ड भवित-सबंस्व 


माँग लो !” में तो यही चाहता था। मेंने निःसंकोच भावसे कहा--हाँ, 
में एक बात माँगना चाहता हूँ। जिन श्रीकृष्ण भगवानुके आगमनके 
कारण इतना उत्सव मनाया जा रहा है, में उनका ही दर्शन चाहता हूँ । 
जिन श्रीकृष्ण भगवान्‌के दर्शनकों सब इतने उत्सुक हैं, उनके दर्शनको 
मेरा मन लालायित हो रहा है वह तारा कुछ ठिठक गयी। उसने 
कहा--तुम बड़े चालाक हो। इससे बढ़कर और कोई वस्तु संसारमें है 
ही नहीं । परन्तु मेरा इतना अधिकार नहीं है कि में तुम्हें दर्शन करा 
सक। ओर आज तो जेलखानेमें जन्म होगा, इसलिए वहाँ तुम्हारा प्रवेश 
नहीं हो सकता; परन्तु में एक उपाय बताती हूँ | तुम जाकर वहाँ फाटक- 
पर रहना । वसुदेवजी जब श्रीकृष्णको गोदमें लेकर गोकुलकी यात्रा करेंगे 
तब तुम उनके पीछे-पीछे गोकुल चले जाना ।” मैं उनका आशीर्वाद लेकर 
वहांसे चल पड़ा । 
नीचे उतरते ही मुझे शीतल मन्द सुगन्ध वायुका स्पर्श हुआ । मैंने 
कहा--अच्छा है, वहाँतक चलनेवाला एक साथी तो मिल गया। बात- 
चीतका सिलसिला छेड़ते हुए मैंने कहा--'वायुदेव ! तुम तो आज बहुत 
प्रसन्न हो ऐसा मालूम पड़ता है। कुछ कहते चलो क्‍या बात है ? वायुने 
कहा-- भाई ! पहले जब भगवानने रामावतार ग्रहण किया था, तब में 
एक प्रकारसे सेवासे वश्चित ही रहा। मेरे पुत्र हनुमान ही उनकी सेवामें 
थे। तभीसे मेरी बड़ी अभिलाषा थी कि भगवान्‌ुका जब अवतार हो तो 
मैं स्वयं सेवा करूँ ! मैं जगत्‌का प्राण हूँ। मुझसे सेवामें त्रुटि नहीं होनी 
चाहिए। इसीसे सेवाका अभ्यास कर रहा हूँ। एक बात ओर है, इस 
बार भगवान्‌ मेरा विशेष उपयोग करेंगे। वे मेरे ही द्वारा बाँसुरी 
बजायेंगे। जब ग्वालबालोंसे खेलते-खेलते, गोपियोंके साथ नाचते-नाचंते 
थक जायँगे, उनके कपोलोंपर श्रमबिन्दु आ जायेंगे तो में उन्हें धीरेसे 
पोंछ दूँगा, उन्हें सुखा दूँगा । वह काम कितनी कोमलतासे होना चाहिए ! 
बस, इसलिए अभीसे अभ्यास कर रहा हूँ | 
'मैं वायुकी सराहना करने लूगा। मेरे मनमें भाव उठा कि अन्तः- 
करण घुद्ध हुए बिना भगवान्‌के दर्शनका सुअवसर नहीं मिलता । इसीसे 
वायु पहले विश्वकी सेवा करके अपना अन्त-करण शुद्ध कर रहा है। इसे 
अवश्य भगवान्‌की सेवा-प्राप्ति होगी । 
'कुछ ही क्षणोंमें हम तारामण्डलसे चलकर मेघमण्डलमें आ गये। 


परमार्थके पथपर १०५ 


बहुत थोड़े-से बादल थे। समुद्रके पास मन्द-मन्द गर्जना कर रहे थे। वे 
समुद्रसे कह रहे थे--समुद्र ! तुम्हारे अन्दर भगवान्‌ रहते हैं, यह सोच- 
कर हम तुम्हारे पास बार-बार आते थे कि तुम हमें भगवानुका दर्शन 
करा दोगे; परन्तु कभी तुमने हमारी प्रार्थना पूरी नहीं की । अब देखो, 
भगवान्‌ स्वयं हमारे-जेसे ( मेघश्याम ) बनकर आ रहे हैं। हमारा 
कितना सौभाग्य है ! हम अपनी बंंदोंसे उन्हें नहलायेंगे, अपनी छायासे 
उनकी सेवा करेंगे। हम धन्य हैं, हम धन्य हैं !' मेंने सोचा -आखिर 
बादल ही तो ठहरे ! इन्हें समुद्रका क्ृतज्ञ होता चाहिए । अबतक समुद्र 
इन्हें जल देता रहा है, जिससे विश्वकी सेवा करके ये अपना अन्तःकरण 
शुद्ध कर सके हैं। भला समुद्रको उलाहना देनेसे क्या लाभ ?” अबतक मैं 
पृथिवीपर पहुँच चुका था । 

'पृथिवी मंगलमयी हो रही थी। वह सोलहो श्वृज्भार करके अपने 
शिशु ( मंगल )को गोदमें लिये आरती सजाये खड़ी थी। मैंने पुछा-- 
क्या है माँ ?' उसका चेहरा प्रसन्नतासे खिल उठा। उसने कहा--बेटा ! 
वही मेरे एकमात्र स्वामी हैं। आज वे आ रहे हैं। उनके इस शिशुको 
उनके चरणोंमें समर्पित करूँगी ! उनके चरणोंका स्पर्श प्राप्त करके धन्य 
होऊँगी। संसारके लोग जो कि मेरे ही धूलिकणोंसे, मेरे सामने पेदा होते 
हैं और फिर चार दिन बाद मेरे देखते-देखते मेरे ही घूलिकणोंमें मिल 
जाते हैं, जब मुझे अपनो कहकर मेरा उपभोग करना चाहते हैं तो मुझे 
बड़ा कष्ट होता है, उन्हें में अपना बच्चा समझती हूँ यह दूसरी बात है, 
परन्तु उनकी धुष्टता तो देखो ! उनका अज्ञान देखकर में दुःखी हो जाती 
हूँ । परन्तु जाने दो इन बातोंको । आज मेरे स्वामी आ रहे हैं। में उनकी 
आरती कहूँगी।' 


में बढ़ते-बढ़ते मथुरामें आ गया था। देखा, वहाँ असमय ही अग्नि- 
होत्रकी बुझी हुई आग जल रही है। अग्निदेवकी लाल-लाल लपटें उठ- 
उठकर अपने स्वर्णमय अक्षरोंसे सूचित कर रही हैं कि हम भगवान्‌के 
मुखसे प्रकट हुई हैं। हमारा काम है देवताओंको भोजन देना | हम देत्योंको 
भोजन नहीं दे सकतीं । इन देत्योंने हमें बड़ा कष्ट दिया है। अब हमारे 
प्रभु आ रहे हैं ! हपें इनके कष्टसे बचावेंगे | हमें अपने मुखमें स्थान देंगे। 
हम क्ृतक्ृत्य हो जायेंगी। आज हमारा जीवन सफल हो जायगा। मैंने 
सोचा, तभी तो इनका वर्ण स्वण॑मय है। भगवानपर निष्ठा रखनेवाला 


१०६ भक्ति-सर्वस्वः 


ऐसा ही होता है। वह जगत्‌को प्रकाश देता है, शक्ति देता है और सुख 
देता है । उसके पास आते ही लोगोंके मल घुल जाते हैं । 


मेरे मनमें अग्निके अनेक गुण आये । मैं जेलखानेके फाटकपर पहुँच 
गया। अभी आधीरात होनेपें कुछ विलम्ब था। पहरेदार सजग थे। मैं 
एक कोनेमें खड़ा हो गया । मैं सोचने लगा--भगवान्‌ जेलेमें क्यों अवतार 
लेते हैं ? वे एक केदी कोखसे क्यों प्रकट होते हैं? जिनके नामके उच्चारण 
मात्रसे सारे बन्धन दूर हो जाते हैं, उन भगवानुको पुत्ररूपमें पानेवाले 
बन्धनमें क्यों ? में इन प्रश्नोंको हल करते-करते विचारमग्न हो गया । 
मुझे ऐसा जान पड़ा कि भगवान्‌ अपनेको बन्धनमें अनुभव करने वालेके 
पास ही प्रकट होते हैं। नियमोंका बन्धन ही मुक्तिका जनक है। स्वंधा 
निराश, उदास, पराधीन ही भगवान्‌के निन्तनमें अधिक सफल होते हैं । 
जो अपनेको किसी बन्धनमें नहीं मानते, जो अपने बलहूपर नाचते हैं, 
और जो विषय-भोगोंकी मस्तीमें झूम ते हैं, उनमें पूर्ण निभंरताका होना 
कठिन है। जिनके लिए संसारका द्वार बन्द है, उनके लिए भगवान्‌का 
दरवाजा खुला है। कितने दयाल हैं प्रभु! मैं सोचते-सोचते तन्मय 
हो गया।' 


'मुझे ऐसा अनुभव होने लगा मानो मेरी दृष्टि पारदर्शिनी हो गयी 
है। मैंने देखा--देवकी-वसुदेव हथकड़ी-बेड़ीसे जकड़े हुए एक कमरेमें बन्द 
हैं। वे हाथ जोड़े खड़े हैं और सामने ही शंख-चक्र-गदा-पद्मधारी भगवान्‌ 
पीताम्बर धारण किये हुए बालकवेश्ञमें मन्द-मन्द मुस्कुरा रहे हैं। उनकी 
वह अलौकिक छवि देखकर मैं मुग्ध हो गया | में उनकी मधुर शब्दावली 
भी सुन रहा था। जब उन्होंने वसुदेवको गोकुल ले चलनेके लिए आज्ञा 
दी तब कहीं जाकर मेरी आँखें खुलीं । मेंने देखा, सचमुच उस समय सभी 
पहरा देनेवाले गहरी नींदमें थे ।' 

“'एकाएक फाटक खुला। में पहलेसे ही टकटकी लगाये प्रतीक्षा कर 
रहा था। भगवान्‌को गोदमें लिये वसुदेव निकले । उनकी हथकड़ी-बेड़ी 
खुल चुकी थीं। क्‍यों न हो, भगवान्‌ ही जो उनकी गोदमें आगये थे ! 
अब भला, बन्धन केसे ? एक सीमाके अन्दर एक चहारदीवारीके भीतर 
वे केसे रहते ? वे गोकुलकी ओर चले। में भी उनके पीछे-पीछे चलने 
लगा ।' 

उस समय आकाझमें कुछ बादल घिर आये थे। वे नन्‍हें-नन्‍्हें जल- 


परमाथंके फप्थपर १०७ 


बिन्दुओंके बहाने भगवान्‌को अपना जीवन सर्मापत कर रहे थे। 
कभी-कभी बिजली चमक जाती थी जिससे मैं गोदके उस विचित्र बालकके 
लाल-लाल तलवों और मुस्कुराते हुए मुखके लाल-लाल होठोंके दर्शन 
कर लेता था। शेषनाग ऊपरसे ही जलबिन्दुओंका निवारण कर रहे थे। 
में संकल्पहीन होकर उनका पदानुसरण कर रहा था। आँखें उन 
नाखूनोंकी ओर लगी थीं, जो उस अँधेरेमें भो कई बार चमक जाते थे । 
मेरी टकटकी तो तब टूटी जब यमुना-तट आ गया और उसकी उत्ताल 
तरज्भोंने अपनी वज्रन-ककंश ध्वनिसे मुझे अपनी ओर आर्काबत किया। 
मुझे पहले तो बड़ा क्रोध आया । मैंने सोचा, वह भगवान्‌के मार्गमें विध्त 
बन रही है। परन्तु दूसरे ही क्षण मैं सम्हल गया। मेंने सोचा, जिसके 
अन्तर्देशमें भगवान्‌ आते हैं बह हष॑के कारण फूल ही उठता है, तो भला 
यमुना क्यों न फूलें ? यह भगवान्‌की प्रेयसी हैं, मानिनी हैं, सम्भवतः रूठ 
गयी हों; परन्तु मुझे पीछेसे सच्ची बात मालूम हुई। वह शेषनागको 
देखकर डर गयी थीं कि कहीं कालियनागकी भाँति कोई दूसरा नाग न 
आ जाय ! इसीसे बढ़कर वे उसके आनेका विरोध कर रही थीं ।' 

“जब भगवानने अपने चरणोंसे स्पर्श करके उन्हें निर्भय कर दिया 
तब उन्होंने अपना हृदय खोलकर उनके सामने रख दिया। वे सूख 
गयीं । भगवान्‌के विरहमें उनकी क्या दशा हो गयी थी, किस प्रकार 
साँपोंने उन्हें अपना घर बना लिया था, यह सब बातें उन्होंने भगवानपर 
प्रकट कर दीं । दयालु जो ठहरे ! एक-न-एक दिन अपनायेंगे ही ।' 

नन्‍्दका द्वार खुला हुआ था। यशोदा पलज्भपर सोयी हुई थीं । 
अबतक उनके पास 'माया' थी। वसुदेव भगवान्‌को यशोदाके पलद्भ पर 
सुलाकर, मायाको लेकर चले गये । में वहीं एक कोनेमें खड़े होकर देखने 
लगा । भगवान्‌ हँस रहे थे। क्‍यों हँस रहे थे ? शायद इसलिए कि मैं 
जिसके पास सटकर हँस रहा हूँ, खेल रहा हूँ, वही सो रहा है । कितनी 
विडम्बना है ! शायद इसलिए कि सब लोग माया छुटनेपर भगवान्‌को 
अपना लेते हैं, पर यशोदा सो रही हैं। क्षणभर बाद हो वे रोने लगे । 
मानो जीवकी इस दयनोय दशापर उनमें करुणाका भाव-सच्ञार हो गया 
हो । सोचा--यह यशोदाको जगानेका उपक्रम है, में वहाँसे हट गया। 
बाहर निकल आया ।' 


बाहर निकलते ही मेरे सामने एक बूढ़े देवता आ गये-। वे देखनेसे 
१०८ भष्ति-सर्वस्त 


ब्राह्मण मालूम पड़ते थे। अब में समझता हूँ कि वे साक्षात्‌ शिव थे । 
उन्होंने मुझसे कहा--अब तुम जाओ। आज भगवान्‌की बहुत-सी 
लीलाएँ देखीं । अब गंगा-तटपर स्थित बोधाश्रमके महात्माके पास 
जाओ | उनकी कृपासे भगवान्‌की और लीलाएँ देख सकोगे ।' 


'इतना कहकर वे अन्तर्धान हो गये। मैं व्याकुल होकर उन्हें प॒कारने 
लगा। पुकारते ही मेरी आँखें खुल गयीं। मैंने देखा, आधी रात बीत 
गयी है। जन्माष्टमीका प्रसाद ले-लेकर लोग घर जा रहे हैं और मैं अपने 
ठाकुरजीके सामने पड़ा हुआ हूँ। वही मिट्टीका दीया टिमटिमा रहा है । 
में दूसरे ही दिन वहाँसे चल पड़ा । आज शरदूकी पूणिमा थी, लगभग दो 
महीनोंमें यहाँ पहुँचा ' भगवन्‌ ! अब आपकी जो इच्छा हो कीजिये, में 
आपके शरणागत हूँ ।' 

भगवानेकी लीला सुन-सुनकर महात्माजी और सुरेन्द्र दोनों ही मुग्ध 
हो रहे थे। सुरेन्द्र तो जड़वत्‌ हो गया था। महात्माजीने कहा भैया ! 
भगवान्‌की लीला ऐसी ही होती है। वे न जाने किस मिससे किसे बड़ाई 
दे देते हैं। में तो उनकी सृष्टिका एक तुच्छ जीव हूँ। मुझमें क्या शक्ति 
है? फिर भी उन्होंने तुम्हें भेजा है। वही तुम्हारा कल्याण करेगा। 
देखो, हम सब भगवान्‌की लीला सुननेमें इतने तन्‍्मय हो गये कि समयका 
ध्यान ही न रहा। सूर्योदय होनेवाला है। शीघ्र ही शौच-स्नानादिसे 
निवृत्त होकर संध्या करो, फिर हम सब मिलेंगे ।' 

भगवतो भागीरथीका पावन पुलिन, मानो कपूरका विस्तृत चबूतरा 
हो । एक चोकोर शिलाखण्ड। उसपर बेठे हुए महात्माजी । स्वाभाविक 
ही स्वस्तिकासन लगा हुआ | सुरेन्द्र और नरेन्द्र पास ही बेठकर उनकी 
ओर एकटक देख रहे हैं। महात्माजीके शरीरसे शान्ति, आनन्द और 
पवित्रताकी प्रेम-मय धारा बह रही है। ओर वे दोनों उसमें डूब-उतरा 


रहे हैं--सराबोर हो रहे हैं। मौनका साम्राज्य है। हिमालयका उत्तुड्भ 
शिखर अपना सिर उठाकर चुपचाप देख रहा है। अनाहत नादके साथ 
अपनी स्वरलहरी मिलाकर गंगा अनवरत उन्मुक्त गायन कर रही है। 


एक साधकने आकर महात्माजीको नमस्कार किया। उसके ऊँचे 
ललाटपर भस्मकी तीन रेखाएँ थीं, गलेमें रुद्राक्षकी माला और मद्रा 
गम्भीर थी । उसके आते हो महात्माजीने आँखें खोल दीं। उन्होंने उसे 


परमार्थंके पथपर १०९ 


मन्द-मन्द मुस्कुराहटकी किरणोंसे नहला दिया। आनन्दकी एक बाढ़-सी 
आ गयी। सुरेन्द्र और नरेन्‍्द्रने भी इस साधकको प्रातःकाल एकान्त- 
चिन्तन करते देखा था। उनके मनमें भी इसके सम्बन्धमें जिज्ञासा और 
उत्सुकता थी। अब उसके पास आ जानेके कारण वे बहुत प्रसन्न हुए । 


महात्माजीने इस साधककों सम्बोधित करते हुए कहा-- ज्ञानेन्द्र ! 
आज तो तुम ब्रह्मबेलासे ही चिन्तन कर रहे थे। इन दोनों ( सुरेन्द्र, 
नरेन्द्र ) के आनेका भी तुम्हें पता नहीं। बताओ, क्‍या सोचते रहे ? 
ज्ञानेन्द्र | चिन्तनके द्वारा किस परिणामपर पहुँचे ? क्या कलवाली बात 
तुमने सोची ? क्‍या दुःख-सुखकी समस्या हल हुई ?' ज्ञानेद्धने बड़ी 
नम्नतासे अज्ञलि बाँधकर कहा--भगवन्‌ ! कल आपने कहा था कि 
सुख-दु:खके द्वन्द आत्मामें नहीं हैं। आत्मा तो इनसे परे इनका साक्षी है । 
यदि उसे दुःखी या सुखी माना जाय तो उसकी साक्षित। और तटस्थता 
ही नहीं बनती । यह सुनकर कल मैं गया | बस, उसी समयसे इस बातका 
मनन होने लगा है। मेरे सामने बार-बार यह प्रश्न आने लगा कि दुःख 
आत्माको नहीं होता तो किसे होता है? ये सुख-दुःख हैं क्या वस्तु ? 
इनका मल क्या है ? कल इनका ठीक-ठीक चिन्तन नहीं हुआ । 

आज मैं प्रातःकाल बैठकर ध्यान करने लगा कि मेरा वास्तविक 
स्वरूप दुःख-सुखसे परे है। इनका सम्बन्ध शरीर और मनसे है। शरीर 
और मनसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं । यह चिन्तन करते-करते मैं तन्‍्मय 
हो गया । और किसी वस्तुका भाव न रहा। मैं-ही-में अकेला रह गया । 
सुख, दु:ख, ज्ञान और अज्ञानकी कुछ स्मृति न रही। एकाएक मेरा वह 
एकाकीपन मिट गया और मेरे सामने अनेकों प्रकारके दृश्य आने लगे। 
मैंने उन्हें अपने चिन्तनमें अन्तराय समझा; हटानेकी चेष्टा की; परन्तु में 
सफल न हो सका। चिन्तन छोडकर टहलने लगा। फिर भी मेरी मान- 
सिक दशा ठीक नहीं हुई। ऐसा जान पड़ता था कि मुझे कोई ऊपर खींच 
रहा है । आखिर में खिच ही गया। बड़ी अद्भूत-अद्भुत वस्तुएँ देखों। 
अब मेरा मन श्ञान्त है। ऐसा मालूम होता है कि मेरा प्रश्न हल हो 
गया । यह सब आपकी ही लीला है। आपसे क्या कहूँ ?' 

महात्माजीने कहा-- ज्ञानेन्द्र ! मेरी कोई लीला नहीं है। सब लीला 
भगवान्‌की है। तुम अपनी सभी बातें स्पष्ट रूपसे कहो । मुझे भी सुनकर 
आनन्द होगा और इन दोनोंको तो साधन-मार्गकी बहुत-सी बातें मालूम 


११० भक्ति-सवंस्व 


होंगी ही। तुम निःसंकोच कहो। यह सब अपने ही हैं !' ज्ञानेन्द्रने 
महात्माजीकी आज्ञा शिरोधायं को। कुछ क्षणोंतक गम्भीर भावसे चुप 
रहनेके पश्चात्‌ वह बोलने लगा। 


ज्ञानेन्द्रन कहा-'मैं ध्यान करते-करते तन्मय हो गया। मुझे मेरे 
अतिरिक्त और कुछ दीखता ही नहों था। केवल मैं था और पूर्ण निश्चिन्त 
तथा आनन्दित था। अचानक मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मेरे सामनेसे 
एक छाया नाच जाती है। यह कुछ थी या नहीं, सो तो मैं नहीं जानता। 
परन्तु मुझे कुछ छाया-सी ही जान पड़ी थी अवद्य । मुझे बड़ा कुतूहल 
हुआ। मेंने इसे ध्यानसे देखा । उसमें कुछ-कुछ स्थिरता मुझे प्रतीत हुई; 
परन्तु अब भी उसमें पर्याप्त चंचलता थी। मैंने सोचा--पास चलकर 
क्यों न देख लँ। में जितना उसक्री ओर चलता, उतना ही वह मुझसे 
टूर भागती। उसके पास पहुँचनेकी इतनी उत्सुकता मेरे मनमें हो गयी 
कि में अपनेको भूलकर उसकी ओर दौड़ पड़ा। अब वह स्थिर-सी हो 
गयी थी । में पास जाकर खड़ा हो गया | उसे देखने लगा ।' 


'क्षणभरमें ही मेरे सामने उसके दो रूप दीखने लगे। मुझे मालूम 
होने लगा कि एक बड़ा सुन्दर मधुर और रमणीय है, दूसरा काला-कलूटा 
तथा किसी कामका नहीं है। में चाहता था कि पहला ही मेरी आँखोंके 
सामने आये, दूसरा न आये । परन्तु ऐसा नहीं हो सका। मैं एकपर आँखें 
डालता तो दूसरा भी अवश्य दीख जाता। धीरे-धीरे पहलेसे मेरी आसक्ति 
हो गयी और दूसरेसे घृणा। मैंने चाहा कि पहलेको पकड़कर अपने हृदयसे 
लगा ल॑ और दूसरेको छोड़ दूँ। बस, हम दो ही रहेंगे। रँगरेलियाँ 
मनायेंगे । परन्तु यह बात हो न सकी। में पहलेको पकड़ता तो दूसरा 
भी आकर सट जाता । मैं उसे झिड़क देता | डॉटता-डपटता भी । परन्तु 
वह मेरी एक न मानता । मुझे क्रोध आया । मैंने उसे मारना भी चाहा । 
परन्तु दूसरेको मारता तो पहलेको चोट लगती । मैं उसके स्पशं, दर्शन 
और स्मरणसे भी घबड़ा उठता। मैं फैस गया, इतना फैंस गया कि 
अपनेको छुड़ााता भी कठिन हो गया ।' 


'कहींसे आवाज़ आयी। मैंने स्पष्ट सुना--तुम पहलेका लोभ, 
आसक्ति और कामता छोड़ दो तो दूसरेसे भी बच जाओगे )” शायद वह 
मेरी ही अन्तरात्माको ध्वनि थी। कई बार मेंने छोड़नेकी चेष्टा की, परन्तु 


परमार्थके पथपर १११ 


बार-बार उसकी ओर झुक गया | न जाने कहाँसे और केसे वहीं आपके 
दर्शन हुए और आपने ज्यों ही कहा कि--तुम्हारा इनसे कोई सम्बन्ध 
नहीं, तुमने झूठमूठ यह आपत्ति अपने सिर मोल ले ली है त्यों ही मैंने 
अपनी आँखें खोल दीं। न वे दोनों थे, न आप थे और न तो छाया ही 
थी। में जेसे ध्यान करने बेठा था वेसे ही ध्यान करता बेठा था। मेंने 
अपने मनकी यह स्थिति देखकर सोचा यह विक्षिप्त हो गया है। अब इस 
समय चिन्तन नहीं होगा । मैं गंगाके किनारे-किनारे टहुलने लगा। इन 
घटनाओंका मेरी समझमें कोई अ्थ नहीं था, यहु एक मनक्रा पागल- 
पन था । 
मैंने गंगा-किनारे देखा। वह एक गुलाबका पेधा था। उसमें एक 
बड़ा सुन्दर फूल खिला हुआ था। आँखें उसपर लग गयीं । उसे देखनेमें 
बड़ा आनन्द आने लगा। मैंने सोचा इसे तोड़ ले और देखा करूँ। इसे 
सूंघ और इसके स्परशंका आनन्द ल। ज्यों ही उसे तोड़नेको हाथ बढ़ाया 
त्यों ही मेरे हाथमें कई काँटे गड़ गये । हाथसे खून बहने लगा । परन्तु वह 
फूल पानेकी लालसासे मैंने काँटोंकी कोई परवाह नहों की | फूल मुझे मिल 
गया। बड़ी प्रसन्नता हुईं। परन्तु कुछ ही क्षणोंके बाद वह कुम्हलाता-सा 
जान पड़ा। मैंने घपसे, हवासे बचाकर उसे ऐसा ही रखना चाहा; परन्तु 
वेसा न रहा, न रहा। बड़ा दुःख हुआ । 
अब में विचार करने लगा, क्या दुःख-सुखका यही स्वरूप है ? क्या 
प्रत्येक सुखके साथ दुःख लगा हुआ है ? क्‍या अपने वास्तविक स्वरूप 
नित्यत्वके अतिरिक्त ओर किसीकी ओर देखना हो दुःखका कारण है? 
मैंने क्या देखा था ? अपनी ही छाया | वे अच्छे और बुरे उसी एकके दो 
पहलू थे ? परन्तु मैं एकको चाहने क्यों लगा ? दूसरेसे द्वेष क्यों हो गया ? 
एकसे सुख और दूसरेसे दुःख क्यों माना ? ओर माना ही नहीं, फँस गया, 
बँध गया । और बँध गया सो ऐसा कि दोनोंको छोड़नेपर ही छूट सका। 
तब कया जो हमें दीखता है, उसमें दो विभाग हैं ही अथवा हम बना लेते 
हैं ? अवश्य बनाते तो हम ही हैं, परन्तु जबतक दोनोंमें एकरस रहनेवाला 
तत्त्व पहचान न लिया जाय तबतक उसमें रमणीय और अरमणीय सुख- 
दुःखका भेद हो ही जायगा । ऐसी स्थितिमें अपनेसे अतिरिक्तको न देखना 
हो श्रेयल्कर है। इतनी बात समझमें आ गयी (कि अपनेसे अतिरिक्त कोई 
सत्ता मानकर उसे पानेकी इच्छा-कामना करना और उसके लिए चेष्टा 


११२ भक्ति-सवंस्व: 


करना ही दुःखका कारण है, दुःखका मल है और इस मूलका मिट जाना 
ही दुःखोंका अन्त हो जाता है। इस दुःखमें सांसारिक दुःख भी सम्मिलित 
हैं। मानो मेरे सामनेसे एक परदा हट गया। मेरे सामने सुख-दुःखका 
नग्न रूप आ गया, और मैं अपनेको, आत्माको उनसे परे अनुभव 
करने लगा ।' 


'मेरे मनमें एक दूसरी बात आयी । मैं सोचने लगा कि इतना सत्संग 
करता हूँ चिन्तन करता हूँ, फिर भो एक सुन्दर-सा फूछ या रूप देखकर 
उसके सौन्दर्यसे विचलित हो गया। यह सवंथा भौतिक है। इसकी ओर 
तो मेरी दृष्टि ही नहीं जानी चाहिए थी। परन्तु उसे देखते ही मन खिंच 
गया । हम श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, स्वगगंकी तो क्या बात 
ब्रह्मलोकके विषय भी हमारे लिए तुच्छ हैं। परन्तु इस तनिक-से रूप- 
रसपर फिसल जानेवाला स्वगं और ब्रह्मलोकका त्याग कैसे करेगा ? मेरे 
मनमें यह प्रदइन इतने प्रबल वेगसे उठा कि मैं छटपटाने लगा। इतना 
दुबंल मन लेकर मैं आत्मराज्यमें कैसे प्रवेश पा सकंगा ? इन तुच्छ 
विषयोंके क्षणिक प्रकाशमें हो अपनेको खो देनेवाला भगवान्‌के अनन्त स्वयं 
प्रकाश-धाममें केसे जा सकेगा ? मैं चिन्तित हो गया, शायद कुछ-कुछ 
निराश भी । परन्तु. उसी समय मुझे एक विलक्षण अनुभव हुआ ।' 
मैं शरीरसे पृथक्‌ होकर ऊपर उठने लगा। उस समय मैंने स्थूल 
जगत्‌को देखा । मेरा शरीर काठके समान पड़ा था। पृथिवीके सभी जीव 
जड़से दीख रहे थे। मेंने सोचा इसी जड़ शरीरके लिए--इनन्‍्हीं जड़ 
बस्तुओंके लिए में सुखी-दुःखी होता था। तो क्या आज इनसे मेरा 
सम्बन्ध टूट रहा है? में इनसे अलग हो रहा हूँ ? परन्तु शरीरके साथ 
मेरा सम्बन्ध अब भी था। एक पतलास्सा ज्योतिमंय सूत्र शरीरके साथ 
मुझे सम्बद्ध किये हुए था। मैं बराबर ऊपर उठता जा रहा था। अनेकों 
योनियाँ देखीं। अनेकों प्रकारके दृश्य देखे। भूत, प्रेत, पिशाच, पितर, 
गन्धरव॑सभीको अपने-अपने कर्मोका फल भोगते देखा। कहीं अन्धकार, 
कहीं प्रकाश, कहीं कुहरा, कहीं धूप। परन्तु में केवल देखता जा 
रहा था।' 
'मैं एकाएक सुयेलोकमें पहुँच गया । वहाँ केवल प्रकाश ही प्रकाश 
था। रात नहीं थी! अन्धकार भी नहीं था , वहाँ बहुत-से दिव्य पुरुष 
निवास करते थे। उनके राजा थे--भगवांत्‌ सविता । उस समय उनके: 


'परमार्थके पंथपर ११३ 


दोनों पुत्र शनेश्चर और यमराज भी उपस्थित थे। यही दोनों मनुष्योंको 
लौकिक और पारलौकिक दण्ड देते हैं। वहाँ मैंने भोगकी अनेकों वस्तुएँ 
देखीं । वहाँ रूपका साम्राज्य था। वहांकी राजरानी संज्ञा थी, जिनकी 
इच्छासे सूर्यके राज्यमें सबका नाम रक्‍्खा जाता है। संज्ञाको देखकर 
मुझे पृथिवीकी संज्ञा याद आ गयी । मैंने सोचा-मेरी पृथिवी कहाँ है, 
जिसपर मैं रहता था ? वहाँसे देखा तो कुछ अणुओंके अतिरिक्त मुझे कुछ 
और नहीं सूझा। मुझे बड़ी उत्सुकता हुई कि मैं जानूँ कि मेरी पृथिवी 
कहाँ है? भारतवर्ष कौन-सा है! मेरे शरीर और मेरी ममतास्पद 
वस्तुओंका क्‍या हाल है ? परल्तु मुझे पता न चला । 

'भगवान्‌ सूर्यने मुझे अपने पास बुला लिया। उन्होंने कहा--भैथा ! 
तुम यहाँ आकर पृथिवीकी स्थिति जानना चाहते हो ? जिसे तुम बहुत 
बड़ी पृथिवी समझते हो, वह यहाँकी दुष्टिसि सरसों-बराबर भी नहीं है। 
मेरे सामने ही न जाने कितनी ही पृथिवियाँ पेदा होती हैं, घूमती रहती हैं 
और मेरे लोकमें समा जाती हैं ? तब तुम पृथवीपरकी किसी वस्तु अथवा 
शरीरकी स्थिति कंसे जान सअंते हो ? जेसे वहांके वैज्ञानिक सूक्ष्म यन्त्रों 
द्वारा एक कणके परमाणुओंका पता लगाते हैं वेसे ही यहाँसे पृथिवीरूपी 
कणके परमाणुओंका पता चलता है ।' मेरे प्रशनका उत्तर मिल गया। मैं 
विचार करने लगा कि जब मनुष्य इतनी छोटी-सी वस्तु है तब वह अपने 
शरार, सम्पात्त आंदपर अभिमान, मद क्‍यों करता है, मैं पृथिवीकी तुलना 
सृर्यछोकसे करने लगा । मुझे ऐसा मालूम हुआ मानो यही परम धाम है, 
यहा परम सुख है आर सूर्य ही त्रिलोकीके स्वामी हैं। मेरे मनमें आया 
कि अब यहीं रहना चाहिए । पृथिवीमें जाकर क्या होगा ?* 

'परन्तु मेरे मनमें जिज्ञासा बनी हुई थी। सूर्य मुझे देखकर हँस रहे 
थे। उन्होंने कहा--भूलोकमें तो तुम रहते ही हो। वहांसे मेरे लोकमें 
आनेके समय जो कुछ तुमने देखा है, वह अन्तरिक्ष अथवा भुवर्लोक है। 
मेरा लोक प्रकाशका लोक है, रूपका लोक है। परन्तु महाँ परम सुख 
नहीं है। हमसे अच्छे तो हमारें राजा इन्द्र हैं। जाओ, में तुम्हें शक्ति 
देता हूँ कि तुम इन्द्रलोकमें जां सको । तुम यहीं रह जाते; परन्तु तुम्हारे 
मनमें परम सुंखकी. जिज्ञासा बनी है, इसलिए तुम यहाँ नहीं हक सकते । 
में उनसे शक्ति पाकर आगे बढ़ा ।' ह 

“विषयोंकी दृष्टिसि यदि कहना हो.तो में कह सकता हुँ कि उतने 


११४ भक्तलि-सवंस्व 


अच्छे और सुन्दर विषयोंकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी जितने 
अच्छे विषय मैंने सुयंछोकसे चलनेपर देखे । सूयंलोकमें केवल रूप था; 
परन्तु आगे चलनेपर तो रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पशं सब-के-सब बहुत 
ही सुन्दर--बहुत ही मधुर थे। में उन्हें देखकर आइचर्यंचकित हो गया। 
वहाँ कुछ करना नहीं पड़ता। इच्छा करते ही मनचाही चीज सामने 
आ जाती । भोगकी इतनी प्रचुरता कभी मेरी कल्पना भी नहीं आयी 
थी। संसारके जिन भोगोंसे मेरी आसक्ति थी उनकी असारता तो यहाँ 
आकर समझमें आयी । नन्‍्दनवन देखा, अमरावती देखी, अप्सराएँ देखीं- 
देवताओंके दिव्य देश देखे । तब क्या यही परम सुख है ? क्या यही 
सुखोंकी पूर्णता है ? मेरे मनमें एकाएक यह प्रइन जाग उठा ।' 
मेरे सामने देवता उपस्थित हुए। उन्हें मैंने श्रद्धा-भक्तिसे प्रणाम 
किया। उन्होंने प्रेससे कहा--'भैया, तुम्हारी जिज्ञासा पूर्ण हो उसीक 
कारण इन भोगोंसे तुम्हारी रक्षा हुईं। नहीं तो इनसे बचकर जाना 
कठिन है। जिन भोगोंकी सामग्रियोंको तुम यहाँ देखते हो, ये यों तो 
कल्पभरतक रहती हैं; परल्तु इन्हें पूरा-पुरा कोई भोग नहीं सकता । 
अपने-अपने पुण्यके अनुसार सब न्यूनाधिक भोग करते हैं। कम भोगनेवाले 
अधिक भोगनेवालोंसे ईर्ष्या करते हैं, अधिक भोगनेवाले कम भोगनेवालों- 
से घृणा । देत्योंके आक्रमण हुआ ही करते हैं। पुण्य क्षीण होनेपर गिरना 
ही पड़ता है; उस समय उन्हें कितनी पोड़ा होती है। और यह है ही 
कितने दिनोंका ? यहाँका कल्प ब्रह्माका एक दिन है। जिसे तुम एक 
कल्प कहकर बहुत बड़ा समझते हो, वह यहाँ चुटकी बजाते-बजाते बीत 
जाता है। इसमें रकखा ही क्या है? आगे बढ़ो और भोगोंकी क्षणिक 
चकाचौंधमें मत भूलो। देखो, यहाँसे आगे ही ध्रुवलोक है। वह 
भगवड्भधक्तिका एक छोटाफ-सा फल है ।' 
में श्रुवलोकमें पहुँचा । ध्रुव बड़े सरल, बड़े ही मिलनसार । उन्होंने 
बड़े प्रेम, बड़ी प्रसन्नतासे मेरा स्वागत किया | उन्हें इतना आनन्द हुआ, 
मानो स्वयं भगवान्‌ ही उनके घर आ गये हों। उन्होंने मुझसे कहा-- 
भाई ! में बड़ा ही नीच हूँ; मेंने भगवान्‌को प्राप्त करके भी सम्मानका 
वरण फिया। सूययं देवता ओर बड़े-बड़े ऋषि-मुनि मेरी प्रदक्षिणा करते 
हैं, में बहुत ऊँचे स्थानपर हूँ। परन्तु मुझे कभी-कभी अब भी पद्चात्ताप 
हो जाता है । मेरे मनमें वासना न होती तो भगवान्‌ यह सब क्यों करंते ? 


परमार्थके पथपर ११५ 


परन्तु इसमें भी उनकी दया होगी। वे जैसे रक्‍्खें, वेसे ही रहना है। 
सवंत्र उनका दर्शन, उनका स्पशं प्राप्त होता रहे, यह वाञ्छनीय है ।! 
मैंने देखा-यहाँ भोगोेंकी छाया भी नहों है। है सब कुछ, परन्तु 
भोग-बुद्धि नहीं है। स्वग॑में जहाँ सभी भोगोंकी ओर बह रहे थे वहाँ 
ध्रुवलोकमें सभी सत्तुष्ट, निष्काम और भगवान्‌क्री आशाके अनुसार 
चलनेवाले थे। यहाँकी शान्ति, आनन्द देखकर मेरी इच्छा हुई कि यहीं 
रहूँ। यहीं परम सुख है। ध्रुवने कहा-- यहों परम सुख नहीं है, भागे 
बढ़ो--महलोंक, जनलोक, और तपलोकमें बड़े-बड़े योगी, ज्ञानी तथा 
भगवत्परायण सन्त रहते हैं। इन्हींमें ब्रह्माके पुत्र सनक, सनन्‍्दन आदिके 
भी दर्शन होंगे ? यहाँ क्या है ? यह तो उनके चरण-धूलिकी महिमा है। 
जाओ, तुम्हें उनके दर्शनसे बड़ी शान्ति मिलेगी | मैं ऊपर उठने लगा ।' 
मेंने कितने सुन्दर-सुन्दर दृश्य देखे, कह नहीं सकता। बड़ी-बड़ी 
अमृतकी नदियाँ, रत्नोंके परत, कल्पवृक्षोंके बन, अनुरागके रंगमें रँगी 
हुई शान्त एवं दिव्य भूमि। मनोहर पक्षियोंका मधुर कलरव, भौंरोंकी 
गुज्ञार और कहीं-कहीं वीणा, वेणु और मृदंगके अनाहत नाद ? मैं इन 
सबको देख-सुनक र मुग्ध हो रहा था। सबसे बढ़कर आइचयं त। मुझे तब 
हुआ जब मैंने देखा और जाना कि वे समाधि लगाये हुए लोग हजारों 
वर्षसे यहाँ बेठे हैं, इन वस्तुओंकी ओर अनासक्त भावसे भी नहीं देखते । 
इन्द्रलोकमें लोग भोगोंमें आसक्त थे। श्रुव लोकमें अनासक्त भावसे 
“विषयोंका उपभोग कर रहे थे। यहाँ सब अपने आपमें ही मस्त थे, 
भंगवद्भावमें ही मग्न थे, बाहुर आँख खोलकर कोई देखतातक नहीं था। 
में बराबर ऊपर खिंचा जा रहा था। इन सिद्ध सन्तोंको देख-देखकर मेरे 
मनमें भिन्न-भिन्न प्रकारके भाव उठ रहे थे ।' 

'कुछ ही क्षणोंमें में एक ऐसे स्थानपर पहुँच गया, जहाँ केवल 
शान्ति-ही-शान्ति थी, आनन्द-ही-आनन्द था। मैंने सोचा--अबतक मैंने 
जितने लोक देखे हैं, उनसे जान पड़ता है कि यही सर्वोत्तम लोक है और 
यही परम सुख है भेरे सामने पाँच-पाँच वर्षके चार बालक खेलते-कूदते 
प्रकट हुए। उनके शरीरपर वस्त्र नहीं थे, और मुखसे 'श्रहरि: शरणम्‌'का 
बराबर उच्चारण हो रहा था। शध्रुवकी बात मुझे याद आयी। मेंने 
समझ लिया कि ये सनक-सननन्‍्दन आदि हैं। उनके चरणोंपर गिरने ही. 
जा रहा था कि उन्होंने हँसते हुए मुझे उठा लिया ॥ 


११६ भंवित-सर्वस्क 


उन्होंने कहा--भेया ! यही परम धाम अथवा परम-सुख नहीं है। 
इसके ऊपर ब्रह्मलोक है। उनकी सभा देखोगे, वहाँका साज-श्र ज्रार 
देखोगे तो तुम्हें वे सब लोक तुच्छ जँचेंगे। वहाँ शान्तनु, भीष्म, पृथु, 
गय आदि रार्जाष, वसिष्ठ आदि मह॒पि सभासदके रूपमें रहते हैं। सारे 
अह्याण्डकी रचना, व्यवस्था और प्रबन्ध वहीसे होता है। जेसे इन्द्रके 
एक जीवनमें ही मनुष्योंक हजारों जीवन हो जाते हैं, वेसे ही ब्रह्माके 
एक जीवनमें हजारों इन्द्र हो जाते हैं। जिन्हें एक कल्पके अधिपति कहकर 
तुमलोम बड़ाई देते हो, उन इन्द्रका जीवन ब्रह्मके दिनसे केवल एक दिन 
है। ऐसे दितोंके हिसाबसे ब्रह्माकी आयु सौ व है। वे प्रतिदिन जब 
रात्रिमें सोते हैं तब इस ब्रह्माण्डका प्रढय हो जाता है, जब वे प्रातःकाल 
जागते हैं तब पुनः सृष्टि होतो है। इस प्रकार अबतक तुप जो कुछ देख- 
सुन और अनुभव कर सके हो, ब्रह्माके एक दिनकी विभूति है। 

'ऐसे-ऐसे ब्रह्मा और उनके ब्रह्माण्ड प्रकृतिमें कितने हैं ? इस प्रशनका 
उत्तर स्वयं ब्रह्मा भी नहीं दे सकते। फिर उनकी बनायी सृष्टिमें तो ऐसा 
कोई गणितज्ञ हो ही केपे सकता है ? सत्र ब्रह्मण्डोंके अधियति हि रण्पगर्भ 
हैं। वे प्रकृतिके अधीश्वर हैं । जो उनके लोकमें पहुँच जाता है, वह पुनः 
लौटता नहीं। महाप्रयक्रे समय उनके साथ ही मुक्त हो जाता है। 
हिरण्यगर्भके अधीन, उनके समकक्ष अथवा उन्हींके रूपान्तर और बहुत-से 
लोक हैं परन्तु वे भी परम सुख नहीं हैं। जहाँतक तुम चलकर पाओगे, 
जिसे तुम करके पाओगे वह परम सुख नहीं है। अच्छा, तुप आँख बन्द 
कर लो, देखो, सब लोकों, लोकान्तरोंका चंक्रमण । 

मेंने आँखें बन्द कर लीं। मेरा व्यक्तित्व लुप्त हो गया। अब मैं 
व्यष्टि नहीं, समष्टि था। मानो में एक महान्‌ एवं अंपार समुद्र होऊँ, 
मेरी एक लहर प्रकृति हो और उसके छोटे-छोटे सीकर ही असंल्य 
ब्रह्माण्ड हों। सारे-के-सारे ब्रह्माण्डोंका सुनन और संहार होनेमें पलभर 
भी नहीं लगता था। प्रकृति-लहरीके उठने और शान्त होनेका समय 
इतना कम था कि गणितके द्वारा उसका संकेत नहीं किया जा सकता । 
मैंने बड़े ध्यानसे देखनेकी चेष्टा की; परन्तु ब्रह्मण्डोंके अवान्तर भेदोंका 
पता न चला। सब छोटे-छोटे चिदृगुणोंके रूपम्रें दीख रहे थे। मेंने 
साचा--मैं सब हूँ । मेरे सब हैं । सुख-दुःख मेरे स्वरूप हैं। मैं परम सुखी 
हूँ अबतक वे चिदणु भी अन्तर्धान हो चुके थे; कैवल एक था, केवल 
में था। 


प्रमार्थंके पथपर ११७ 


उन्होंने मेरे सिरपर हाथ रखकर मेरा ध्यान भंग किया ओर कहा-- 
'भेया, यही परम सुख नहीं है। अभी तो तुममें अहंकृति है । तुम अपने 
अस्तित्वका अनुभव कर रहे थे। यह भले ही व्यष्टिकी अहुंकृति न हो, 
समष्टिकी हो | यहाँ भी तुम एक प्रकारसे चलकर ही पहुँचे हो। गतिका 
कहीं अन्त नहीं है। यह गोलाकार चक्कर है। तुम्हें नयी-नयी बातें 
मालूम होगी परन्तु होंगी सब पुरानी ही। नीचेसे ऊपर, ऊपरसे नीचे । 
सुखसे दुःख, दुःखसे सुख । यह एक चक्र है-संसा रचक्र । यह अनादि- 
कालसे चल रहा है । प्रवाह रूपसे नित्य है ।' 

संस्का रसे सुन्दर-असुन्दरकी कल्पना | सुन्दरसे राग, असुन्दरसे द्वेष । 
सुन्दरको चाहना, असुन्दरसे परहेज | प्रानेकी चेड़टा । हटानेकी चेष्टा । 
उन-उन चेष्टाओंके संस्कार--और फिर सृष्टि । इस प्रकारका यह चक्र 
चल रहा है। इससे छटनेकी चेष्टा भी इसीमें है। जैसे कुम्हारके घूमते 
हुए चाकपर चलती हुई चांदो चलकर भी उसी चक्‍करमें रहती है वेसे 
ही अविद्यामें पड़े हुए जीवोंकी दशा है। परन्तु जेसे बादलोंके, वायुके 
और चाकके आवागमनमें आकाश एक-सा ही निर्लेप रहता है वेसे ही 
आत्मा है। वह एकरस है। वह चलकर नहीं प्राप्त की जाती। वह 
चलकर भी प्राप्त की जा सकती है। परन्तु तुम्हें चलनेके समय भी 
स्मरण रहना चाहिए कि जहाँसे तुम चले हो, जहाँ चल रहे हो, और 
जहाँ होकर चलोगे वहाँ भी वेसी ही आत्मा है जेसी कि तुम्हें गन्तव्य 
स्थानपर जानेके बाद मिलेगी। तुम केवल अविद्याका ”-धन काट डालो, 
उस बन्धनकी प्रतीति निकाल डालो । यही साधना है, तुम्हें परम सुख 
प्राप्त होगा ।' 

मेंने जितनी बातें कही हैं, वे केवल साधनावस्थाकी हैं। इसको 
अपने गुरुके पास जाकर समझो । वे तुम्हें अविद्यासे पार पहुँचा देंगे । 

“उनकी बात समाप्त होते ही में पुत: अपने शरीरमें आ गया । आँखें 
खोलीं। गंगा हर-हर करती हुई बह रही थीं। हरिणियोंके नन्‍हें-नन्‍्हें 
शिशु पास ही पानी पी रहे थे। रंग-विरंगे पक्षी कलरव करते हुए किलोलें 
कर रहे थे। में आपके पास चला आया। गुरुदेव ! यह सब मैंने क्‍या 
देखा है ? इसका क्या रहस्य है? क्या सांसारिक दुःख-सुखका मूल 
हमारी कामना और अविद्या है? आपकी अमृतमयी वाणी सुननेको 
उत्सुक हूँ, कृपा कीजिये ।' इतना कहकर ज्ञानेन्द्र चुप रह गये । 


११८ भक्ति-सबस्व 


महात्माजी बड़े जोरसे हँसने लगे। उन्होंने कहा -आज बड़ा 
अच्छा संयोग है। सुरेन्द्र आदर्श कम चाहता है, नरेन्द्र भगवान्‌की 
लीलाओंकी अनुभूति और ज्ञानेन्द्र सुख-दुःखसे परे आत्माक्रा बोध । 
साधारण लोग समझते हैं अलग-अलग । परन्तु वास्तवमें ये एक हो हैं । 
क्या इनके सम्बन्धमें मैं अपने अनुभव सुनाऊँ? अपना अनुभव तो गुप्त 
रखना चाहिए; परन्तु तुम लोग तो अपने ही हो ! हाँ, तो इस विषयमें 
में अब अपना अनुभव सुनाऊँगा ।' 


सुरेन्द्र और नरेन्द्र तो ज्ञानेन्द्रकी बात सुनकर चकित थे ही। अब 
महात्माजीके अनुभव सुननेके लिए और उत्सुक हो गये। ज्ञानेन्द्र भी 
सावधान हो गया । 


( ६ ) 

महात्माजीने कहा--उन दिनों में बहुत विचार करता था। कोई 
भी वस्तु सामने आती, बस, में सोचने लगता-यह क्या है? मेरी 
मान्यता भी यही थी कि किसी वस्तुपर विचार किये बिना उसकी ओर 
झुक जाना भगवान्‌की क्ृपारूपी बुद्धिका तिरस्कार करना है। ऐसा तो 
पशु भी नहीं करते । हाँ, तो मैं बहुत विचार करता था । 

'माघका महीना था । आकाश बादलोंसे घिरा था । अँधेरी रात थी। 
मैं एक वृक्षेके नीचे सोच रहा था। मेरी दृष्टि उस फेले हुए अन्धकारपर 
गयी। मेरे मनमें प्रघत उठा-यह अन्धकार क्‍या वस्तु है? क्‍या 
प्रकाशका अभाव ही अन्धकार है ? तब क्या इस समय प्रकाश सर्वथा है 
ही नहीं ? बादलोंमें-से दो-चार तारिकाएँ चमक गयीं। उनकी ज्योति 
मेरी आँखोंका स्पर्श कर गयी । मैंने अनुभव किया कि प्रकाश इस समय 
भी है । अच्छा, मान लो तारिकाएँ न चमकतीं, बड़ा घना बादल होता, 
तब कया प्रकाश नहीं होता ? अवश्य होता । हमारी आखें दैख नहीं 
पातीं । हमारी आँखोंमें भो प्रकाश है। हमारा मन भी प्रकाशसे शून्य 
नहीं है। तब यह प्रकाश है, रहता है--और यही अन्धकारका अनुभव 
करता है। दीपकका अभाव अन्धकार है। सौ दोपकोंकी उपस्थितिमें एक 
दीपक भी अन्धकार है। लाखोंमें सो। और सब दीपकमय ही हो, तब 
लाखों दीपक भी अन्धकार हैं। महोसूर्य या ज्योतिर्नीहांरिकापिण्डके 
साप्तने यह सुर्य भी अन्धकार है। आत्मज्योतिके सम्मुख वे भी। अधिक 


परमा थैके पथपर ११५, 


प्रकाशमें कम प्रकाशको वस्तुएँ दीखती हैं। सबमें कुछ-न-कुछ प्रकाश है । 
प्रकाश-शन्य कोई भी नहीं। तब क्या प्रकाश और अन्धकार दो वस्तुएँ 
हैं? एक दूसरे की अपेक्षासे हैं ? अर्थात्‌ एकके साथ दूसरी वस्तु लगी हुई 
है? में विचारमग्न हो गया। 


'मैंने सोचा--नित्य कौन-सी है? अनित्य कौन-सी है ? किसका 
बाध किया जा सकता है और कौन-सी अबाध है ? कल्पना करें कि 
प्रकाश नहीं है। परन्तु इस प्रकाशके अभावको कौन प्रकाशित कर रहा 
है? वह भी तो एक प्रकाश है। अच्छा, प्रकाश है, अन्धकार नहीं है । 
तब प्रकाशको प्रकाश ही केसे कहा जा सकता है ? ठीक है, प्रकाशकों 
प्रकाश नहीं कहा जा सकता । बिना अयपेक्षाके शब्दकी प्रवृत्ति नहीं हो 
सकती। परन्तु केवड इसीसे प्रकाश वस्तुका अभाव तो सिद्ध नहीं होता । 
है या नहीं इन शब्दोंस अनिवंचनीयता होनेपर भी वस्तुकी सत्ताका 
निषेध नहीं हुआ । निषेध करनेवालेका निषेध भला कौन करे ? 


'प्रतीति अथवा भान प्रकाशकों ही हो सकता है। अन्धकारको वह 
नहीं हो सकता। मैं हूँ अथवा नहीं, यह है अथवा नहीं अर्थात्‌ अहम 
वृत्ति और 'इदम' वृत्ति दोनों ही प्रकाशको होती हैं, प्रकाशमें होती हैं । 
वह अन्धकारको 'इदस' समझता है और प्रकाशकों अहम्‌!। “अहम के 
बिना 'इदस' वृत्ति नहीं रह सकती। वह 'अहम्‌'के आधारपर ही टिकी 
हुई है। परन्तु 'इदम” वृत्तिकेबिना भी “अहम” वृत्ति रह सकती है, 
रहतो है। अहम्‌' अबाध है और 'इृदम्‌' बाधित | अहम्‌! नित्य है और 
“इदम्‌' अनित्य । अहम्‌' सत्य है और 'इदम्‌' असत्य । परन्तु अहम! 
सत्य है यह बात कहे कौन ? सोचे कौन ? अपने आपका अपने आपपर 
विज्ञायन ही कौन करे ? 


बादल गरज उठे । बिजली चमक गयी । मेरी आँखें भी उधर गयीं । 
कान कनप्ना उठे। परन्तु-अब न 'बिजलीकी वह चमक थी और न 
बादलोंकी गरज । मैंने सोचा--उनका गरजना, उनका चमकना क्‍या 
हुआ ? आँखोंसे अभी देखा था, कानोंने अभी सुना था। अब न आँखें 
देख रही हैं, न कान सुन रहे हैं! उनका भाव और अभाव दोनों ही 
आँखोंके सामनेसे गुजर गये । मेरी आँखें जेसी-की-तेसी बनी हैं। रूप, ह्ब्द 
आदिके भाव और अभावको प्रकाशित करनेवाली ये आँखें और कान हैं। 


१२० भंक्ति-सबंस्व 


सारी स्थूल सृष्टि इन इन्द्रियोंकी प्रामाणिकतापर निर्भर है। इनमें तारतम्य 
तो होता ही है। किसीकी तेज, किसीकी मन्द । इस सृष्टिको सभी विभिन्न 
रूपोंमें ग्रहण करते हैं। तब क्या यह विभिन्न रूपोंमें है ? परन्तु सबको 
किसने ग्रहण किया ? इन्हीं मेरी इन्द्रिय्रोंने | विभिन्न व्यक्तियोंके अस्तिलमें 
मेरो इन्द्रियाँ ही प्रमाण हैं। उनके भावोंकी परीक्षा और निदचय इन्होंने 
ही किया है। तब इनकी बात माननेके पहले इन्हींकी परीक्षा और इन्हींके 
स्वरूपका निश्चय कर लेना चाहिए। 


अभी थोड़े ही दिनोंकी बात है। मुझे सब पीला-पीला दीखता था। 
ऊँची आवाज भी कम सुनायी पड़ती थी । क्षितिज चक्कर काटता-सा 
मालूम पड़ता था । उन दिनों मैं रूण था। अब तो स्वस्थ हूँ। क्या मन 
इतना स्थिर है कि इसकी कोई बात मान ली जाय ? मन कहता है कि 
मैं स्वस्थ हूँ; परन्‍्त्र इसका क्या प्रमाण ? सम्भव है--कुछ दिनों बाद वह 
कहे कि तुम उन दिनों अस्वस्थ थे। तब आजकी बात झूठो हो जायगी । 
'फिर क्या किया जाय ? बुद्धिकी बात मान ली जाय । परोक्षा करें कि 
मन स्वस्थ है या अस्वस्थ ? वह चद्चल है या स्थिर ? काम-क्रोधादिसे 
प्रभावित होकर कुछ कर रहा है अथवा स्वतन्त्रतासे ? 


बहुरूपिये मनकी बातपर तो विश्वास नहीं होता; परन्तु बुद्धिका 
निर्णय तो स्वीकार ही करना चाहिए। मनकी भाँति ही बुद्धि भी तो 
दृषित हो गयी है। यह मनकी चेरी हो गयी है। जबतक यह विषया- 
भिमुख है, तबतक इसका निर्णय पक्षपातपूर्ण होगा। अब बुद्धिक़ा ही 
परीक्षण-निरीक्षण होना चाहिए। बुद्धिसे अहमुका, आत्माका, प्रकाशका 
विचार किया जाय । अहम्॒की दृष्टिसे, आत्माकी दृष्टिसे बुद्धिको परखा 
जाय | बुद्धिको कभी कुछ सूझता है, कभी कुछ नहीं सूझता । कभी वह 
जागती है, कभी सोती है। अहम, आत्मा उसकी सभी अवस्थाओंको 
देखा करता है। वह कभी देखा नहीं जाता। वह प्रकाश्य नहीं, प्रकाशक 
है। बुद्धि और उसके सृष्ट पदार्थ अहम॒के द्वारा ही प्रकाशित हैं ओर 
सब अन्धकार है। 'अहम्‌' प्रकाशक है। तब क्या ये 'अहम'से भिन्न हैं ? 
क्या वृद्धिसे मन, इन्द्रियों और विषयोंकी सत्ता पृथक है अथवा सब बुद्धिके 
ही परिणाम हैं ? रूप दीखता है, आँखें देखती हैं। आँखें क्या हैं ? रूपकी 
ही सुक्ष्म तन्मात्रा हैं। रूपका सुक्ष्म अंश स्थूल रूपको देखता है। सुक्षम 


परमार्थकें पथपर 9०09 


शब्द कर्णगोलकमें स्थित होकर स्थूल शब्दकों सुनता है। इन इन्द्रियोंको 
देखता है। मन क्या है ? उन्हीं विषयोंकी सोतक्त्विक तन्मात्रा । सब अपनेको 
ही देखते हैं। तब 'अहम्‌' भी अपनेको ही देखता है। सब 'अहम्‌'का ही 
विस्तार है। अहम्‌' वस्तु ही द्र॒ष्टा, दशंव और दृश्यके रूपमें फेली हुई 
है। तब क्या 'अहम्‌' परिणामी है ? 


'पहले यह देखना चाहिए कि अहम्‌का स्वरूप क्‍या है ? क्‍या वह 
एकदेशो है ? परन्तु यह कैसे हो सकता है ? वह देश, उसके अवान्तर 
भेद और उसके अभावको देखता है। अहम्‌'ने ही बुद्धिवृत्तिके द्वारा 
देशकी सृष्टि की है। एक देश ओर सर्व देश उप्तीकी उद्धावनाएँ हैं, 
वृत्तियोंके ही अन्तर्भत हैं। तब भला देश “अह॒म॒'को सीमित कर सकता 
है; क्या विभिन्न वस्तुएँ अह॒म॒'को सीमित कर सकती हैं ? परन्तु यह तो 
कदापि सम्भव नहीं दीखता । सभी वस्तुएँ उसीमें हैं । वह सब वस्तुओं में 
'अहम्‌-अहम्‌' के रूपपे स्फुरित हो रहा है। अणु-अणु में, परमाणु-परमाणुएं, 
उनके भेदकोंमें, व्यप्टि-समष्टि प्रकृतिमें और उसके परे भी 'अहं' का 
साम्राज्य है। सब एक घन अहम है, और उसमें 'अहं' शब्द लक्षणाके 
द्वारा तभीतक प्रवृत्त होता है जबतक “इदं'की सत्ता दीखतो रहती है। 

इदं' शब्दकी प्रवृत्ति, निवृत्त हो जानेपर “अहं' शब्दकी भी प्रवृत्ति नहीं 
होती और एकरस अनिवंचनीय वस्तुतत्त्व ही रह जाता है। और वह है 
ही | कालके द्वारा भी उसके परिच्छेदकी सम्भावना नहीं है । स्वयं काल 
भी ब॒द्धिकी सुष्टि है । अहं अनन्त चित्‌में आरोपित है । जंसे अनन्तका एक 
अंधय असम्भव है। वेसे ही काछके और निर्वचन भी असम्भव हैं | काल, 
देश और वस्तु सब उसीमें है, वही है। 'अहंँ' ही सब है। 'अहं की दृष्टिसे 
यह सव प्रपश्न कुछ नहीं, अहं ही सब है। यदि संबकी भी कुछ सोमा 
हो तो उसके परे भी अहं' है। उसपें परिणाम होनेके लिए न अवकाश है, 
न पोल है और न तो उसमें बाहर कोई स्थान ही है। उसका परिणाम 
कव, कहाँ, केसे और किस रूपमें हो सकता है ? सब उसीमे प्रतीत हो 

है। मेरा व्यक्तित्व भी उसीमें प्रतीत हो रहा है। मेरा 'अहं' भी 
उसीका आभास है ! मेरा वास्तव “अहं' तो वही है । 'अहं ब्रह्मास्मि । 
व्यष्टि और समष्ठि दोनों कल्पित हैं, उपाधि हैं, दोनोंनें स्फुटित होनेवाला 
शुद्ध चेतन्य एक है।' 

महात्माजीने आगे कहा--इस प्रकार सोचते-सोचते मैं अन्धकार 


१२२ भक्ति-सवंस्व 


ओर प्रकाशकी तहमें पहुँच गया। मैंने देखा, अनुभव किया कि एक हो 
सत्य है। उसे प्रथम पुरुषके द्वारा कहा जाय या उत्तम पुरुषके द्वारा बात 
एक ही है। मध्यम पुरुषके द्वारा भी उसका वर्णन कर सकते हैं। वास्तवमें 
वह अनिव॑चनीय है। उसमें सजातीय-विजातीय और स्वगत भेद नहों है। 
और भेदका निषेध भी नहीं है । 'सत्यं-शिवं-सुन्द रम्‌, सत्यं-शिवं-सुन्दरम्‌ ।' 
में मस्त हो गया । भस्ती-बेमस्तीसे परे हो गया। में वेसा था ही, जान 
गया नहीं-नहीं कुछ नहीं जाना। जौ जान लिया गया वह--नहों-- 
“दूरमथों विदितादविदितादधि ।' 


मेंने और भी कई दृष्टियोंसे विचार किया। तीनों शरीर, तीनों 
अवस्थाएँ और तीनों अभिमानियोंका विश्लेषण किया। पद्तफ़रोश और 
पञ्मभूतोंका अन्त कर डाला। सुख-दुःख, पाप-पुण्प, आक्ंण-विकष॑ंण, 
स्थिति-गति, जड़-चेतन, ये सब-के-सब दो भावोंसे ही कसोटी पर कसे 
जा सकते हैं । एक बाध्य और दूसरा अबाध्य । अबाध्यका निव॑चन तो 
बाध्यकी अपेक्षासे हो होता है । परन्तु निवंचन न होने पर भी अबाध्यकी 
वस्तुसत्ता अबाध ही रहती है | वही स्वरूप है । वही सर्वथा अबाध है। 


स्वरूपका निश्चय हो जानेपर जगतु और जगत्‌के मिथ्यात्व दोनों 
ही बाधित हो जाते हैं । तब वस्तुतत्त्वको पुरुष-दुष्टिसि भगवान्‌, स्त्री-दृष्टिसे 
माता, नंपुंसक-दुश्सि बहा कहते हैं । जगत्‌के अतिरिक्त वस्तुतत्त्वको जान 
लेनेपर जगत्‌ उससे भिन्न नहीं रहता । जगत्‌ उससे सम्बन्धित हो जाता 
है। तब जहाँ कहीं जिस रूपमें उसीके--अपने ही दंत होते हैं। नहीं 
भी होते हैं। होना-न-होना दोनों ही स्वरूप हैं । 

'सबव॑ यदयमात्मा ।” अयमात्मा ब्रह्म ।! स्व खल्विदं ब्रह्म !! “यत्र 
सर्वमात्मेवाभूत्‌ तत्र केन क॑ पश्येत्‌!--'सद्भीदं संस; चिद्धीदं सर्वम्‌ ४ 


महात्माजी कहते-कहते तन्‍्मय हो गये । वे मानो मस्त होकर गायन 
करने लगे। कुछ देरतक उनकी वाणी रुक जातो। कुछ समय बोलते 
रहते । सुरेन्द्र, नरेन्द्र और ज्ञानेन्द्र तीनों ही उनकी बात सुन रहे थे । 


आत्मा ही सब है। भगवान्‌ ही सब हैं। माया क्या है ? मिथ्या 
क्या है ? सब स्वरूप है। सब सत्य है! सत्यको पाना नहीं है, वह प्राप्त 
है। उसको धारण करना नहीं है, वह धृत है। पाना भी उसे ही है, 


परमाथेके पथपर १२३ 


धरना भी उसे ही है। क्या लीछा है! क्‍या माधुरी है ! अनन्त भगवान्‌ ! 
सब भगवान्‌, सब अपना आपा ! 

'अहमप्नमहमप्नमहमंत्नम | अहमप्नादोष्हमन्नादो5हमन्नाद: | अह _ 
इलोककृदह_ इलोककृदह_ इलोककृत्‌ । अहमस्मि प्रथमजा ऋतास्य । 

कितना रस है ! कितनी मिठास है ! आवन्द और शान्तिका अनन्त 
समुद्र उमड़ रहा है। उसमें सारा विश्व आत्मविस्मृत होकर डूब-उतरा 
रहा है। उसमें इतनी मादकता है कि अपने आपको भूलकर, उसको भूल- 
कर सब उसीमें उसको ढूंढ़ रहे हैं। भगवान्‌को पूछ रहे हें । आत्मा ही 
आत्माका अनुसन्धान कर रही है। ज्ञान ही ज्ञानके लिए आतुर हो रहा है । 
केसी लीला है ! कितना सुन्दर खेल है ! जो खिलाड़ी है, वही खिलौना है 
और वही खेल है | देख भी वही रहा है। अपने खेलमें स्वयं ही रीझ गया 
है। यही खेलकी पूर्णता है। सम्पूर्ण रसमय, सम्पूर्ण मधुमय और सम्पूर्ण 
आनन्दमय । 

'पवित्रता, शान्ति और आनन्द । सम्पूर्ण साधनोंका सृक्ष्म रूप यही 
है। जहाँ 'पापो5हं की भावना है, वहाँ भी अन्तस्तलमें पवित्रताका स्रोत 
है। वह आज नहीं तो कल फूट निकलेगा और सारी प्रकृतिको. एवं 
अणु-परमाणुओंको पवित्रतामय कर देगा। केवल पवित्रताकी चेष्टा हो । 
आत्मामें, परमात्मामें, हृदयमें छित्री हुई मूच्छित, सुप्त पवित्रताको ढूंढ़ 
निकाला जाय, जगा लिया जाय । चाहे जेसे हो--जपसे, तपसे, प्रार्थना- 
से, ध्यानसे, ज्ञानसे, केम॑से, भक्तिसे, 'पापोडहं से । राग और विराग दोनों 
ही पवित्रताके साधन हैं। पवित्रता ही शान्तिकी जननी है। शान्तिमें ही 
आनन्द है। अपवित्र शान्‍्त नहीं हो सकता। अशान्त सुखी नहीं हों 
सकता | पवित्रता, शान्ति और आनन्द ये परमार्थके मूल स्वरूप हैं ।' 

तब फिर कूद क्‍यों न पड़ें पवित्रताकी उस अनन्त धारामें ? कब 
और कहाँ ? अभी ओर यहीं प्रतीक्षा दुबंछताक़ी द्योतक है। एक पगली 
छलाँगमें हो क्यों न कूद पड़ें ? तब क्या हम कूदे हुए नहीं हैं ? कूदे हुए 
हैं। परन्तु हम हें कहाँ ? हमारा मन, हमारा हृदय, हमारी आँखें हमसे 
दूर हैं। जहाँ हम हैं वहाँ वे नहीं । यही तो वेषम्य है। जहाँ हम हैं, वहां 
सब रहें। हम हैं अमृतमें । वास्तवमें हम अमृतमें हैं। परन्तु हमारा मन 
विषमें है। हम वरत॑मानमें हैं, वह भूत या भविष्यमें है। हममें दो-चार 
हाथ दूर रहना उसका स्वभाव है ।' 


१२४ भक्ति-स वंस्व 


अपविश्वता, अशान्ति और दुःख यही कारण है। इसे समेट लें, 
अपने पास बुला लें । जहाँ हम रहें, वहीं मन रहे । हमारा सेवक, हमारा 
यन्त्र हमारे अधीन, हमारे आस-पास हमारे वदामें रहे। बस, हमारी 
पवित्रता अक्षुण्ण बनी रहे । यही पवित्रताकी साधना है। इसे अभी पूण्ण 
कर लें | हाँ, अभी । शायद विलम्ब और विलम्बकी सृष्टि कर दे। शायद 
क्या निश्चय ही | तब फिर अभी । 


'मन दूर क्यों जाता है ? किस वस्तुकी अपेक्षा है.? उपेक्षा क्यों नहीं 
कर देता ? अपेक्षा ( अप+ईक्षा ) अर्थात्‌ अन्धता । उपेक्षा (उप+ईक्षा) 
अर्थात्‌ तटस्थ दृष्टि । वह किसी वस्तुकों तटस्थ रहकर नहीं देखता । उसके 
साथ घुलमिल जाता है, अभिनिविष्ट हो जाता है। यह अपेक्षा, अन्धता 
अर्थात्‌ अज्ञान ही उसे अन्यत्र ले जाता है। अपेक्षा अन्धो है। उपेक्षा 
सदृष्टि है। यह दृष्टि ज्ञाकका स्वरूप है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनोंमें, 
दोनोंसे तटस्थता रहे तो अपेक्षा हो ही नहीं । फिर मन अपनेसे दूर ही न 
जाय, अपने पास रहे, अपने सामने रहे। अपना ही रस, अपना हो 
आनन्द लेने लगे। 


संकल्प ही सारे प्रपञ्चका मूल है । संकल्प ही न किया जाय । संकल्प 
न करनेका भी संकल्प न किया जाय । तटस्थ दृष्टिकी भो अपेक्षा न रहे । 
जो हो रहा है-होने दो । जो कुछ किसीके सम्बन्धमें कहा-सुना जा रहा 
है--कहा-सुना जाने दो। तुम निःसंकल्प रहो । अपने आपमें रहो। 
भगवान्‌में रहो। संकल्पका त्याग होते ही निष्कराम कम होने हछगेंगे। 
संकल्पका त्याग होते ही भगवान्‌ ओर उनकी लीलछाके दर्शन होने लगेंगे । 
संकल्पका त्याग होते ही आत्मसाक्षात्कार हो जायगा। अपनेसे. अति- 
रिक्तका संकल्प ही अपेक्षाका जनक है। अपनेसे अतिरिक्तका सकल्प ही 
अज्ञान है। अपना संकल्प तो करना ही कया है? केवल आत्मा है, 
भगवान्‌ है, ज्ञान है, आनन्द है। संकल्परहित अद्वेत है। बिना दोका एक 
है । शान्ति है, आनन्द है। सर्वब-असव॑ एक है । 

'सुरेन्द्र ? तुम संकल्पहीनताका अभ्यास करो। भगवान्‌की इच्छासे 
सामने जो कतंव्य आ पड़े, उसे बिना आसक्तिके कर डालो। पूव॑संकल्प 


मत करो । भूलो मत। अपेक्षा मत करो। फल मत सोचो । भविष्यकी 
ओर दृष्टि मत करो । अपना काम करते चलो; कर्मकी पूर्णता फलमें नहीं 


परमार्थके पथपर १२५ 


है। उसकी पूर्णता उसकी ही पृणंतामें है। प्रत्येक क्रिया पूर्ण है। केवल 
आँखें उसपर जमी रहें। दृष्टिकी चश्बलता हो चश्बलताकी जननी है। 
स्थिर हो जाओ । अभी स्थिर हो जाओ। तुम स्थिर ही हो। तुममें गति 
है ही नहीं। अब यहाँसे जाकर अपने वर्णाश्रमधमंका सेवन करो। 
आदशंको ढूँढ़ो मत । तुम स्वयं आदर्श बनो। तुम स्वयं आदशे बनो । 


नरेन्द्र ! तुम भगवान्‌कों देखो। भगवान्‌की लीलाको देखो । बाह्य 
वस्तुओंके संकल्प त्याग दो! तुम्हारे सामने इसी क्षण भगवान्‌ ओर 
उनकी लीला दोनों ही प्रकट हो जायँगे। उनके अतिरिक्त और है ही 
क्या ? केवल संकल्पने ही बाह्य वस्तुओंकी सुष्टि कर रखी है। इन्हें 
रोकते ही, इनका त्याग करते ही भगवान्‌की लीलाके दर्शन होते हैं । 
अभी छोड़ दो। अन्तर्लीलाकी अनुभूति हो जानेपर बाह्य जगत्‌ भी 
भगवान्‌की लीला ही हो जाती है। वास्तवमें सब भगवान्‌की लीला ही 
है। अपने अपेक्षापृंणं संकल्पोंका त्याग कर दो। वासनावासित मनो- 
राज्यकी उप्क्षा कर दो। एकबार उपेक्षा कर देनेपर ही उपेक्षित वस्तु 
उस रूपमें न रहेगी। भगवान्‌ चुम्हारा कल्याण कर रहे हैं। तुम 
अन्तजंगत्‌में प्रवेश कर रहें हो। में तुम्हारी अन्तर्मंखता देख रहा हूँ। 
दान्ति, शान्ति, शान्ति | तुम्हें भगवान्‌की लीला दोख रही है। 


ज्ञानेन्द्र | तुम संकल्प और उनके अभावके साक्षी हो। वही, साक्षी 
और साक्ष्यका भेदभाव तुममें नहीं बनता । तुम हो, तुम्हीं हो, 'तत्त्वमसि' 
यह कहना भी नहीं वनता। न तुम्हें परम सुखकी अपेक्षा है और न तो 
ज्ञानकी | तुम्हीं सब हो। तुम स्वयं पूर्ण हो। पूर्ण रहो। पूर्ण रहोगे। 
पूर्ण-ही-पूर्ण है। परमार्थ-ही-परमार्थ है। पथ भी परमार्थ ही है।' जहाँसे 
पथ प्रारम्भ होता है वह भी परमाथथं ही है । 


प्रज्ञानमानन्द ब्रह्म' “स्व खल्विदं ब्रह्म' ! 


सुरेन्द्र निष्काम भावसे शान्त बेठा था। नरेन्‍्द्रको सर्वत्र भगवान्‌की 
लीलाके दर्शन हो रहे थे। ज्ञानेन्द्र स्वरूपसमाधिमें मग्न था। गंगाजी 
बह रही थीं । महात्माजी हँस रहे थे ! 


१२६ भक्ति-सव॑स्व 


अभ््त कोई नहीं 


पहली बात--सभी जीव सहज स्वभावसे बिना किसी विकारं- 
संस्क्रारके सुख चाहते हैं-वह भी ऐसा, जो हमेशा रहे, हर जगह मिले 
ओर वही-वही हो। अर्थात्‌ सुखमें देश, काल ओर वस्तुका परिच्छेद 
किसीको सहन नहीं होता । उसक्री उपलब्धि किसी दूसरेके अधीन न 
हो--न व्यक्तिके, न साधनके। उसका स्फुरण भी होता रहे; क्योंकि 
सुखकी अज्ञात सत्ता नहीं होती । यही सम्पूर्ण जीवोंका इष्ट है। चाहे 
कोई आस्तिक हो, नास्तिक हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, कीट-पतंग हो, 
देवता हो--उसकी इच्छाका विषय यही सुख है। इसी सुखको कोई 
सच्चिदानन्दघन ब्रह्म कहते हैं, कोई ईइवर, राम, कृष्ण । कोई नाम भी 
क्यों न हो, उससे लक्ष्पमें भेद नहीं होता । इस दृश्सि देखें तो संसारके 
सभी प्राणी ईइ्वरकी प्राप्तिके इच्छुक हैं, इसलिए किसीको नवीन रूपसे 
इष्टका निश्चय करनेकी आवश्यकता नहीं है। इष्ट तो स्वत:सिद्ध ही है । 
अतः सब्र भक्त-ही-भक्त हैं। 


दूसरी बात--कोई भी परमाणु वह आज भले ही जड़रूपसे भास 
रहा हो, अपनी सूक्ष्मदशामें चिदणु हो है और कभी-न-कभी उसको अपने 
चि त्स्वरूपका अनुभव करना है। इसलिए यह सम्पर्ण जगत्‌ जीवमय ही 
है। क्या चर, क्या अचर, क्या ज्ञानी, कया अज्ञानी, सब अपने प्रतीयमान 
परिच्छिन्न रूपमें जीव ही हैं। बिना उपाधिके व्यवहार सम्भव नहों है। 
उपाधियाँ सब-की-सब व्यक्त हैं। और वे एक अव्यक्त सत्तामें अव्यक्त 
ज्ञानके द्वारा प्रकाशित और संचालित हो रहा है। कहनेका अभिप्राय 
यह है कि सब-के-सब उपाधिसे तादात्म्यापन्न जीव एक ही ईश्वरकी गोदमें 
स्थित हैं । उसीके ज्ञानसे आभासित हैं और उसीसे तियन्त्रित भी | उसीमें 
सबका सोना और जागना होता है। चलना एवं बेठना भी । उसीकी 
आँखसे सब देखते हैं। उसीके कानसे सुनते हैं और उसीकी बुद्धिसे 
विचार करते हैं। उसके बिना जान नहीं सकते । उस परमप्रेमास्पद 
'रसके बिना रह नहीं सकते । इसमें भी आस्तिक-नास्तिक, ज्ञानी- 
अज्ञानीका कोई भेद नहीं है । स्थितिकी दृष्टिसे सब ईदवरमें, ईश्वरके लिए 
ओर ईश्वररूप ही हैं। जिनके द्वारा भक्त प्रेरित, पालितं, चालित एवं 


अभक्त कीई नहीं १२७ 


निरुद्ध होते हैं, उसीके द्वारा अभक्त भी । जो स्मृति देता है, वही विस्मति 
भी । जो सुख देता है, वही दुःख भी। क्या किसी व्यक्तिकी स्थिति-गति 
इस वस्तस्थितिका अतिक्रमण कर सकती है ? 


पचीस वे पूवंकी बात है--मैं गड्भू॥तटवर्ती एक प्रसिद्ध सिद्ध महा- 
पुरुषके पास गया। उनसे प्रार्थना की-- गुरुदेव, आप मुझे भगवान॒का 
शरणागत बना दीजिये। महात्माजीने कहा--शान्‍्तनु, तुम करू 
आना और पूर्णरूपसे विचारकर आना। ऐसी कौनन्सी वस्तु है, जो 
भगवान्‌की शरणमें नहों है ? पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और 
सूयं-चन्द्रमा क्या भगवान्‌की शरणमें नहीं हैं ? ब्रह्मा, विष्णु, महेश क्या 
उसीके जिलाये नहीं जी रहे हैं ? क्या ऐसी कोई कणिका है, जो उसीसे 
सत्ता, स्फूरत नहीं प्राप्त कर रही है ? जो भगवान्‌की शरणमें नहीं है; मैं 
उसीको शरणागत कर दूँगा। ईश्वर और जीवकी चाल अलग-अलग 
नहीं हो सकती। ईश्वरका स्वरूप, उसकी शक्ति और प्रकृति, महत्तत्त्व 
और बुद्धि-यह क्या भिन्न-भिन्न होने सम्भव हैं? जिसके पद्नभूत हैं, 
उसीके शरीर हैं। यह शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार--हम जो कुछ 
अपनेको मानते-जानते हैं वह सब, तथा जीव जो कुछ पहले था, अब है, 
और आगे होगा, ईश्वरका है और उसीकी शरणमें है। क्या कोई भी 
अनन्त सत्ता, ज्ञान और आनन्दसे पृथक्‌ अपनेको स्थापित कर सकता 
है ? अशरणपना एक भ्रमजन्य भाव है। स्थितिको दृष्टिसि भी समाधि 
और व्यवहार, सुषुप्ति ओर जाग्रतू, ज्ञान और अज्ञान सब-के-सब एक 
ही कक्षामें निक्षिप्त हैं। इस दृष्टिति विचार करनेपर भो कोई अभक्त 
नहीं है । 
तोसरी बात--वतंमानमें ही हमारा इप्ट उपस्थित है और उसीमें 
हमारी स्थिति है। गम्भीरतासे विचार करके देखें तो हम जिस इष्टको 
चाहते हैं और जिस स्थितिमें पहुँचना चाहते हैं, उस इष्ट और स्थिति 
दोनोंको ही हम अप्राप्त मानकर चाहते हैं; परन्तु अनजानमें ही अपनी 
गहरी अन्तब्चेतनामें उन्हें अविनाशी, पूर्ण और सर्वात्मक भी मानते हैं । 
ह एक विचित्र बात है। किसी भी वस्तुको सदाके लिए चाहना और 
उसे वत्तमान कालमें न मानना, सवंत्र मिले यह चाहना और विद्यमान 
देशमें न मानना, सवंरूपमें पानेकी इच्छा करना और प्रतीयमान विषयमें 
न मानना एक बोद्धिक असज्भति है। वर्तमानसे पृथक्‌ कर देनेपर तो 


१२८ भक्ति-सवंस्व 


हमारा इष्ट ही देश, काल, वस्तुसे अपरिच्छिन्न न रहेगा । न वह पूर्ण 
होगा और न तो सम्पूर्ण जगत्‌का अभिन्ननिमित्तोपादानकारण ही | फिर 
तो उसे एक अतीतकी वस्तु समझकर रोयें या भविष्यकी कोई मनः- 
कल्पित वस्तु मानकर बार-बार उसके बारेमें मानसिक कल्पना करते 
रहें | केवल अतीतकी स्मृति और भविष्यकी कल्पना करना वस्तुस्थितिसे 
आँख मूँदना है। हमारा प्यारा-प्यारा इष्ट अभी है, यहीं है और यही है। 
पहले भी यही और भविष्यमें भी यही । जन्म और मृत्युकी परम्पराने, 
जाति और भातके परिवतंनोंने उसमें कोई अन्तर नहीं डाला है। वह 
अविनाशी है और ज्यों-का-त्यों है। साथ ही हम अभी, यहीं और उसीमें 
स्थित हैं। देवाषि नारदने भक्तिका लक्षण कहते हुए 'सा त्वस्मिन्‌ परम- 
प्रेमरूपा' इस सूत्रमें अस्मिन्‌' शब्दका प्रयोग करके यही अभिप्राय व्यक्त 
किया है। इस शब्दके द्वारा सामने विद्यमान वतंमान भगवान्‌की ओर 
हो संकेत है। अन्यथा बादके सूत्रमें--यज्ज्ञात्वा स्तब्धों भवति मत्तो 
भवति आत्मरामो भवति” जिसके ज्ञानसे ही जीव स्तब्ध, मत्त और 
आत्माराम हो जाता है--यह न कहते । 


अबतककी बातोंका निष्कय॑ यह निकाला कि दृष्ट दूर नहीं है ओर 
उसमें स्थिति भी अप्राप्त नहीं है। भक्तिके आचार्योने यह नहीं माना है 
कि भक्ति किसी नवोन भावका उन्मेष है और इष्ट कोई सव॑था अप्राप्त 
बस्तु । वे अपने इष्टको 'जन्माद्यस्य यतः आदिके द्वारा जगत॒का अभिन्न- 
निमित्तोपादन कारण ही मानते हैं और भक्तिको भी स्वतःसिद्ध भावका 
प्रादुभवमात्र । जीवमात्रको भगवान्‌का नित्य दास अथवा नित्य कान्ता 
ही वे स्वीकार करते हैं। ऐसी स्थितिमें वह कौन-री वस्तु है, जिससे 
रहित मानकर हम जीवको अभकक्‍त मानें ? भक्ति-सिद्धान्तमें भी नित्य 
प्राप्तकी प्राप्ति और वस्तुसे परिच्छिन्न प्राकृत पदार्थ अप्राप्त होते हैं । 
भगवान्‌ और भक्त वेसे अप्राप्त नहीं हैं। क्या भगवान्‌ और भक्तिकी 
प्रतीयमान अप्राप्ति भगवान्‌, उनकी कृपा और भक्तिका हो कोई विशेष 
भाव और आकार नहीं है ? अवश्य है, क्योंकि वही तो भगवत्प्राप्ति, 
प्रेम और कृपाकी प्यास अथवा लालसाकी जननी है। 


चोथी बात--यह प्रत्यक्ष है कि मृत्तिका, स्वर्ण, लौह आदि धातुएँ 
एक होनेपर भी अनेक नाम-रूपोंसे व्यवहारका विषय बनती हैं; भिन्न-भिन्न 


अभक्त कोई नहीं १२५, 


व्यक्तियोंकी उन नाम-रूपोंमें अपनी प्रियता और रुचिकी पृथकता भी 
देखनेमें आती है, परन्तु केवल इसी कारणसे धातुभेद कोई स्वीकार नहीं 
करता । यदि रुचि और प्रियताके भेदसे अपने ही अन्तःकरणमें संघपंक्री 
सृष्टि कर छी जाय तो वही धातु दुःखक़ा कारण बन जाती है। एक ही 
भगवान्‌ मत्स्य, कच्छप, वराह, नूसिह आदि आकारोंमें प्रकट होते हैं । 
ऐसी स्थितिमें एक आकारसे प्रेम करके क्या उनके दूसरे आकारोंसे द्वेष 
किया जाय ? नहीं-नहों, वे सभी परस्पर विलक्षण होनेपर भी अपने इष्टके 
ही आकार हैं| इसी प्रकार हमारे हृदयमें स्थित प्रीति भी समय-समयपर 
परस्पर विलछक्षण आकारोंमें प्रकट होती है। बच्चेकी दुलारना-चुमना 
और चपत लगाना क्या दोनों ही माँके वात्मल्यकी अभिव्यक्ति नहीं हैं ? 
पति-पत्नीका परस्पर मान करना भी तो प्रेम ही है। इसी प्रकार भक्तिके 
भी अनन्त रूप और अनन्त नाम हैं। हिरण्पाक्ष और हिरण्यकशिपुसे 
अधिक भगवान्‌का विरोधी और कौन होगा ? परन्तु वे दोनों भी जय- 
विजयके ही, जो कि भगवानके नित्य पापंद हैं, मूर्ते रूप थे। कथा है कि 
एक बार भगवान्‌के मनमें किसीसे द्वन्द्-युद्ध करनेकी इच्छा हुई; परन्तु 
उनसे युद्ध कर सकें ऐसा संसारमें कोई नहों था। जय-विजयने अपने 
स्वामीका संकल्प देखा और अनुभव किया कि हमारे सवंशक्तिमान्‌ 
प्रभुमें अपनी इस इच्छाकों पूर्ण करनेका साम्थ्यं नहीं है। अपने प्रभुकी 
दक्ति-न्यूनतासे उन्हें दुःख हुआ | इसीलिए वे भगवान्‌का संकल्प पूर्ण 
करनेके लिए ओर उनकी प्रतीयमान अपूर्णताका कलड्ूु-माज॑न करनेके 
लिए तथा इस रूपमें एक विशेष प्रकारकी सेवा करनेके लिए प्रेमसे ही 
असुरके रूपमें प्रकट हुए। भक्तिका यह उत्कृष्ट रूप, अपनी प्रियता और 
रुचिका त्याग करके प्रभुकी प्रियता और रुचिके प्रति आत्मबलिके बिना 
किसीको प्राप्त नहीं हो सकता। यह बात भी तो प्रसिद्ध है कि कैकेयीने 
रामकी प्रसन्नता ओर सुखके लिए ही दशरथसे उनके वनवासका वरदान 
माँगा था। श्रीमद्भागवतमें ही भगवद्धिषयक्र काम, क्राध, भय आदिको 
भी तन्‍्मयता और कल्याणका हेतु बताया गया है। किसी जीवके हृदयमें 
भगवानने अपना कोन-सा आकार प्रकट कर रक्‍्खा है और स्वयंप्रकाश, 
स्वच्छन्द प्रकृति भक्ति-महारानी कौन-सी वेष-भूषा धारण करके किस 
भाव, आकार और क्रियाके रूपमें अपनी उच्छूड्डल लीला कर रही हैं 
इसको पहचाननेका कोन दावा कर सकता है ? है 


१३० भक्ति-सव॑स्व 


पाँचवों बात--सत्युग आदि कालभेद, पूर्व-पश्चिम, बाहर-भीतर 
आदि देशभेद और भिन्न-भिन्न आचार्यों द्वारा प्रवर्तित सम्प्रदाय-मेद भी 
भत्तिको छिन्न-भिन्न करनेमें समर्थ नहीं हैं। क्योंकि भक्ति स्व॑ंकालमें, 
सवंदेशमें और सर्व सम्प्रदायोंमें केवल मनुष्योंके ही नहीं, सम्पूर्ण जीबोंके 
हृदयमें उनके अभीष्ठ परमानन्दकी प्रकट अभिव्यक्ति है। वह महाविश्वास, 
परमप्रेममय दिव्य रसके रूपमें अव्यावृत अमृत-स्वरूपसे प्रवाहित रहती 
है। कभी-कभी किन्‍्हीं लोगोंमें श्रमके रूपमें तो कहीं बहिरड्भ-अन्तरंग 
पूजा-उपासनाके रूपमें तो दूसरी जगह योगाभ्यास एवं गौरवमयी 
सम्बन्धमयी भावधाराके रूपमें, अन्यत्र व्याकुलता, तत्त्वजिज्ञासा और 
तत्त्वानुभूतिके रूपमें भी वही अपना मधुर-मधुर नृत्य, संगीतमय पाद- 
विन्यास कर रही है। समाधि और विक्षेपका भेद होनेपर भी घह दोनोंमें 
ही एकरस अनुस्यृत रहती है। उसे ज्ञानी और अज्ञानीकी भी पहचान 
नहीं है । सृष्टि और प्रलय दोनों ही उसके विलास हैं। जो बालक अपने 
पिताकी गोदमें बेठकर स्वीकार करता है कि तुम मेरे पिता हो, वह तो 
पुत्र है ही; जो उसकी दाढ़ी-मूँछ पकड़कर खींचता हैं, नाकमें ऊँगली 
डालता है, अपने पिताको पिता न मानकर उसके मित्रकों पिता बताता 
है या भोलेपनसे क्सीको पिता स्वीकार ही नहीं करता, वह भी पुत्र ही 
है। इसमें देश-विदेश, जाति, कुल, परम्परा आदिके भेद क्या बिगाड़ 
तकते हैं ? 


जैसे भिन्न-भिन्न बीज अथवा शरीर पद्नभूतोंसे अन्न, रस, उष्णता, 
प्रकाश, प्राण और अवकाश लेकर जोवन धारण करते हैं, बिना समष्टिकी 
सत्ता और शक्तिक कोई व्यष्टि जीवित रह ही नहीं सकती, उसी प्रकार 
भिन्न-भिन्न व्यक्तियोंके रूपमें व्यवहार करनेवाले-जीव भी अनन्त सत्ता, 
शक्ति, चेतन और आनन्दसे सम्ब्नन्ध हुए बिना उससे जीवन, प्रेम और 
प्रकाश प्राप्त किये बिना रह ही नहीं सकते | यह जो उपजीव्य-उपजीवक 
अथवा आश्रय आश्रित भाव है, इतना प्रत्यक्ष है कि खुली आँखसे और 
बिना आँखके भी देखा जा रूकता है। इसलिए भगवानूसे कोई विभंवत है 
अथवा वस्तु तः उनका कोई अभवंत है यह कहंपना भूलसे ही है और यही 
अन्तःकरणमे राग द्वेषकी सृष्टि करके दुःख देती रहती है। अवद्य ही यह 
दु:ख भी, यह दोष-दर्शन भी एक दिन वेराग्यका हेतु बनकर ऐसा अनुभव 
कराये बिना नहीं रहेगा कि में भी भवितकी एक क्निवंचनीय लील़ा हूँ। 


अभक्त कोई नहीं १३१ 


छठो बात--जीवके मनमें विषयभोग, कर्म और अभिमानकी वृद्धिके 
लिए अनेक इच्छाएँ होती रहती हैं| कभी-कभी उनसे बचनेकी भी इच्छा 
होती है; परन्तु संसारमें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, जो अपनी सब 
इच्छाओंको यूगपत्‌ या क्रमसे पूर्ण कर सके। उसमें उचित-अनुचित 
आवश्यक-अनावध्यक, पहले-पीछे आदिका भेद करके काट-छाँट करनी 
पड़ती है। विवेकपूर्वंक की हुई इच्छा-पूर्तिमें त्याग उपस्थित रहता है, 
इसलिए सुख भी। अविवेकपूर्वक की हुई इच्छा-पुतिमे नियन्त्रणका अभाव 
उपस्थित रहता है अतएवं दुःख भी। जीवकों कभी आत्मतुष्टि होती है 
और कभी आत्मग्लानि। भूल सहज झुपसे जीवके मनको अभिभूत कर 
देती है। वह दुःखी होता है अपनी वर्तमान रहनीको देखकर | यह ठीक 
है; परन्तु ईश्वर उसकी भूल नहीं, उसके इप्ट और भावको देखता है। 
भी ईश्वर जानता है कि यह सच्चे सुखकी अर्थात्‌ मेरी प्राप्तिके लिए ही 
व्याकुल हो रहा है और पथश्रष्ट हो गया है । यदि प्रेमसे अपने पास आने- 
वाला कोई व्यक्ति मार्ग भूल जाता है, उद्देश्य और अभिप्राय पवित्र होने- 
पर भी कोई गलत कदम उठा लेता है तो क्या केवल इसी अपराधसे 
ईइवर रुए हो जायगा ? जीवोंके अपराधसे यदि इस प्रकार ईश्वर रुष्ट 
होने लगे ती ईइवर केवल रोषपमय ही रोषमय रहेगा ? अनन्त जीव, 
एक-एक जीवके अनन्त-अनन्त अपराध ! प्रेममय ईइवर अपनेकी उनकी 
स्मृतियोंमें उलझाकर कौन-सी सुख-समाधि उपलब्ध करेगा? एक 
सज्जनने किसी महात्मासे पूछा--ईश्वर मुझपर रुष्ट है या तुष्ट ? 
महात्माने क्हा--तुम स्वयं अपने ऊपर रुष्ट हो या तुष्ट ” वस्तुत: ईश्वर 
कहीं अलग बेठकर रोष-तोष नहीं करदा। वह तो जीवकी आत्मानुभूतिके 
साथ ही एक हो रहा है। जब मयूर अपने रूप-सौन्दयंसे आह्वादित न 
होकर सारिकाकी वाडमाधुरीके लिए लालायित होता है और सारिका 
अपनी कोमल वाणीसे आह्वादित न होकर मयूरकें रूप-सौन्दययंके लिए 
अभिलाषा करती है तब ईश्वर दोनोंके ही मनोभावको देखता और 
समझता है कि ये दोनों ही अपने-अपनेमें अपूर्णता अनुभव करके मेरी 
पूर्णता प्राप्त करनेके इच्छुक हैं और मेरे भक्त हैं । कहनेका अभिप्राय यह 
है कि ईदवरकी दृष्टिसि सभी जीव उसीके स्वरूप अथवा उसीके प्रेमी भक्त 
हैं। वे किसी भी अवस्थामें उसके वात्सल्य-भरे उत्सझ्भ और प्रेममयी 
कृपासे वश्चित नहीं हैं। वह अपने ही प्राणोंसे उन्हें प्राण देता है और 


१३२ भक्ति-सर्वस्व 


अपनी ही आँखोंकी रोशनी । अपने ही रससे तृप्त करता है और अपनी ही 
आत्माके रूपमें अनुभव करता है। कहीं किसीको अपने ही अंगोंमें पक्षपात 
या निर्दयताका भाव होता है ? आजतक ईइ्वरने किसीकी अभक्‍त समझ- 
कर अपनी दी हुई सुख-सुविधाओंसे वश्चित किया है ? 
सातवीं बात--यह देखनेमें आता है कि भक्तोंके साधत, अभ्यास, 
मन्त्र, नाम, रूप, भाव आदि अलग-अलग होते हैं; परन्तु इस भेदसे भक्ति- 
भावमें कोई अन्तर नहीं पड़ता । किसी एक महाराजके अनेक सेवक हों 
तो यह आग्रह करना कि सब्र एक ही पद्धितसे एक हो प्रकारकी सेवा करें 
यह व्यथं ही नहीं अनुचित भी है; क्योंकि समय, स्थान, रुचि, वस्तु, 
शक्ति, व्यक्ति, अवस्था आदिक़ भेदसे सेवाके अनेक रूप अपेक्षित होते हैं। 
भोजनकी सेवा अलग और चरगकी सेवा अलग । यदि सभी सेवक यह 
आग्रह करने लग जायेँ कि जिस भावकी जेसी सेवा मैं करता हूँ, वेसी ही 
सेवा सब करेंलो-केवल सेवकोंको ही नहीं, सेव्यको भी उद्वेंग होगा। 
कर्त्ता, करण, उपकरण, सम्बन्ध, भावना, बुद्धि और स्थिति यह सब-के- 
सब एकस्से हों, सब प्रभु-प्रभु या प्यारे-प्यारे ही पुकारते रहें, सब राम- 
राम या ह्याम-श्याम, अथवा 'शिवो5हम्‌-शिवो5हम्‌' रटा करें--इन सब 
छोटे-मोटे आग्रहोंसे भक्ति-भाव बद्ध नहों है। वह तो विदूषक या उद्धत 
केशकी, जटी या मुण्डीकी स्तुति, जनकपुर-बरसानेवालोंकी अटपटी 
गालीकी, चरणोंमें पड़ने या श्रीदामाजीकी भाँति अपना वाहन बनात्तेकी 
विलक्षण क्रियाओंकी परवाह किये बिना, सर्वत्र अपने अखण्ड साम्राज्य 
पदपर ही आरूढ़ रहता है। हम किसीकों अभकक्‍त तो तब मान बेठते हैं 
जब हमारा चित्त पूर्वाग्रहके भारसे जर्जर, कुछ सीमित संस्कारोंसे 
अक्रान्त अथवा सूृक्षमग्राहिणी बुद्धिसे परित्यक्त होता है; परन्तु इस दशामें 
भी अपनी निष्ठामें अनन्यताका रूप ग्रहण करके भक्ति विद्यमान रहती 
है। यह बड़े आश्चयंकी बात है कि सिद्धान्त रूपसे भगवानको सर्वात्मा 
स्वीकार करनेके बाद भी कोई भगवान्‌का विरोधी या अंभक्त केसे 
मालूम पड़ता है। 
आठवों बात- मूर्च्छा-सुषुप्ति, मृत्यु-प्रछलय, निःसंकोचता, समाधि-- 
इनमें-से कोई भी अवस्था भक्तिरहित नहीं होगी। एक तो इनमें जाग्रत्‌ 
और स्वप्नके प्रपंचका भान न होनेपर भी अनजानमें ही चित्तवृत्ति अपने 
आश्रयभूत स्वस्वरूप परमात्माका आलिड्भन करके. उसीमें स्थित रहती है, 


अभक्त कोई नहीं १३३ 


दूसरे इन स्थितियोंसे किसी भी बीजका आत्यन्तिक नाश नहीं होता । 
जैसे वटके नन्‍हें-से बीजमें विशाल वृक्षकी छोटी-मोटी शाखाएँ, पल्‍लव, 
पुष्प, फल आदि सभी विशेषताएँ समायी रहतो हैं, इसी प्रकार इन 
अवस्थाओंमें भी सभी पदार्थ बीजके रूपमें विद्यमान रहते हैं। न केवल 
इसी जन्मके संस्कार प्रत्युत अनादि कालसे अबतक सभी अतीत जन्मोंके 
संस्कार और आगामी असंख्यू जन्मोंके बीज-संस्कार भी उनमें ही सिमटे 
रहते हैं; क्योंकि वे सभी अवस्थाएँ कारणरूप ही हैँ । न ऐसा कह सकते 
हैं कि किसी जीतके अन्त:करणमें अनादि कालसे अनुवृत्त जन्म-मृत्यु- 
परम्परामें कभी भक्तिभावका आविर्भाव नहीं हुआ और न तो ऐसा ही 
कह सकते हैं कि आगे भी नहीं होगा । इसलिए बतंमानमें किसीको भी 
भक्ति-संस्कारसे शून्य कहना या समझना केसे उचित हो सकता है ? यह 
बात दूसरी है कि किसी व्यक्तिके वर्तमान जीवनमें अपनी निछ, मान्यता, 
रुचि एवं ग्रन्थ-विशेषक अनुसार भक्तिकी वेष-भूषा और रंग-रूप प्रकट 
करनेके लिए बेसा कह रहे हों। अपनेमें भक्तिके अभावका अनुभव करना 
उन्हें अपनी इच्छाके अनुसार भक्तिसे युक्त देखनेका संकल्प है। इस 
दृष्टिसे भी संसारका कोई भी जोव वस्तुतः: अभकक्‍त नहों है । 


नवीं बात-ब्रह्म ओर आत्माकी एकताके ज्ञानसे भी भक्तिकी कोई 
हानि नहीं है; क्योंकि ज्ञानसे केवल अविद्याको ही निवृत्ति होती है, भान 
अथवा व्यवहारकी नहीं । जिस उपाधिके कंररण भेदकी प्रज्नीति अथवा 
व्यवहार हो रहे हैं वह उपाधि जबतक प्रतीत होती रहेगी त्बतक उसके 
गुणधमं भी रहेंगे ही। उपाधि जब निःसंकल्प होकर अपने आशभ्रयमें 
स्थित रहती है, तब शान्तरस है। जब यह कर्म-परायण है तब दास्थरस 
है। जब वह सम्पूर्ण जीवोंके प्रति सखद्भावसे युक्त है, तब सख्यरस है । 
जब वह ध्येमरूपसे अपने उत्सज्भमें हो केवल चेतनको विषय करती है, 
तब वह वत्सलरस होता है। और जब वह आश्रय और विषयके रूपमें 
स्थित अद्वितीय चेतनका आलिज्भुन करती और उससे आलिड्ित होती 
है, तब मधुररस होता है। उपाधि चाहे ज्ञानीकी हो या अज्ञानीकी, 
उसके सारे खेल ही परब्रह्म परमात्मामें हो रहे हैं। .वह जिस अधिष्ठानमें 
अध्यस्त है और जिस स्वयंप्रकाश सर्वावभासक चेत॑नके द्वारा प्रकाशित 
हो रही है, वे दोनों अधिष्ठान ओर प्रकाशक व॑स्तुतः दो नहीं है। 
भद्वितीयता भी विलक्षण है । एक-एकका योग दो हो जाता है परन्तु 


श्३४ भक्ति-सर्वध्व 


अद्वितीय-अद्वितीय मिलकर दो नहीं होते। भाव-अभाव आदिके इन्द्रमें 
प्रतियोगी रहता है; परन्तु ब्रह्मका कोई प्रतियोगी नहीं है। ऐसी वस्तु- 
स्थितिमें द्र॒ष्टा ओर अधिष्ठान भेदमें बुद्धिके रहनेतक ही उपाधि सत्य जान 
पड़ती है । भेदबुद्धिके निवृत्त होते ही उपाधि भी ब्रह्मरूप ही है; क्योंकि 
अधिष्ठानसे अध्यस्त और प्रकाशकसे प्रकाश्य भिन्न नहीं होता । फिर 
तो यही कहना पड़ेगा कि भक्ति ब्रह्मरूप ही है । 


अद्वत-वेदान्तमें साधनका विचार करते समय यह स्पष्ट रूपसे 
स्वीकार किया गया है कि ईश्वरक्ृपारें ही अद्गैतमें रुचि होतो है। 
ईश्वरमें रागात्मिका भक्तिका उदय होनेसे संसारके राग-हेष निवृत्त हो 
जाते हैँ। राग होनेसे वस्तुके दोषका पता नहीं चलता, द्वेष होनेसे 
गुणका ज्ञान नहीं होता । इसलिए अन्तःकरणको राग-द्वेष-दन्‍्य करनेके 
लिए भगव:ड्भक्तिकी आवश्यकता सवंमान्य है। अन्तःकरण शुद्ध होनेपर 
जब पदार्थंका तात्त्विक अनुसन्धान प्रारम्भ होता है, तब “तत्‌' पदार्थके 
शोधनमें जो विशेष रुचि है, उसे आत्मरति कहते हैं। प्रधानतया 
उपाधिके विवेकमें न्‍्यायमीमांसा, 'तत्‌' पदार्थंके विवेकर्में भक्तिशस्त्र 
ओर 'त्वम्‌' पदार्थेके विवेकमें सांख्य-योग अत्यन्त उपयोगी हैँ । किसी 
न-किसी कक्षामें सभी सम्प्रदाय और शास्त्रोंका उपयोग है। जिनके 
विचारसे 'तत्‌' पदार्थ और त्वम! पदार्थ अलग-अलग रहते हैं, 
उनके लिए भगवद्धक्ति ओर आत्मरतिमें भेद रहता है। जब दोनों 
पदार्थोंके ऐक्यका बोध होता है, तब आत्मा और परमात्मा एक होनेके 
कारण आत्मरति और भ्रगवद्धूक्ति भी एक ही स्थितिकी वाचक हो 
जाती है। उसे ही ब्राह्मी-स्थिति कहते हैं। इस प्रकार बहिरज्भ साधनसे 
लेकर ब्राह्मी-स्थिति पय॑न्‍त एक ही भक्तिदेवी अपनी साज-सज्जा, आकार- 
प्रकार अदल-बदलकर अनेक नाम-हछपोंमें प्रकट होती रहती हैँ और 
भिन्न-भिन्न स्थितियोंके रूपमें विवत॑मान होती रहती हैं। चित्तवृत्तिका 
सत्य, ज्ञायमान सुखरूप तत्त्वमें जो सहज पक्षपात है उसीका नाम भक्ति 
है और. वह किसी भी जोवको किसी भी. अवस्थामें कभी प्रकट और कभी 
गुप्त रहकर अपनी उपस्थितिसे वश्चित नहीं करती । ओर तत्त्व-दृष्टिसे 
तो सब ब्रह्म ही है। इसलिए भक्ति भी असन्दिग्ध और अविपयंस्तरूयसे 
ब्रह्म हो है । 


अभर्त कौईं नहीं १३५ 


मोहनकी मोहनी 


अच्छा तो यह वृन्दावन है। फूसकी झोपड़ियाँ लगी हुई हैं। स्थान- 
स्थानपर सूखे कंडे पड़े हैं। बड़ी स्वच्छ भूमि है। कहीं-कहीं इस तरह दूब 
लगी हुई है मानो हरे-हरे गलीचे बिछे हों। अभी गौएँ दुही गयी हैं । 
बछड़े तन्मय होकर दूध पीनेमें मस्त हो रहे हैं, गौएँ उन्हें चाट रही हैं। 
ग्वालिनें अपनी-अपनी झोपड़ियोंके दरवाजोंपर बेठकर कुछ गुनगुनाती 
हुई दही मथ रही हैं । 


यह लड़का तो बडा हठीला मालूम पड़ता है। माताकी इच्छाके 
विपरीत कहाँ जानेकी जिद कर रहा है ? शरीरमें तेल नहीं लगाने देता, 
मवखन-मिश्री खानेके प्रलोभनपर भी ध्यान नहीं देता, मानो इसे कहीं 
ऐसी जगह जाना है जहाँ इसे कोई अत्यन्त प्रिय वस्तु मिलनेवाली है। 
कुछ बातें हो रही हैं । अब तो स्पष्ट सुनायी पड़ने लगा । माता कह रही 
है--'बेटा ! अभी इतनी जल्दी क्‍यों कर रहा है ? गाँवके ग्वाल-बाल तो 
अभी सोकर उठे हैं। स्नान कर ले, अज्जन लगवा ले, तेरे बाल सुधार 
दूँ । कुछ खा-पी ले। अच्छे-अच्छे कपड़े पहनकर तब गौओंको चरानेके 
लिए जंगलमें जा । अभी तो तेरा वह्‌ दुलारा कन्हैया भी तैयार नहीं 
हुआ हीगा | तू उसीके पास जानेके लिए छटपटा रहा है न ? मेले कपड़े 
पहने उसके पास केसे जायगा ?' 


नहीं माँ, में तो अभी जाऊँगा। वह चला गया होगा । आज उसके 
साथ आँख-मिचोनी खेलेंगा। गोवर्धनके पास उससे लड़गा, यमनामें 
तेरनेकी होड़ लगाऊँगा और उसीकी मवखन-मिश्री छीनकर खाऊँगा। 
मुझे मत रोक । जाने दे, उसके पास गये विना मुझे चैन नहीं पड़ती । 


तू बड़ा पगला है। देखता नहीं, में दही मथतो हूँ, पर मेरे भी कान 
उधर ही लग रहे हूँ । अभी बाँसुरी कहाँ बजी ? भला, कन्हैया गौ चराने 
के लिए चल देता तो ये गौएँ इतनी शान्तिके साथ अपने बछड़ोंको दूध 


१३६ भवित-सर्व स्व 


कैसे पिलछाती रहतीं ? जो खड़ी होतीं वे भाग जातीं। जो बंधी होतीं वे 
रँभाने लगती, छटपंटाने लगतीं। गाँवके सब ग्वाल-बाल उधर ही दौड़ 
पड़ते । इधर एक भी पक्षी न रहता, सब उधर ही उड़ गये होते । 
तू तो रोज देखता ही है पर इस तरह मचलनेकी तेरी बान पड़ 
गयी है ।' 


नहीं माँ ! में तो अभी जाऊँगा। जब मेरा कन्हैया गौ चरानेके लिए 
चलता है तब नन्दरानी उसे बारबार चूमती हैं, सहलाती हैं, बार-बार 
छातीसे लगा लेती हैं। उनकी आँखोंसे बरबस आँसूकी बूँदें टपक पड़ती 
हैं | नन्दबाबा उनकी गोदीसे लेकर उसे अपनी छातीसे चिपका लेते हैं 
और कहते हैं--'बेटा, तू गौ चराने मत जाया कर, मेरी आँखोंके सामने 
ही रहा कर | तुझे देखे बिना एक क्षण भी मुझको भार-सा मालूम पड़ता 
है ।! उस समय जब कन्हैया हठ करने लगता है कि “नहीं, मैं तो जाऊँगा 
ही, मुझे कदम्बपर चढ़कर बांसुरी बजानेमें बड़ा मजा आता है। ग्वाल- 
बालोंके साथ खेलनेमें, गोवध॑ंनपर चढ़नेमें बड़ा सुख मिलता है। मैं यहाँ 
नहों रहूँगा ।! तब भैन्दरानी हम लोगोंसे कहती हैं कि--दिखो भेया ! 
अभी यह नन्‍्हा-सा बच्चा है, इसकी सँभाल रखना, इससे लड़ना मत, 
इनका शरीर अभी बहुत सुकुमार है, कहीं चोट न लग जाय। इसे 
यमुनाके किनारे मत जाने देना, पेड़पर मत चढ़ने देना ।” नन्दरानीकी 
यह सब बातें सुनकर हमें बड़ा आनन्द आता है। मैं यही देखनेके लिए 
रोज पहले ही भाग जाता हूँ। माँ! मुझे मत रोक, तू भी जलकर वही 
आनन्द लूट ।' 


लड़का चल पड़ा, दहीकी मथानी ज्यों-की-त्यों छोड़कर माँ भी दौड़ी! 
ये दोनों जा रहे हैं । में भी कुछ घूम-फिरकर वहीं पहुँचेंगा । 


ऐ ! यहाँ कई छोटी-छोटी लड़कियाँ अपनी-अपनी माँसे कुछ जिद कर 
रही हैं। क्या बात है ? अच्छा, जाकर देखूँ । अब तो बातें स्पष्ट सुनायी 
पड़ रही हैं। माता कह रही है--बेटी ! अभी तो तू सात-आठ वर्षकी 
हुई है, अभीसे तुझे दही बेचनेकी क्या पड़ी है ? सबेरे सोकर उठते-ही- 
उठते प्रतिदिन तेरे सिर यह कौन-सी सनक संवार हो जाती है ? यहाँके 
लड़के बढ़े चब्चल हैं। वे तेरा दही छीन लेंगे, तुझे परेशान करेंगे। इसमें 


मोहनकी मोहनी १३७ 


तुझे क्या सुख मिलता है ! अभी खा-पी, फिर समय आनेपर दही बेचनेकी 
लालसा भी पूरी कर लेना ।' 


नहीं माँ | मैं तो अभी जाऊँगी। इस समय नन्‍्दर्बाबाके दरवाजेपर 
वड़ी भीड़ रहती है। वहाँ हमें कोई सताता नहीं । कोई जरा भी परेशान 
नहीं करता । गौओंको चरानेके लिए जाते समय कन्हैया बाँसुरी बजाता 
है तो हम उसे सुनती हैं, उसे देखती हैं और बहुत दुरतक उसके पीछे 
पीछे चली जातो हैं। पता नहीं उसमें क्या आकषंण है, जो हमें बरबस 
खींच लेता है। माँ! दही बेचनेका तो बहाना भर है। हम उसे देखे 
बिना रह नहों सकतीं । पता नहीं, हम उधर क्यों खिंची जा रही हैं ?' 


बेटी ! बात तो सच्ची है। अभी तुम बच्चो हो, तुम्हारा हृदय 
पवित्र है, सात-आठ वर्षकी उम्रमें कोई दूसरा आकपंण तो हो ही 
नहीं सकता | यह उसके गुणोंका ही जादू है कि उसे देखनेमें सभीको 
आनन्द आता है। संसास-त्यागी बड़े-बड़े ऋषि-मुनि भी सुना है उसके 
गुणोंपर लट्‌टू बने रहते हैं। वह है भी ऐसा ही मोहन ! चलो, में भी 
चल , उसे देखकर अपना हृदय शान्त करूँ, आँखें तृप्त करूँ ।' 

ये सब भी चल पड़ीं। क्या अब मैं भो उधर ही चल ? 

वास्तवमें वुन्दावन बड़ा सुन्दर है। यहाँके झोपड़े परस्पर सटे हुए 
नहीं हैं । बीच-बीचमें बड़े सुन्दर-सुन्दर हरे-भरे वृक्षोंकी पंक्तियाँ हैं, उनपर 
बड़े मनोहर रज्ू-विरज्भें फूल खिले हुए हैं। अनेक प्रकारकी लूताएँ 
वृक्षोंसे लिपटी हुई हैं। कहीं-कहीं उनकी बड़ी ही सुन्दर कुझ्ें बन गयी 
हैं। कितनी कोमल, कितनी पवित्र और कितनी सुहावनी भूमि है ! हाँ, 
तो में कहाँ आ गया ? दरवाजेके सामने भीड़ लगी है, मालम होता है 
यही नन्दबाबाका घर है। छोटे-छोटे बच्चे इतनी उत्सुकताके साथ टक- 
टकी लगाकर एक ही ओर देख रहे हैं, मानो कोई परम प्रिय वस्तु लूट 
लेनेकी धातमें हों। उनका शरीर स्थिर है, परन्तु रोम-रोमसे ऐसी चदञ्च- 
लता, स्फूरति और व्याकुलता निकल रही है मानो वे किसीसे गले लगनेके 
लिए छटपटा रहे हों । 


हाँ तो, अभी ऐसा जान पड़ता है कि कन्हैया घरसे बाहर. नहीं 
निकला है। सबकी आँखें दरवाजेकी ओर लगी हुई हैं। अब निकलने ही 
वाला है। कितना सुन्दर सजा हुआ द्वार है! अनेक प्रकारके हरे-हरे 


१३८ भक्ति-संव॑स्थ 


पत्तोंके तोरण बँधे हुए हैं। रज्भू-बिरंगे फूल लगाये हुए हैं। यथास्थान 
कलश रकक्‍खे हैं। जमीन लिपी-पुती स्वच्छ और पवित्र है। दीवारोंके आस- 
पास लताएँ लगी हुई हैं, जो घरके ऊपर चढ़कर अनेक रज्ढके फालोंसे 
छाजनको शोभा बढ़ा रही हैं। सभी लड़के-लड़कियाँ, जवान-बूढ़े तथा 
गो-बछड़े निनिमेष नयसोंसे उसी ओर देख रहे हैं। सब्रके प्राण उसीको 
देखनेके लिए तड़फड़ा रहे हैं। सबके हृदयमें एक हो हुक है कि कब 
कन्हैया निकले और कब उसे अपनी आँखोंसे, हृदयसे सटाकर अपनो 
प्यास बुझायें ! 


ये दो आदमी परस्पर कुछ बात करते हुए-से जान पढ़ते हैं। रज़- 
ढड़से ब्राह्मण मालूम पड़ते हैं। अभी यमुता-स्तात करके आये होंगे। 
अभी ही सन्ध्या की होगी; क्योंकि ललाटपर ताजा चन्दन लगा हुआ है । 
हाथोंमें भींगी हुई धोतियाँ जोर जलसे भरे लोटे मौजूद हैं। जब इतनी 
भीड़में ये लोग निस्संकोच बातचीत कर रहे हैं तो सुननेपें क्या आपत्ति 
है? अच्छा, तो सुनूँ कि ये क्या कह रहे हैं? एकने कहा--कहिए 
पण्डितजी ! आप सबेरे-सबेरे यहाँ केसे ? आप तो यमुतास्तान और 
सन्ध्या करनेके परचात्‌ जद्भुलमें हि एकान्तवास करते थे, फल-फूलसे 
जीवन-निर्वाहे कर लेते थे, लोगोंसे 4मलनेमें हिचकते थे, निर्गुण छोड़कर 
कभी सगुणकी चर्चा ही नहीं करते थे। आज यहाँ केसे ?' दुसरिने छछ- 
छलाती आँखोंसे लड़खड़ाती बोलीमें कहा--'भेया ! कुछ न पुछो, मेरी 
भहंग्रह-उपासना, अद्वेत-वेदान्तकी सारी साधना खाकमें मिल गयी । 
बहुत- प्रयत्न करता हूँ, मनमें कोई दूसरी बात न आये, परन्तु जब चिन्तन 
करने बेठता हुँ--निदिध्यासनकी चेष्टा करता हूँ, तब एक साँवरी- 
सलोनी म॒ति आँखोंके सामने नाचने लगती है। हृदय विवश हो जाता है, 
बुद्धि शिथिल पड़ जाती है, ब्रह्मश्ानकी बातें भूल जाती हैं। आसतपर 
बेठा-ही-बैठा में उसके साथ खेलने लगता हूँ। कभी उसके पीताम्ब॒रकी 
फरफराहट मालम होने रूगती है, आँखें खुल जाती हैं और मैं वृक्षोंकी 
ओर देखने लगता हूँ कि कहीं वह इनकी बुज्ञोंमें या पत्तोंमें छिपा तो 
नहीं है। कभी-कभी ऐसा मालूम होता है कि वह मेरे सामने खड़ा होकर 
मन्द-मन्द मुस्करा रहा है। उसकी घुँघराली काली-काली अलकें कपोलों 
को चूम रही हैं। वह प्रेम-भरी आँखोंके इशारेसे मुझे अपनी ओर बुला 
रहा है। कंमी-कभी ऐसा जान पंड़ता है कि उसकी बाँसुरीकी मधुरे 


मोहुसकी मोहनी १३९ 


ध्वांन बडातु समस्त इंद्रयोको अपनी ओर खींच रही है। मुझसे 
आसनपर बेठा नहीं रहा जाता। में घूम-घूमकर पागलकी भाँति वृक्षों, 
लताओं और पशु-क्षियोंसे पूछने लगता हूँ कि वह कहाँ है ? उसकी 
यह वंशीध्वनि कहाँसे आ रही है ! भैया ! तभीसे में प्रतिदिन प्रातःकाल 
नन्‍्दवाबाके दरवाजेपर आता हूँ और जब कन्हैया-गौओंको चरानेके लिए 
जंगलकी ओर जाता है तो में भी मन्त्रमुग्धकी भाँति उसीके पीछे-पीछे 
घूमता रहता हूँ और फिर शामको यहाँतक पहुँचाकर किसी तरह लौट 
जाता हूँ। मेरी रात किस तरह बीतती है यह तो कहनेकी बात ही 
नहीं है | 

'पण्डितजी |! आखिर आपकी ऐसी दशा कबसे हुई ? पहले-पहल आप 
इसके आकपंणमें केसे आये ?' 

भाई ! क्या कहूँ ! एक दिनकी बात है--में यमुना-किनारे एक वृक्षके 
नीचे बड़ी शान्तिके साथ संकल्परहित हो रहा था। समाधि निकट थी । 
ऐसा विश्वास है कि यदि उस समय मेरे शरीरमें कोई सुई चुभा देता तो 
मुझे पता नहीं चलता । बड़ी मस्ती थी. बड़ा आनन्द था। एक अनन्त 
ज्ञानके समुद्रमें में डुब-उतरा रहा था। इतनेमें ही एक बड़ी सुरीली 
आवाज आयी। मेंने पहले तो उपेक्षा करनेकी सोची, पर कर नहीं सका। 
मन कानोंके रास्ते बाहर निकल ही गया। पर आवाज कहाँसे आ रही 
है इसका पता न चला में वहीं छटपटाता रहा । थोड़ी देर बाद वह 
दिव्य ध्वनि अधिक स्पष्ट होने-छगी । मैं उसे अपने पास ही अनुभव करने 
लगा। जब गौरसे देखा तो बड़ी विचित्रता मालूम हुई। पासके पत्थर 
पिघल रहे थे, वृक्षोंको रोमाञ्व हो रहा था, यमुनाकी वह तोब्र धारा जो 
अभी-अभी बड़े वेगसे बह रही थी, शान्त हो गयी थी। मेरी समाधि तो 
टूट गयी, परल्तु वृक्षोंपर बेठे पक्षियों और बन्दरोंकी समाधि रूग गयी। 
वे आँखें बन्द किये उस अनन्त स्वर-लहरीके साथ अपने जीवनको एक 
करके न जाने किस अनिवंचनीय आनन्‍दमें मग्न हो रहे थे ? अब मुझे 
ऐसा मालूम होने लगा कि में बेहोश हो रहा हूँ, अपनी चेतना खो रहा 
हैँ। सचमृच थोड़ी देर बाद मेरी चेतना लुप्त हो गयी और मैं न जाने 
किस लोकमें पहुँच गया। कुछ ही क्षण बाद मुझे 'कन्हैया' 'कन्हैया'की 
ध्वनि सुन पड़ी । मानो मेरे लिए यह अमृतसज्लीवनी थी | में उठ बेठा । 
सोचने लगा, यह कन्हैया क्या चीज है ? यह नाम मुझे इतना प्यारा क्यों 


१४० भक्ति-सबं स्व 


जान पड़ता है ? इसमें ऐसी कौन-सी मिठास है जिसने मेरे मृत शरीरमें 
जीवनका सञ्यार कर दिया ? हा! वह मीठी ध्वनि क्या हो गयी, जिसे 
सुनते-सुनते में बेहीश-सा हो गया था ? इस उपेड़-बुनमें पड़ा हुआ था कि 
किसीकी आवाज सुन पड़ी--'ओ कन्हैया ! देखो, यहाँ एक आदमी बेहोश 
पड़ा हुआ है जल्दी आकर इसे उठाओ।' मैं समझ गया, इसीकी आवाज 
पहले मेरे कानोंमें पड़ी, जिसे: सुनकर मैं होशमें आया था। अब सोचने 
लगा, ओह ! 'कन्हैया' कितना मधुर नाम है? जिसका नाम इतना 
मधुर है वह कैसा होगा ? क्या मैं उसे देख सकगा ? वह क्षण कितना 
सोभाग्यशाली होगा जब मेरी आँखें उसे देख-देखकर अपना जीवन सफल 
करेंगी। पर इस लड़केने बुलाया है न ! क्या वे मेरे पास आयेंगे ? क्या 
में अभी उन्हें देख सकुगा ? वे केसे होंगे, उनके साथ मुझे कैसा व्यवहार 
करना होगा ? क्या मैं उनके चरणोंमें लोट जाऊँगा ! उनके चरणोंकी 
धूलि अपने सिर-आँखोंमें गा सकूँगा ! क्या वे मेरे सिरपर अपने करकमरू 
रखेंगे ! यही सब सोचते-सोचते मैं ध्यानमग्न-सा हो गया। पर ध्यान 
कहाँसे होता ! पत्तोंकी खड़खड़ाहट सुनकर जान पड़ता वे भा रहे हैं 
और में छटपटाकर इधर-उधर देखने लगता। आखिर आ ही गये। 
नीले-उजले-साँवले रंगके शरीरसे नीलोज्ज्वल ज्योति निर्केल रही थी । 
बड़ी चन्नलताके साथ चल रहे थे। कन्धोंपर पीताम्बर फहरा रहा था। 
गलेमें वनमाला थी । कमरमें कछोटी कसी हुई थी । हाथमें बाँसुरी थी । 
एक हाथसे वे दूसरे सखाका हाथ पकड़े हुए थे। घघराले बाल कपोलोंपर 
लटक रहे थे। लाल-लाल ओठोंपर मन्‍न्द मुसकानके साथ-साथ दाँतोंकी 
धवलिमा अनोखी ही छटा ला रही थी। भौंहोंसे अनुग्रह फूटा पड़ता था । 
लम्बे ललाटपर गोरोचनका तिलक बरबस अपनी ओर खींच रहा था। 
मैंने देखा, पर उठ न सका। मेरा शरीर जड़ हो गया। मन कहता 
था-सिर, तू पैरों पड़ जा, पर वह टस-से-मस नहीं होता था। हृदय 
कहता था--हाथों ! झपटकर लिपट जाओ, पर हाथ उठते नहीं थे । 
विवशता थी। मैं चरणधूलितक न छू सका। वह सामने खड़े मन्द- 
मनन्‍्द मसकरा रहे थे। मैंने कुछ कहना चाहा, पर जबानने जवाब न 
दिया । आँख खुली थीं। मैं एकटक उन्हींकी ओर देख रहा था। देखते- 
देखते कितना समय बीत गया, पता नहीं। आँखें एकटक लगी हुई 
थीं। हृदय निःसद्भुल्प होकर आनन्दके समुद्रमें डूब गया था। तृप्ति- 


मोहनकी मोहनी १४१ 


अतृप्ति दोनों हो लापता थीं। आखिर उन्होंने अपनी मेघगम्भीर ध्वनिसे 
शान्ति भद्ध की। मुस्कराते हुए उन्होंने कहा--'पण्डितजी ! इतने 
शिथिल क्‍यों हो रहे हो ? आपकी क्‍या दशा है ? मुझसे बोलते क्यों 
नहीं ?” उनकी वाणीके सुरीले स्वरने तो मेरे हृदयकों सदाके लिए ही 
अपना गुलाम बना लिया। मैं विवश था। सब कुछ चाहनेपर भी कुछ 
कर नहीं सकता था। वे मुसकराये । उनकी मुसकानमें जादू था। में 
शक्तिमान्‌ हो गया । उनके चरणोंपर लोट गया । पर एक क्षण भी नहीं 
हुआ होगा कि उन नन्‍हें-से बालकरूपने अपने हाथों उठाकर मुझे छातीसे 
लगा लिया। कितना सुखद स्पर्श था ! कितने सुकुमार, कितने कोमल 
-उत्तके अद्भ थे ! मुझे भय होने लग। कि कहीं मेरे कठोर शरीरके स्पर्शसे 
इनके शरीरपर चोट न लग जाय । उन्होंने मेरे सिरपर हाथ रक्‍्खा। में 
निहाल हो गया और अज्जलि बाँधकर सामने खड़ा हो गया । मेरा सिर 
झुका हुआ था। आँखोंसे आँसूकी धारा बह रहो थी। सारा शरीर 
रोमाश्वित था। गला रुधा हुआ था। अब भी बोलनेमें असमर्थ था। में 
बोल न सका उन्होंने स्वयं कहा--तुम मेरे साथ खेला करो। मैं तुमंपर 
कभी नाराज नहीं होऊँगा । अपने लोगोंमें सवंदा समानताका ही व्यवहार 
चलेगा'--कहकर वह चल पड़ा। मेरा सारा संकोच उसी क्षण दूर हो 
गया । और में चुम्बकके साथ लोहेकी तरह उसके पीछे-पीछे चलने लगा। 
थोड़ी दूरपर ब्हुत-से ग्वाडबाल मिल गये। अनेक प्रकारके खेल होने 
लगे। तबसे प्रदिदिन प्रात.काल ही यहाँ आ जाता हूँ। साथ-साथ 
जड्भलमें खेलता हूँ। मुझे उसको देखे बिना कल नहीं पड़ती । हाँ, बात 
करते-करते बहुत देर हो गयी। देखो, अब वह मेरा प्राणघत आता ही 
होगा। तुम भी अब शान्तिसे दरवाजेकी ओर देखते रहो। मेरा हृदय 
उछल रहा है। देखो ! देखो !! अब वह आने ही वाला है ! 


मैं निस्तब्धभावसे उनकी बातें सुन रहा था। उनकी बातोंमें बड़ा 
आनन्द था। में तो इतना मस्त हो गया कि यह याद ही न रहा कि मैं 
ननन्‍्दबाबाके दरवाजेपर कन्हैयाकी मिलनेकी राह देख रहा हूँ। अब याद 
आया। यह दरवाजेसे नन्‍्दबाबा आ रहे हैं क्या ? लम्बा शरोर है, खूब 
हृषट-पुष्ट हैं, बाल सफेद पड़ रहे हैं, फिर भी मुखसे एक प्रकारका दिव्य 
ओज निकल रहा है, कुछ बोलते-से-मालूम पड़ते हैं। क्या कहते हैं, कान 
लगाकर सुनूं तो--'भाई ! मेरा लल्ला बड़ा सुकुमार है। बड़ा मनोहर 


१४२ भक्ति-सर्वस्व 


है। उसे देखना चाहते हैं। वह सबके हृदयका धन है। सभी उसे अपनी 
आँखोंका तारा समझते हैं। आप लोग भगवान्‌के ही स्वरूप हैं। उसे 
ऐसा आशीर्वाद दें कि जिससे वह सदा सुखी रहे । 


सब लोग कान लगाकर नन्दबाबाकी बातें सुन रहे हैं। हाँ, दरवाजेसे 
कन्हैयाका हाथ पकड़े माँ पशोदा आ रही हैं। कितना सुन्दर वेष है 
वर्षाकालीन मेघके समान नीलवर्ण है। बिजलीके समान पीला वस्त्र 
कन्धेपर फहरा रहा है। घृघचीकी माला गलेमें पड़ी हुई है। सिरपर 
मयूर-मकुट है। काली-काली अलकें कपोलोंपर लटक रही हैं। बालोंमें 
फूल ग॒थे हुए हैं। हाथमें बाँसुरी और छड़ी ले रखो है । मन्द-मन्द मुसकरा 
रहा है। लाल-छाल ओठढोंके अन्दरसे दाँतोंकी उज्ज्वल ज्योति बाहर 
निकल रही है। आँखोंसे, भौंहोंसे प्रेमकी धारा बह रहो है । यह मूर्तिमान्‌ 
प्रसन्नता है। अनन्त प्रेमका समुद्र है। घनीभूत आनन्द है। केसा सौन्दर्य 
है ! केसा माधुयं है ! उफ ! हृदय कहता है--सदाके लिए इसके चरणोंमें 
न्यौछावर हो जाओ । अपने आपको इसे दे डालो | वास्तवमें यदि इसके 
न हो गये, तो यहु जीवन ही किस कामका ? 

नन्‍्दरानी कुछ कह रही हैं। ग्वाल-बालोंको सम्बोधन करके उन्हें 
सचेत करती हुई मालूम पड़ती हैं। 'श्रीदामा ! सुबल ! बलराम ! देखना 
भैया, अभी यह अनजान है। अभी है ही कितने दिनोंका ? हमेशा इसे 
साथ रखना । एक क्षणके लिए भी आँखोंको ओट मत करना | यह बड़ा 
नटखट है, साँपोंसे खेलनेमें, पेड्रोंपर चढ़नेमें, यमुनामें कूद पड़नेमें यह बड़ा 
तेज है। इसे उनके पास मत जाने देना। इसे भूख बड़ी जल्दी-जल्दी 
लगती है। खानेकी चीजें लेते जाओ, इसे समय-समयपर खिलाते रहना। 
कोई आपत्तिकी सम्भावना हो तो ढिठाई न करना, तुरन्त इसको लेकर 
भाग आना । यह बड़ा हठीला है। किसी भयानक वस्तुके लिए ह॒ठ करे 
तो इसकी एक भी मत सुनना । गौएँ दूर चली जायेँ तो इसे हाँकनेके 
लिए मत भेजना । तुम लोगोंमेंसे कोई जाकर हाँक छाना। गौओंको दूर 
मत ले जाना, जल्दी हो इधर-उधर घुमाकर लोटा लाना !' 

'देख कन्हैया ! इन लोगोंको बातें मानना ! ये तुझसे बड़े हैं। बड़ोंकी 
बात माननी चाहिए। भूख लगे तो संकोच मत करना। इन लोगोंसे 
माँग लेना, खूब खाना और इन्हें भी खिलाना। किसीसे छेड़खानी 
मत करना ४ 


मोहनकी मोहनी १४३ 


माँ! तू तो देर कर रही है, देखती नहीं, गौएँ कहाँ निकल गयीं ? 
यहाँसे यमुना-किनारेतक सफेद-सफेद दीख रहा है । धौरी गौओंकी पंक्ति 
गड्भाजी-जेसी लग रही है । ऐसी ही सफेद गज्भाजी होती हैं न ? तूने 
एक दिन कहा था कि जब गज्भाजीकी धवल धारा नीले रंगकी यमुनामें 
मिलती है तो बड़ी शोभा होती है | देख, यमुनाजी मिलनेके लिए गड्भाजी- 
ने ही गौओंकी पंक्तिका रूप बना लिया है। बीच-बीचमें लाल, काली 
आदि गौएँ ऐसी मालूम होती हैं मानो गड्भाजीकी धारामें कोई दूसरी 
चीज बही जा रही हो। माँ ! मुझे जाने दे । में अभी जाकर यह शोभा 
देख लू। देखती नहीं, गोएँ ठिठकी-सी हैं, वे मेरी ओर देख रही हैं। 
मानो अपने साथ चलनेके लिए मुझसे आग्रह कर रही हैं। अब जाने दे । 
माँ! तू उदास क्‍यों हो रही है? तेरी आँखोंसे आँसू क्यों आ रहे हैं ? 
क्या तू मेरा खेलना पप्तन्द नहीं करतो ? क्या मैं कदम्बके नीचे खड़ा 
होकर बाँसुरी न बजाया करूँ ?' 


बेटा ! मेरे कन्हैया ! कैसे कहूँ कि तुम मेरी आँखोंकी ओट जाओ। 
पर तुम्हें खेलनेसे भी केसे रोक? अपनी प्रसन्नताके लिए तुम्हारो 
प्रसन्नतामें बाधक केसे बनूँ ?” 


देवताओं ! तुम जद्भलमें मेरे लालकी रक्षा करना। में तुम्हारी 
पूजा करूँगी । तुम्हें बहुत-से चढ़ावे चढ़ाऊँगो ।' 


अच्छा, माँ यशोदा राई-नोनकी न्‍्योछावर कर रही हैं। नन्‍्दबाबा 
गम्भीर भावसे खड़े-खड़े देख रहे हैं। अरे ! अब तो इनका भी धेय॑ छूट 
गया। कन्हैयाको अपनी छातीसे सटाकर चूम रहे हैं। कन्हैया कुछ कह 
रहा है। बापूजी ! मुझे जाने दो। में वहाँ जाकर खेलंगा, हँसंगा, 
ग्वालबालोंसे होड़ लगाऊँगा ।' अच्छा, छुड़ाकर चल दिया । सभी लोग 
उसीकी ओर देख रहे हैं। अनजानमें सबके पैर उसोकी ओर चल रहे 
हैं। तो क्या सभी जज्भलमें चलेंगे ? नहीं, नहों, कन्हैया इधर देख रहा 
है । सब लोग ठिठके-से हैं। ओहो ! अब तो बाँसुरी बजाने लगा । कितनी 
मधुर ध्वनि है ! सचमुच इससे मोहनमन्त्र निकलता है। सब लोग बेहोश- 
से हो रहे हैं॥ अपनी सुध-बुध खो रहे, पर मैं सचेत हूँ, क्या बात है। मेरा 
हृदय फोलादका तो नहीं है ? क्या करूँ, ये लोग तो यहीं रह गये । में 
साथ-साथ चल या यहीं रहकर इन लोगोंकी दशा देखूं कि अब इनका 


(४४ भ व्ति-सवंस्व 


दिन केसे बीतता है ! पर चलना ही ठीक मालूम पड़ता है। यह भी हो 
सकता है कि इन लोगोंकी दशा देखकर फिर जंगलमें जाकर मिल 
जाऊं ? हाँ, अब एक उपाय याद आया, वे ब्राह्मदेवता तो जंगलमें जायेंगे 
ही ! अभी तो यहीं पड़े हुए हैं। अब उनके साथ चलूँगा। 


धीरे-धीरे सचेत होकर लोग जाने लगे हैं। भीड़ घट गयी है। दो- 
चार गिने-चुने लोग इकटठे होकर आपसमें कुछ कह रहे हैं। क्या बात 
है, सुननेमें तो कोई आपत्ति नहीं ? मालूम पड़ता है, माँ यशोदा किसीसे 
कह रही हैं--अभी-अभी मेरा कन्हैया सोकर उठा था। मैं उसे स्तान 
भी नहीं करा सकी, अच्छी तरह अज्ञन भी नहीं लगाया । आज मोर- 
मुकुट भी कुछ वेसा हो रहा। बड़ी जल्दी भाग गया। जब मैं खिला 
रही थी, कितनी श्ञीघ्रता कर रहा था ? भरपेट खाया भी नहीं | मक्खन- 
मिश्री अभी पड़ी हुई है। में बार-बार कहती थी-बेटा ! थोड़ा और 
खा ले, अपने हाथसे उसके मुंहमें डाल देती थी, फिर भी जितना खाना 
चाहिए, जितना ओरोंने कलेऊ किया उसका आधा भी इसने नहीं 
किया | उफ ! मेरा कन्हैया कितना सीधा-सादा है, अभी उसे दुनियाकी 
हवा ही नहीं लगी । जो बुलाता है उसीके पास दोड़ जाता है। किसीने 
त्राली बजायी कि इसने नाचना शुरू कर दिया। रातमें चारपाईपर 
ख्रो जाता है सो फिर सुबह ही उठता है। दिनभर थकनेके कारण तो 
ऐसा नहीं होता ! अब कलसे उसे गौ चराने जानेसे रोकूंगी। समझाऊँगी 
कि कन्हैया ! अकेले मत जाया कर, तू डर जायगा । यदि वह मान गया 
तो कितना सुख रहेगा, दिन भर आँखोंके सामने देखा करूँगी, बार-बार 
छातीसे सटा लूँगी। कई बार अपने हाथों खिलाऊँगी। उसका शरीर 
साफ कर दूँगी। उसे छोड़कर किसी दूसरे काममें न लूगृंगी। कामकी 
क्‍या चिन्ता है, “उसके लिए बहुत-से लोग हैं। कितनी मोहनी मूरत है! 
मेरे जीमें तो यही आता है कि एक क्षणके लिए भी उसे आँखोंसे ओझल 
न होने दूँ ।' 
नन्‍्दबाबा भी कुछ कहते हुए-से जान पढ़ते हैं--'कन्हैयांकी माँ ! 
रानी !! इतना व्याकुल क्‍यों होती हो ? गोपाल तो अपना कुलधम है। 
भगवान्‌की आंज्ञाका पालन किये बिना वे कैसे सुखी हो सकते हैं ! 
मोहवश कंत्त॑व्ये-च्युत होना ठीक नहीं। हम अपनेको सँभांल लें, थोड़ो 


मोहनंकी मोहनी १४५. 


कष्ट सह लें; पर कन्याक्रों कत्तव्यसे विचलित न करें। इसीमें उसे 
प्रसन्नता है। गौओंका चराना उसे बड़ा अच्छा लगता है। उसे कोई 
परिश्रम थोड़े ही करना पड़ता है। गौएँ चाहे जितनी दूर गयी हों, दूसरे 
ग्वालबाल उन्हें हाँक लानेके लिए चाहे जितना परेशान हो रहे हों, उसे 
तो सब गौओंको इकट्ठा कर लेना बायें हाथका खेल है। किसी घनी 
छायावाले कदम्बके नीचे पहुँच एक टीलेपर खड़ा हो गया । कछोटी कस 
लो। पीताम्बर सँभाल लिया, मयूरपिच्छोंको ठिकाने करके त्रिभंगी 
बनाकर खड़ा हो गया | बस, अब मुरली हो बजानेकी देर है। सब गोौएँ 
दौड़ पड़ती हैं । उसने तो उन्हें यहाँतक सिखा दिया है कि वे अपना नाम- 
तक समझ जाती हैं और जहाँ उसने काली, गौरी, धौरी कहकर आवाज 
लगायी कि सब इकट्ठी हो जातो हैं । रानी ! तुम सुतकर आइचय॑ करोगी 
कि उसकी बाँसुरीमें ऐसा जादू भरा है कि गौएँ उस समय अपने मुखमें 
जो ग्रास लिये रहती हैं उसे न उगल पाती हैं और न खाती हैं, वेसे ही 
मुहमें लिये कान खड़ा करके, मुँह ऊँचा करके उसीकी ओर ताकती रह 
जाती हैं। बछड़े अभी-अभी जो दूध पीनेमें लगे थे वे दूधका घट न घूँटते 
न उगलते, बेसे ही उसके पास खड़े रहते हैं। गौओं और बछड़ोंकी बात 
तो जाने दो, हरिणियाँ अपने पतियों और छोटे-छोटे बच्चोंके साथ अपनी 
स्वाभाविक चञ्चलता छोड़कर निकट आकर खड़ी हो जाती हैं और अपनी 
बड़ी-बड़ी आँखोंको अपलक करके उनका पूरा लाभ लेती हैं। उसके 
बनमें जानेसे कितने प्राणियोंको प्रसन्नता प्राप्त होती है इसका यहाँसे 
अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता। उसे देखकर वनका पत्ता-पत्ता खिल 
उठता है। हम अपनी तृप्तिके लिए उसकी प्रसन्नता और भनेक प्राणियों- 
की प्रसन्‍नताकी ओर ध्यान न दें ,यह ठीक नहीं । इसलिए उसे रोकनेकी 
बात मुझे नहीं जंचती। अपना कलेजा कड़ा करके दिल मसोसकर हमें 
यह सब कुछ सहना ही पड़ेगा !' 
नन्‍्दरानी कुछ नहीं बोल रही हैं, पतिकी आज्ञा है न! उनकी 
इच्छाके विपरीत केसे बोल सकती हैं ? इन बातोंके सुननेमें तो मैं भूल 
ही गया, जान पड़ता है वे पण्डितजी चले गये। अब मैं भी वनकी ओर 
चल । 
दिन अधिक आ गया है। ग्वाल-बालोंकी मण्डली अधिक दूर निकल 
गयी होगी ! गौओंके जानेका निशान देखते हुए चलना ठीक है। अच्छा, 


१४६ भक्ति-सर्वस्त् 


इधरसे गौएँ गयी हैं । ये आदमियोंके जानेके चिह्न हैं। छोटे-छोटे बच्चे 
ही अधिक गये होंगे, क्योंकि छोटे-छोटे पेर ही अधिक दीखते हैं। ऐं, यह 
चिह्न तो बड़ा विलक्षण है। इनमें कमल, वज्च, अड्कुश और ध्वजाके 
आकार स्पष्ट दीख रहे हैं। तो कया ये मेरे कन्हैयाके चरण-चिह्न हैं? 
यह धूलि भी आज मुझे सुलभ हो गयी ! इसे सिरपर चढ़ा लँ, आँखोंमें 
लगा लूँ, कलेजेसे सटा लू, इसीमें लोट या क्‍या करूँ ? बुद्धि काम नहीं 
करती। लोटने लगूँ तो देर हो जायगी, वहाँ पहुँचना है, इस समय न 
३५५ क्या खेल खेलते होंगे ? सम्भव है किसी सखाकी पीठपर चढ़ रहे 
हों या किसीकी आँखें बन्द करके उससे कह रहे हों- नाम बताओ तो 
छोड़ और वह जान-बूझकर उनके स्पर्शका सुख लूट रहा हो। कब 
पहुंचूंगा ? में पक्षी होता तो अभी उड़कर पहुँच जाता । यदि ब्रह्मने मुझे 
वायुकी गति दी होती तो आज मैं कितना सुखी होता; परन्तु ऐसा नहों 
है, अभी पहुँचनेमें न जाने कितनी देर होगी । कुछ आदमियोंकी आवाज 
आ रही है ! देखे कौन हैँ? बड़ी सुन्दर आक्ृति मालूम पड़ती है। ये तो 
दो दिव्य पुरुष हैं। एकके सिरपर पिज्भल जटा है, गौर वर्ण है, हाथमें 
वीणा और माला दीख रही है। अभी अवस्था अधिक नहीं जान पड़ती । 
दूसरा विद्यार्थीसा मालूम पड़ता है। हाँ, पहचान गया। ये तो देवषि 
नारद हैं। इधर कहांसे आ गये ? अथवा यह आइ्चर्यकी कौन-सी बात 
है ? जहाँ कन्हैया है, वहाँ उसे देखनेके लिए भला ये केसे नहीं पहुंचेंगे ? 
कुछ बात कर रहे हैं। देवाषि नारद तो प्रेमके आचाय॑ हैं; इनकी बात 
प्रेममयी ही होगी, ये भला दूसरी बात क्यों करने लगे ? इनकी बात 
सुननेमें कोई आपत्ति नहीं है; क्योंकि ये तो महात्मा हैँ, भगवान्‌के पार्षद 
हैं । इनकी सभी बातें लोक-कल्याणके लिए ही होती हैँ और दूसरी बात 
यह है ये उधर ही चल रहे हैं। इनकी बात सुनते-सुनते में भी चलता 
रहुँगा । आज अवश्य कोई बहुत सुन्दर लीला होनेवाली होगी । ये बात 
करते हुए भी बड़ी तेजीसे जा रहे हैं । 


भाई | आजकल दिनभर स्व सूना ही रहता है--सभी देवता और 
उनकी पत्नियाँ विमानोंपर चढ़कर यहीं आ जाती हैं। देखते नहीं 
आकाशमण्डल विमानोंसे भर रहा है ? इन्द्र-इन्द्राणी, ब्रह्मा-बरह्माणी, सभी 
तो इस दुलंभ, दिव्य छीलाको देखनेके लिए उत्सुक रहते हें। आजकल 
भोले बाबाने भी केलास छोड़कर यहीं डेरा जमा लिया है। वे ग्वालके 


मोहनकी मोहनी १४७ 


वेशमें रहते हैं, हमारे कन्हैयाके अन्तरज्भ सहचरोंमें एक हो गये हैं और 
पावंतोजी भी यहीं एक सखीके रूपमें हैं। और तो कहाँ जाऊँ ? कहों 
मन भी तो लगे ! जहाँ रहता हूँ, मालूम होता है सारे संसारमें बाँसुरीकी 
मधुर ध्वनि भर रही है। आजकल सनकादि समाधि नहीं लगाते । 
ब्रह्माने अपना सृष्टिकमं छोड़ दिया है। इन्द्रको स्वगंकी परवा ही नहीं । 
यमराजकी बही लिखी नहों जाती । नरकसे पापी स्वच्छन्द होकर निकल 
रहे हैं। कोई रोकनेवाला नहीं । इस बाँसुरीने गजब ढा दिया है। देखे 
बिना रहा नहीं जाता, कितना सुन्दर, कितना मनोहर, कितना आकर्षक 
रूप है। देखो ! अब हम निकट पहुँच गये हैं ? स्पष्ट दोख रहा है। 
कैसी अनुपम शोभा है। सरकार एक सखाके कन्धेपर एक हाथ रखकर 
खड़े हैं। मुखमण्डलसे सहस्नों चन्द्रमाकं समान शीतल किन्तु करोड़ों 
सूर्योके सदृश दिव्य प्रकाश निकल रहा है। प्रकाशकी उज्ज्वलताके 
अन्दर इ्यामताकी छटा अनोखी ही है । गलेमें वनमाला पड़ी है। सिरपर 
मयूरपिच्छ शोभायमान है। नटोंके समान कछती कसी है। कन्धोंपर 
पीताम्बर फहरा रहा है। दूसरे हाथसे कमल लेकर बड़ी ही सुन्दरताके 
साथ उसे नचा रहे हैं। इस समय बाँसुरी कमरमें खोंस ली है। कमल 
नाचनेसे सिर हिलनेके कारण घुँघराली अलकें कपोलोंपर लटककर 
परमानन्दका आस्वादन कर रही हैं। कसी प्रेमभरी प्रफुल्लित आँखें हैं। 
तोतेकी चोंचके जेसी नुकीली नासिका है । बिम्बाफलके समान लाल-लाल 
ओठ हैं । लम्बे ललाटपर गोरोचनका तिलक है । कितना सुन्दर मुख है । 
आँखें बरबस खिंची जा रही हैं । हृदय उछलकर चूम लेना चाहता है। 
पर कया करें, इस समय पास जाना ठीक नहों जान पड़ता । यदि यर्ह.से 
इन मधुर लीलाओंका आस्वादन करते रहें तो बड़ा अच्छा है। उनके 
खेलमें कोई बाधा न पड़े और हम भी अपने जीवनका लाभ लेते रहें । 
सुनो तो, श्रोदामासे क्या कह रहे हैं-'श्रीदामा ! तुम मुझे बड़े सुन्दर 
लगते हो । इच्छा होती है तुम्हारे साथ खेला करूँ। तुम्हारे घर चला 
करूँ। हमारी मित्रता हमेशाके लिए पक्की रहे । हम दोनों एक ही गोलमें 
रहें । अब देखो, भेया बलराम और सुबल आदि गोप आ रहे हैं, उनके 
साथ आज एक खेल खेलना है, तुम मेरे साथ रहना ! 


'मेरे कन्हैया ! में तो यह चाहता ही था। मेरे हृदयमें न जाने कबसे 
यही भाव उठ रहे थे। जब मैं धर जाता हूँ तब मेरी बहिन तुम्हारी 


१४८ भ॑क्ति-सर्वस्व 


बात पूछा करती है, वह बहुत भोली है। हम लोगोंकी छोटी-से-छोटी 
बात जानना चाहतो है। एक-एक करके पूछती है। तुम्हारी चर्चा 
सुनकर अत्यन्त प्रसन्न होती है। माताजीने तो एक दिन यह प्रस्ताव 
किया था कि इनकी शादी कन्हैयाके साथ कर दी जाय; परन्तु पिताजीने 
कोई उत्तर नहीं दिया। यों तो मैं पहलेसे ही तम्हारा हूँ, मेरा हृदय 
तुम्हारे हाथ बिक गया है। पर उस दिन हृदयकी बात सुनकर और 
दृढ़ हो गया । तुम्हें देखे बिगा रहा नहीं जाता। मेरे प्यारे कन्हैया ! 
मुझे कभी मत छोड़ना, सवंदा अपने साथ ही रखना। मैं सर्वथा तुम्हारा 
ही हूँ । अब ये लोग आ गये | इनके साथ कोई खेल खेला जाय ।' 


नारदजी तो मुग्ध हो रहे हैं। इनको बातें सुन-सुनकर इनकी रूप- 
माधुरोका अमृत आँखोंसे, उन्मुक्त हृदयसे पान करते-करते अधाते हो 
नहीं। और उस स्नातककी क्या दशा हो रही है ? आँखोंसे लगातार 
आँसूकी धारा बह रही है। सारा शरीर रोमाश्वित हो रहा है, आँखें 
निनिमेष उधर ही लगी हैं। सचमुच इनके ही रूपमें कौन-सा विलक्षण 
रस है ? सभी पागलसरीखे हो रहे हैं। और मैं ! मेरा हृदय बड़ा कठोर 
है। यह वज्का बना हुआ है। में सब देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ; पर 
जेसे-का-तैसा बना हूँ। हाँ बलराम, श्रीदामा आदि आ गये, कुछ कह 
रहे हैं । 

'भेया ! आज हम गौओंके पीछे-पीछे बहुत दूर चले गये थे, आनेमें 
देर हो गयी । यहाँ रहते तो अबतक खेलते होते । कितना आनन्द रहता, 
इतना समय तुमसे अलग रहकर बीता, कितना बुरा हुआ। आओ ! अब 
कोई ऐसा खेल खेलें कि बड़ी मस्तीके साथ दिन बीत जाय ।' 


हाँ,हाँ, में तो कबसे प्रतीक्षा कर रहा था, सुबलसे मैंने कहा भी था, 
अब कोई खेल शुरू हो। अच्छा, तुम्हीं बताओ क्‍या हो ? क्‍या कहते 
हो--आँखमिचौनी खेलें ? उधर देखो, श्रीदामाकी सम्मति नहीं मालूम 
पड़ती, वह तो कह रही है दोड़कर छुनेकी होड़ लगायी जाय या कुश्ती 
हो। बलिष्ठ है न! उसे यही सब्र रुचता है अपने सामने मानो किसीको 
गिनता ही नहीं । निबंल ग्वाल-बालोंकी परवाह ही नहीं करता। हाँ 
मधुमज़रल ! तुम बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? आज जो तुम कहो 
वही खेल खेला जाय । अच्छा, तो तुम क्या कह रहे हो ?” 


मोहनकी मोहनी १४५ 


भैया ! खेल तो पीछे खेला जायगा, अभी तो पेटमें चूहे कूद रहे 
हैं, पहले पेटपूजा हो ले तो फिर चाहे जो खेल खेलना !! 


हाँ, बात तो सच्ची है। दोपहरके करीब दिन आ गया | अब तो 
कलेवा करनेका समय ही है। आखिर तो मधुमडुभल ब्राह्मण हैं न ! 
भोजनके बारेमें ये लोग बड़े होशियार हुआ करते हैं। अच्छा आओ, 
पत्ते तो तोड़ लें। कुछ लोग जाकर जल ले आवें। इसी वृक्षके नीचे 
बेठकर आनन्दसे भोग लगे ।' 


यह देखो लड़के दौड़ पड़े । कोई पत्ते तोड़ रहा है, कोई पेड़के नीचे. 
झाड़ लगा रहा है, कोई पानी लानेके लिए यमुनाक्री ओर दौड़ा जा 
रहा है, कोई पेड़पर टँगे हुए छीकेको उतार कर खोल रहा है, बड़ी 
चहल-पहल है । सभी हँस रहे हैं। सबके शरीरमें स्फूति हो रही है। इधर 
कन्हैया भी इकट्ठटी की हुई सामाग्रीको सजा रहे हैं। कितना आनन्द है, 
यदि इसी तरह देखते रहनेका सौभाग्य हो तो फिर क्‍या कहना है ? 
इधर नारदजी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। अपने साथीसे जो कुछ कह रहे हैं 
वह सुनने ही लायक है । 


आज कितने सौभाग्यका दिन है कि भगवान्‌का साक्षात्‌ प्रसाद प्राप्त 
होगा ? जो ब्रह्मा, लक्ष्मी और बड़े-बड़े महापुरुषोंको भी दुलंभ है वही 
प्रसाद हम बड़ी प्रसन्नताके साथ पायेंगे। यह वुन्दावन, यह गोवध॑न 
कितने महान्‌ भाग्यवान्‌ हैं ! इनके सौभाग्यका क्या कहना है ? ये अपने 
झरनोंके जल, अपने वृक्षोंके पत्ते, फल-फूल-छायाका दानकर अपना 
जीवन सफल कर रहे हैं। भगवान्‌ इनकी झुरमुटोंमें, कन्दराओंमें छिपकर 
खेलते हैं। वर्षासे, घामसे बचनेके लिए इनके अन्दर बेठते हैं और इनके 
कन्द-मूल-फल खाते हैं। देखते नहीं, घरसे कितने व्यंजन लाये हैं; फिर 
भी ग्वाल-बालोंसे कह रहे हैं--देखो ! उस टेंटीका फल तोड़ लाओ, वह 
मुझे बहुत रुचता है। कईके पत्ते मेगा रहें हैं कि उनकी चटनी बनाओ । 
यही वृक्षोंका सोभाग्य है। वृुन्दावनकी महिमा है और उन भक्तवत्सलकी 
अपार कृपा है। महात्मा लोग अपने हृदयमें जिन्हें ब्रह्म समझकर ब्रह्मा- 
नन्‍्दकी उपलब्धि करते हैं, प्रेमी भक्त जिनके चरणोंकी सेवा करके प्रेम- 
रसमें तललीन हो जाते हैं, कमियोंकी दृष्टिमें जो सारे कर्मोके प्रवतंक और 
मूल आधार हैं वे हो लीलामय प्रभु आज ग्वाल-बालोंके साथ जड्लमें 


१५० भक्ति-सवंस्व 


पत्तेपर खाने जा रहे हैं | देखो कितना प्रेम है! कितना आनन्द है! अब 
पंक्ति बेठने जा रही है। देखो-देखो, केसा लोकोत्तर सौन्दर्य है, अवर्णनीय 
शोभा है ! 


बोचमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण बेठे हुए हैं। चारों तरफ गोलाकार मण्डल 
बनाकर ग्वाल-बाल बेठे हैं। सबका मुख भगवान्‌ श्रीकृष्फी ओर है। 
सब हँस रहे हैं। क्या बात है? भगवान्‌ जो कुछ अपने पत्तेपर रखते हैं 
उन्हें धीरेसे कोई दूसरा खींच लेता है। वे मुखमें डालनेके बाद ग्रासका 
कुछ अंश अपने हाथमें रख लेते हैं तो कोई छोवनेके लिए झपट पड़ता 
है । यह देखो ! उनके सारे मुखपर ही दही लिपट गया। सब कहकहा 
लगा रहे हैं। इस छीना-झपटी में बाँसुरी कमरसे गिर पड़ी। वह देखो, कोई 
छिपा रहा है। ऐं, वनमाला पीठकी तरफ चली गयी ! 


इस छीना-झपटीमें भगवान्‌ श्रीकृष्णी बन गथी। वे बड़ी शान्तिसे 

खा रहे हैं। हाथोंमें दही-भात कितना सुन्दर मालम हो रहा है ! नीले 
मुखपर, लाल होठोंपर उनकी उज्ज्वलता और बढ़ जाती है। दाँतोंसे 
ऐसी उज्ज्वल ज्योति निकल रही है जिससे उसपर सटे हुए चावलोंका 
पता नहीं चलता । उनकी आँखें सभीकी पत्तलोंपर पहुँच जाती हैं। किसे 
क्या चाहिए इसका बराबर ख्याल बना हुआ है। बड़े प्रेमसे, आग्रहसे 
सभीको और लेनेके लिए बाध्य कर रहे हैं, कैसा सोभाग्य है |! इन ग्वाल- 
बालोंका क्या पुण्य है ? भगवानने इन्हें किंस साधनाके बलपर इस प्रकार 
अपना लिया ? क्‍या किसी भी साधनामें यह शक्ति हैं कि वह भगवानुको 
इस तरह अपनानेके लिए विवश करे, नहीं, कभी नहीं। यह तो इन्हींकी 
अपार कृपा है, चाहे जिसे अपना लें। पात्रकी योग्यता क्‍या महत्त्व रखती 
है? ये जिसे अपना लें वही प्रात्र हो जाता है। पर हमारे भाग्य भी कम 
प्रशंसनीय नहीं हैं। हमें यह देखनैका अवसर मिला यही क्या कम कुपा 

है ? हाँ, मैं क्या-क्या सोचने लूगा ? यहं सब तो खा चुके । हाथ धो रहे 

हैं। श्रीदामा क्या कह रहा हैकि अब खेल शुरू हो | सभी .उछलते 

हुएसे मालृम बढ़ते हैं। मधुमज़ूलकी बुरी दशा हो 3 है, पेट निकल 

आया है। कुछ कहता है, ऐं | भेया अब तो में सोऊगा । भोजनके बाद 

आराम करंना ही चाहिए। खेल-कूदका भी समय होता है। मुझसे तो 

अब उठा नहीं जाता ; सब एक स्वरमें कह रहे हैं--लहीं, हम तो खेलेंगे, 


मोहनकी मोहनी १५१ 


अवश्य खेलेंगे | दिनमें आलसी सोते हैं। बच्चे भी कहीं सोते हैं ? हमारा 
काम तो खेलने-कूदनेका है । 


अच्छा, यह सब तो खेलनेमें जुट गये । ऐसा मालूम होता है कि 
सब छिपने जा रहे हैं और भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन्हें ढँढ़ेंगे । जिन्हें वेद ढूँढ़ते- 
ढूँढऊ़ते हार जाते हैं वे भगवान्‌ आज इन अहीरोंके छोकरोंको ढूंढ़ने जा 
रहे हैं। देखो ! अब वहाँसे सब दूर चले गये। चलो, हम सब वहाँ पड़ी 
हुई जूठनको बीनकर खायेँ और अपना जीवन सफल करें। 


हाँ, नारदजी तो अपने स्तातकके साथ भगवान्‌का प्रसाद पानेमें 
मस्त हैं। उनके चेहरेसे कितनी प्रसन्नता, कितना प्रेम और कितना 
आनन्द निकल रहा है ! उनकी तल्लीनता देखने ही योग्य है। वह 
कमण्डलके जलसे हाथ धो रहे हैं और स्तातकसे कुछ कह रहे हैं। भाई ! 
मैंने तुमसे एक बात अब तक नहीं कही थी। आज माँ लक्ष्मी राधाका 
दर्शन करनेके लिए यहाँ आनेवाली हैं। उन्होंने मुझसे कहा था, भगवानु- 
की आह्वादिनी शक्ति इस समय ब्रजमें अवतीर्ण हुई हैं। भगवानुका वही 
प्रेममय, आतेन्दमय मूतं॑रूप है। हमें भी उनके दर्शन दुलभ हैं। में 
आऊंगी, तुम समयपर वहाँ उपस्थित हो जाना, हम सब उनका द्दानकर 
क्ृतार्थ होंगे । सो भेया ! अब वहाँ चलना चाहिए । यह देखो ! नारदजी 
अपनी वाणीपर कुछ गुनगुनाते हुए बरसानेकी ओर जा रहे हैं ॥ केसा 
स्वर है.! कितना मधुर पद है-- 


चेतश्चिन्तप चिन्मयभासं नुतनजलधररु॑चिरविकासम्‌ । 
पोतबसनधरपुन्दरनटवर-सधुरविकस्व॒रसुललितहासम्‌ ॥ 


बार-बार उलटकर इधर देखते हैं और फिर वीणाकी मीड़ें छेड़ते 
हुए धीरे-धीरे गायन करते हुए जा रहे हैं। अब तो उनकी ध्वनि स्पष्ट 
नहीं सुन पड़ती । मेरे कन्हैया भी ढूंढ़नेके लिए कहीं चले गये हैं। अब तो 
प्रसाद पानेका अच्छा अवसर है। चलो खूब पावें | यहीं तो बैठे हुए थे। 
ये चावल गिरे हैं, अहा ! कितना सुन्दर स्वाद है ! इनमें कितनी मधुरता 
है! यह दही है। ये फल हैं। आज इन्हें पाकर जन्म सफल हुआ। 
किसीकी पद-ध्वनि मालूम होती है। यहाँ कोन ? कोई देख तो नहीं 
रहा है? हाँ अब तो पद“ध्वनि बहुत निकट जान पड़ती है। ये सब मयूर 
उधर ही देख रहे हैं। ये हरिणियाँ जो अभी बड़ी शान्तिसे चर रही थीं, 


श्र भक्ति-सर्वस्व 


एकटक देखती हुई उधर बढ़ रही हैं। बात क्‍या है? अच्छा ! अब 
समझा, कन्हैया अकेले ही इधर आ रहे हैं। क्या अब मैं छिप जाऊँ ? 
सामने जानेकी हिम्मत नहीं पड़ती । मेरे जैसा पापी, नीच, अनधिकारी 
क्या उनके सामने जानेका साहस कर सकता है ! में अछग आइमें खड़ा 
हो जाऊँ, वे इधरसे निकल जाये, तभी ठीक है। पेड़ोंकी ओटसे देखनेका 
सौभाग्य हो क्या कम है ? 
अरे ! वह तो इधर ही आ रहा है। उसने मुझको देख लिया क्या ? 
मालूम ऐसा ही पड़ता है। तब क्या मुझसे बातें करेगा ? मुझे भी अपना 
बनायेगा, क्या यह सम्भव है ? पर उसके लिए असम्भव क्या है ! उसका 
हृदय बड़ा कोमल है। कुछ इशारा कर रहा है। मन्द-मन्द मुस्कराता 
हुआ आँखोंके इशारेसे मुझे बुला रहा है। क्या मैं दौड़कर चरणोंमें पड़ 
जाऊं? नहीं-नहीं में चरणोंके स्पशंका अधिकारी नहीं हूँ । तब क्या वह 
मेरी ओर स्वग्नं आ रहा है। ऐं, मैं जमीनपर गिर रहा हूँ। क्या ये उसके 
चरण हैं? में सचमुच उनका दिव्य स्पर्श प्राप्त कर रहा हूँ । क्या यह 
स्वप्न है ? भला यहाँ स्वप्नका क्या काम ? मैं अपने दोनों हाथोंसे उन 
सुकुमार दिव्य चरणोंका स्पर्श कर रहा हूँ । कन्हैया ! मेरा स्पर्श मत करो । 
अपने कोमल करकमलोंसे मुझ पापीका स्पर्श मत करो। अरे ! क्या तुम 
मुझे उठाकर छातीसे छूगाना चाहते हो। नहीं-नहीं, में इसका पाज् नहीं 
हैं। अच्छा, क्या न मानोगे ? मत मानो, तुम्हारी जो इच्छा हो वही करो। 
यह शरीर तुम्हारा है। यह हृदय-प्राण सब कुछ तुम्हारा है। मैं तुम्हारा 
हूँ। तुम्हें अधिकार है, चाहे जो कर लो। बस, में कुछ नहीं बोलता । 
बोला ही नहों जाता । 

“कन्हैया ! क्या मुझे इतना भी अधिकार नहीं है कि तुमसे कह दूँ कि 
अब मुझे मत छोड़ो, एक क्षणके लिए भी अलग मत हीओ !! 

'हाँ ! अधिकार क्यों नहीं, सब कुछ कह सकते हो) तुम मेरे हो, में 
तुम्हारा हूँ। हम एक साथ खेला करेंगे। इस समय जन ग्वाल-बालोंके 
पास जाना जरूरी है जो कहीं आड़में छिपकर मेरे ढँढ़नेके लिए आनेकी 
प्रतीक्षा करते होंगे। उनके हृदयमें कितनी उत्कण्ठा होगी ! वे उच्कक- 
उश्चककर देखते होंगे। पत्तेकी खड़खड़ाहट, पक्षियोंकी पंख-घध्वनि और 
पशुओंके पैरोंकी आवाज सुनकर वे चोकन्ने हो जाते होंगे, मुझे जाने दो ॥ 
में तुमसे अलग कब होता हूँ ? न दीखनेपर भी तुम्हारे साथ हो हूँ ।' 


मोहनकी मोहनी १५३ 


क्या में साथ नही चल सकता ?' 


'मेरे सा बड़े नटखट हैं। वे कहने लगेंगे कि तुम अकेले नहीं ढूंढ 
सके । इसने देख लिया होगा। बतलाया होगा । और फिर मुझे परेशान 
करने लगेंगे । अच्छा में जाता हूँ ।' 


'मेरे कन्हैया ! आखिर तुम चले ही गये। कलेजा फट॑ता है, क्या 
करूँ ? केसे करूँ ? केसा सौन्दये है ! केसा माघुय है ! कितना सुखद 
स्पर्श है! एक-एक बात स्मृति-पटलपर आकर व्याकुल बना रही है, पर 
उनकी इच्छाके विरुद्धउनकी आज्ञाके विपरीत किया ही क्या जा सकता 
है ? जिससे वे सुखी हों, उसीमें मेरा सुख है, में उनकी इच्छाका यन्त्र हूँ। 
यदि उनके सुखके लिए मुझे करोड़ों आपत्तियोंका सामना करना पढ़े तो 
मैं खुशी-खुशी करूँगा। वल्कि उसीमें मुझे अधिक प्रसन्नता होगी। हाँ, 
किसीकी पद-ध्वनि मालम पड़तो है | क्‍या वे ही तो नहीं आ रहे हैं ? पर 
अभी वे कहाँ, ये तो आदमी हैं। पहचाम गया ! देवधि नारद और उनके 
साथी स्नातक हैं। स्नातककी बात स्पष्ट सुनायी पड़ रही है। 


महाराज ! आपके जानेके पदचात्‌ मेर। मन उदास हो गया था। 
आप तो घरके अन्दर चले गये और में इधर-उधर घूमता रहा। हाँ, 
आपकी यह वीणा धूलसे क्यों भर रही है ? इसके तार विखरे हुए-से क्यों 
मालूम पड़ते हैं? क्या माता लक्ष्मीके आनेपर वहाँ जो बातें हुई में सुन 
सकता हूँ ?' 


“'भेया तुम भगवानुके प्यारे हो, तुम्हें बंया नहीं सुनाया जा सकता ? 
माँ लक्ष्मी आयीं पर कुछ बात न हो सकी । राधाके सोन्दर्यको देखकर 
उन्हें दूरसे ही मुर्त्छा आ गयी और जो पाषंद उनके साथ विमान पर 
आये थे वे उन्हें लेकर वापस लोट गये । अब वीणा: [त सुनो ! मुझे 
मालूम हुआ कि कई दिनोंसे वुन्दावनमें एक नया परिवार आया हुआ 
है। उसमें स्त्री-पुरष ओर दो बच्चे हैं। उनके स्वभाव, प्रेम और आचरण- 
पर संभी ब्रजवासी मुग्ध हैं। सभी उनका दर्शन करने जाते हैं ओर उनसे 
मिलकर बहुत प्रसन्न होते हैं। माता लक्ष्मीके जानेके बाद में भी उन्हें 
देखने चला गया । पुरुष कहीं कामसे बाहर गया हुआ था। वालक और 
बालिका दूर खेल रहे थे। मेरे जाते ही वह स्त्री मुझे पहचान गयी । कितने 
सुन्दर बच्चे थे, उनकी ओर देखनेकी बार-बार इच्छा हो रही थी; पर मैं 


१५४ भक्ति-सवंस्व 


बहुत देरतक देख न सका। उस स्त्रीने तुरन्त मेरे लिए आसन लगा 
दिया, पेर धोये और कुछ खाने-पीनेका आग्रह करने लगी। मैं आइचय॑- 
चकित था। यह कौन है ? कुछ समझमें नहीं आता था। वह स्वयं कहने 
लगी--'अबतक हम बड़े कष्टमें ये। एक नियत सीमाके अन्दर रहना 
पड़ता था, बाहर निकलते ही मृत्युका भय था। हमारे पास भोगकी 
सामग्री थी, दासियाँ थीं और हमारे परिवारके लिए विस्तृत स्थान था, 
परन्तु हम पराधीन थे। सबसे बढ़कर दुःखकी बात यह थी कि हमारे 
पतिदेवका स्वभाव बड़ा कटु था। उसके कारण सैकड़ों प्राणियोंकी हत्या 
होती थी और न चाहने पर भी मुझे सब देखना पड़ता था--सहना पड़ता 
था। क्या करतो ? उनकी इच्छाके अनुसार चलना ही मेरा धरम है। पर 
उनका स्वभाव बदल गया, कितनी मधुर कहानी है, मैं आपको सुनाये 
बिना न रहूँगी ।! हाँ, वह कहने लगी और इस तरह कहने लगी कि मैं 
मुग्ध हो गया, मेरी चेतना जाती रही ओर उसी सेमय मेरी वीणा हायसे 
छुटकर गिर पड़ो, तभोसे इसके तार बिखरे हुए हैं और धूल लगी हुई है, 
अब जल्दो ही इसे सुधारनेका विचार है।' 
महाराज ! मुझे बड़ो उत्सुकता हो रही है, वह स्त्री कौन थी? 
उसका पति कौन है और भगवानने उसपर क्या मोहनी डाली कि उसका 
काया पलट हो गया ।' 
भगवान्‌की लीला बड़ी रसमयी है, उसके स्मरणमत्रेसे हृदय भर 
आता है, शरीर पुलकित हो उठता है, वे कितने दयाल्‌ हैं, उनके प्रेमका 
पार नहीं । अच्छा सुनो, मैं उसीके शंब्दोंमें सुनाता है ।' 


“हम सब यमुनाके एक कुण्डमें रहते थे। उस समय यह रूप नहीं 
था । हम सब सर्पवेशमें रहते थे। हमारे पति इतने विषेले थे. कि उस 
कुण्डका जल स्परशं करके कोई जीवित नहीं बचता था। हवा उसके 
सीकरोंको उठा ले जातो तो जिन वृक्षोंसे, लताओंसे वे छू जाते सत्र-के- 
सब जल जाते थे। यदि उड़ता हुआ पक्षी निकट आ जाता तो उनकी 
फुफकारसे जलकर गिर जाता ! बड़ा भीषण कुण्ड था। हम लोग गरुड़के 
डस्से बाहर नहीं निकलते थे, हमारे पतिकी उनसे दुश्मनी थी । 

एक दिनकी बात है, वे सोंये हुए थे। मेरे दोनों: बच्चे मेरे पास बेठ- 
कर खेल रहे थे। उन दोनोंमें परस्पर झगड़ा चल रहा था। दोनों कहते 


मोहनकी मोहनी १५५ 


थे कि कुण्डके किनारेपर बहुत-से छोग खेल रहे हैं। हमने उश्चककर देखा 
है कि खेलनेवालोंमें एक लड़का बड़ा सुन्दर है। एकका कहना था कि 
वे कोई बाजा बजा रहे थे जो इतना मधुर था कि अबतक हमने बेसा 
बाजा कभी नहीं सुना था। दूसरेका कहना था--नहीं, वह बाजा नहीं 
था; उनकी बोली ही इतनी सुरीली थी । 


वे दोनों मेरे पास आये । लड़का कहता था--माँ ! मुझे वहीं जाने 
दे, में पास जाकर उनका बाजा सुनूंगा। उन्हें देखूँगा | क्या वे मेरे साथ 
खेलना स्वीकार करेंगे ?! लड़की कहती थी--'माँ ! उनकी आवाज बड़ी 
मीठी है। उनका रूप अत्यन्त सुन्दर है। तू चल और मुझे भी अपने 
साथ ले चल, हम सब चलकर उसका खेल देखें और हम दोनोंका यह 
झगड़ा भी निबट जाय कि वे बाजा बजाते हैं या उनकी आवाज ही 
इतनी मीठी है ।' 


दो ओरसे बच्चे चलनेके लिए मुझे परेशान कर रहे थे । मैंने कहा-- 
बेटा ! वे सचमुच बड़े सुन्दर हैं। वे बाजा भी बजाते हैं और उनकी 
वाणी भी वेसी मधुर है। पर हम बाहर केसे जा सकते हैं? हम सबको 
गरुड़ खा जायगा, वह तुम्हारे पिताका शत्रु है। यहाँ तो वह शापके 
कारण नहीं आ सकता ।” वे दोनों एक स्वरसे कहने लगे--“नहीं माँ ! 
वहीं चलो । एक बार उस मधुर मूतिका दर्शन तो कर लें, उसकी 
मिठासभरी मुरली सुन लें और एक बार उसकी वे मोहिनी बातें सुन लें । 
फिर मर जायेंगे तो क्या परवाह है !” 


मेरा हृदय भी यही कह रहा था। मेने देखा नहीं था,. पर मेरी 
सख्याँ मुझसे कहा करती थीं। में विवश थी। अपने पतिकी आज्ञा बिना 
केसे जाती ? उन्हें देखनेमें कोई आपत्ति नहीं थी। केवल बात यह थी, 
मेरे पति उनसे जलते थे। उनका कहना था कि ये वही विष्णु हैं जिनके 
बलपर ग़रुंड़ मुझे जीत लेता है, नहीं तो में अपने घर होता और अपने 
देशका राजा होता में बच्चोंको 'भुलवानेकी चेष्टा करने लगी पर वे 
मानते नहीं थे । 


इसी समय मालूम हुआ कि कोई आ रहा है। बड़ा आइचये हुआ । 
भला, इस विषेले पानीमें कोन है ? किसकी इतनी बड़ी हिम्मत है ? अभी 
नष्ट कर दिया जायगा, कहीं वे जाग न पड़ें । हमारे बच्चे दोड़ पढ़े । अरे 


१५६ भक्ति-सवंस्व 


यह तो वही हैं, केसी अनुपम शोभा है ! यमुनाके मरकतमणिके समान 
नीले जलके साथ शरीर एक हो रहा है, कमरमें कछोटी कसी है। गलेकी 
बनमाला जलमें उतरा रही है। सिरके बाल भींगे हुए हैं। मन्द-मन्द मुस्करा 
रहा है। कसी प्रेमभरी आँखें हैं! अब वाँसुरीको मंहसे लगाने ही वाला 
है। मेरे रोकनेपर भी बच्चे उसके पास पहुँच गये । उस समय मेरी क्या 
दशा थी, वह कही नहीं जा सकती। हृदयमें भाव उठता था, यह मेरे 
बच्चेसे थोड़े ही बड़े हैं। इन्हें गोदमें उठा लू, प्यार करूँ, चूम और 
सदाके लिए इन्हें अपने पास ही रखूँ। दूसरी ओर बड़ी आशडूग हो 
रही थी, अभो हमारे पतिदेव जगेंगे और पता नहीं कि क्या करेंगे। 
सम्भव है अपने शरीरसे इस नन्‍हें-से बालकको बाँधकर मसल दें । यह भी 
सम्भव है कि अपनी विषभरी लपलपाती जीभोंसे डसने लगें | क्‍या करूँ, 
कुछ सूझता नहीं । 
अबतक हमारे बच्चे वहाँ पहुँचकर खेलने लगे थे। एक कह रहा था 
मुझे अपने साथ ले चलना । तुम्हारा शरीर छूनेमें मुझे बड़ा सुख मिलता 
है। लड़की कहती थी, नहीं-नहीं, तुम यहीं रहो। अब मत जाना। 
में एक पलके लिए भी तुम्हें न छोडगी । और वे मन्द-मन्द मुस्कराते हुए 
दोनोंका शरीर सहला रहे थे। ये दोनों उनके पैरोंके पास बेठे-बैठे अपना 
प्रेम प्रकट कर रहे थे | मैंने बहुत सोच-विचारकर अपना कलेजा कड़ा 
किया, पर बोला नहीं जाता था | किसी तरह पास जाकर डाँटा, कौन 
हो तुम ? भाग जाओ । अभी वे आयेंगे तो तुम जल जाओगे ! पर वह 
हँसने लगे, खिलखिलाकर जोरसे हँस पड़े । अब तो में अवाक हो गयी । 
मेरे बच्चे मुझसे नाराज होने लगे कि अब ये जायँगे तो हम भी इनके 
साथ चले जायँगे, अब हम तुम्हारे घर नहों रहेंगे, इन्हींके साथ रहा 
करेंगे और खूब खेलेंगे । 
उनके साथ खेलनेकी किसे इच्छा न होती, में भी तो यहो चाहती 
थी कि मेरे प्राणप्रिय बच्चेकी तरह यह भी हमारे पास हो रहें। और 
वात्सल्यसे ही मेने डाटा भी था कि पतिदेवके जागनेके पूव॑ ये यहाँसे चले 
जाये तो बड़ा अच्छा हो, पर उनकी. हँसी और निर्भ॑यता देखकर में 
किकतंव्यविमूढ़ हो गयी । उधर वे बच्चोंसे कह रहे धरे, चलो तुम्हारे 
घर चलकर खेलें और देखें, तुम्हारे पिता कहाँ -सो रहे हैं। वे दोनों बड़े 
प्रेमसे ले गये । 


मोहनकी मोहनी १५७ 


अरे, यह क्या ? इन्होंने अपने पैरोंसे उन्हें ठोकर मार “दी । जब बे 
फुफकारकर फन खड़ा करके उठ पड़े तब तो में भौंचक्‍्की-सी रह गयी । 
कुछ सूझता ही न था । एक ओर कन्हैयाकी माधुरी और दूसरी ओर 
उनकी निष्ठुरता, दोनों ही मूर्तिमान्‌ होकर आँखोंके सामने नाचने लगीं, 
पर में उनके भाव भाँप गयी। वे एकाएक स्तम्भित हो गये । मैं उनके 
चेहरेको देखकर स्पष्ट जान गयी कि कन्हैयाकी मोहनी काम कर रही 
है । उन्होंने अपने भावको दबाते हुए कहा--अभी यहाँसे भाग जाओ 
नहीं तो भस्म कर दिये जाओगे। अभी बच्चे हो; तुम्हें मेरा पता 
नहीं। में तुम पर दया करता हूँ। मैंने अपने जीवनमें ऐसी दया 
कभी नहीं देखी थी। वे शिथिल पड़ रहे थे। पर कन्हैया और जोरसे 
हँसने लगे । उनकी हँसीमें अपमान था और मेरे पतिके घमण्डकी उपेक्षा 
थी। उनसे सहंन नहीं हुआ । आक्रमण केरनेके लिए टूट पड़े। अब 
पेंतरेबाजी होने लगी । उस समय कन्हैया बाँसुरीसे मानो जादू चला रहा 
था। वे भी अपने बल और विषके घमण्डमें चूर होकर मण्डल बाँधकर 
घूम रहे थे । एक बार उन्होंने भाक्रमण कर ही दिया। वे सारे शरीरमें 
लिफ्ट गये और ऐसी चेष्टा करने लगे कि अपने शरीरसे कसकर मसहू 
दूँ; उस समय मेरे मनकी कया दक्षा थी कह नहीं सकती । एक ओर 
मोहनकी माधुरी अपनी ओर खींच रही थी, दूसरी ओर पातिव्रत-धर्मं 
विवष् कर रहा था, परन्तु दूसरे ही क्षण 'मैंने देखा--वे उनके कोमल 
और स्निग्ध दरीरकों कस नहीं सके, फिसल गये और कन्हैया उनके 
सिर॒पर सवार होकर नाच रहा है। वे अपना जो सिर उठाते उसीपर 
कन्हैयाके पैर बड़े वेगसे पड़ते। कन्हैया मुखसे बांसुरी बजा रहा था, 
पैर उसीकी गतिमें गति मिलाकर नाच रहे थे और उसके साथ ही यमुना 
अपनी ध्वनि मिला रही थी। मुझे तो ऐसा सालूम हुआ7-सारा 
संसार--जड़, चेतन, देव, देत्य, गन्धव॑, अप्सराएँ सब-के-सब उसीकी 
तानमें अपनी तान मिलाकर गा रहे हैं और अपने-अपने बाजे और सारे 
शरीरके कम्पनसे उसके साथ एक हो रहे हैं। अब में विचलित हो गयी ! 
उनके मुखोंसे खूनकी धाराएं बह रही थीं, शरीर शिथिल पड़ गया था, 
मानो वे अपने रुधिरके लाल-लाल पुृष्प-बिन्दुओंको कन्हैयाके चरणोंपर 
चढ़ाकर शिथिलताके द्वारा दयाकी याचना कर रहे थे अथवा शरणा- 
गतमनन्‍्त्रका मृक जप कर रहे थे। मुझसे न रहा गया, में हाथ जोड़कर 


१५८ भक्ति-स्वंस्व 


प्रार्थना करने लगी । मेरे बच्चे भी आ गये । वे उस समय अपने पिताको 
क्रोधित देखकर भयके मारे छिप गये थे। वे कन्हैयाके ऊपर आक्रमण 
करते हुए अपने पिताको नहीं देख सकते थे। उन्होंने निभंयताके साथ 
जाकर कन्हैयाको पकड़ लिया और कहने लगे--अब दया करो। इन्हें 
छोड़ दो। आओ, अब हम सब खेलें।” कन्हैयाने कराकर अपने 
नृत्यकी गति बन्द कर दी। अब उन्ह भी चेतना आने छूगी और उन्होंने 
मेरे स्वरमें स्‍्वर॒मिलाकर प्रा्थंना की--“भगवन्‌ ! हम आपको पहचान 
गये, आपने हमपर महान्‌ अनुग्रह किया है। जिन चरणकमलोंके दर्शन 
बड़े-बड़े महात्माओं ओर देवताओंके लिए ध्यानमें भी दुलंभ हैं उन्हींके 
द्वारा आपने हमें क्ृतार्थ किया है। अब हमें मृत्यु या गरुड़से कोई भय 
नहीं । गरुड़ने तो हम पर महान्‌ अनुग्रह किया है। यदि उनकी क्षपा न 
होती तो हम यहाँ आकर केसे रहते और आपके इन दिव्य चरणोंका 
स्पर्श हमें केसे प्राप्त होता ? प्रभो ! हम आपके गुणोंका अमृतमय संगीत 
8 करें, आपके चरणोंका वियोग न हो। हमें अब अपने पास ही रख 
जये ।! 


कन्हैयाने कहा-- हाँ, अब तुम लोग यह रूप बदल दो; गोपवेशमें 
हो जाओ और चलकर नन्दबाबाके ब्रजमें ही निवास करो। मेरे यहाँ 
आ जानेके कारण ब्रजवासियोंकी क्या दशा होती होगी,यह सोचकर 
अब मुझसे एक क्षण भी नहीं रहा जाता । तुम पूजा करनेकी तैयारी मत 
करो । मैं चलता हूँ, तुम भी शीघ्र ही आओ ।' 


इतना कहकर वे चले आये। हम उनके पीछे-पीछे ऊपरतक आये 
थे। उस समय किनारेपर भीड़ लगी हुई थी। कई बेहोश थे, कई 
यमुनामें कूदने जा रहे थे और बलराम उन्हें बलात्‌ रोके हुए थे। कई 
रो रहे थे। पशु-पक्षी, गौ और वृक्षतक भगवान्‌के विरहमें आँसूकी धारा 
बहा रहे थे। उनके आते ही सबके शरीरमें चेतना आगयी। सभी 
परमानन्दमें डूब गये । 

तबसे हम सब ब्रजमें ही आगये हैं और प्रात:काल तथा सायंकाल 
उनके वनमें जाने-आनेके समय रास्तेमें खड़े होकर प्रतीक्षा किया करते 
हैं और उनकी उन अनूप रूपमाधुरीका आस्वादन करके इतहृत्य होते 
रहते हैं। अब थोड़ी ही देरमें सन्ध्पा होनेवाली है, हम भी अब कुछ 


मोहनकी मोहनी १५५ 


घरका काम सँभालकर रास्तेमें जाने ही वाले हैं। महाराज ! उस समय 
देखने ही लायक शोभा होती है। आगे-आगे सैकड़ों गौएँ पंक्तिसे निक- 
लती हैं । उनके चलनेसे उठी हुई धूलि सायंक्रालीन सूर्यंकी रक्तकिरणोंसे 
मिलकर सारे आकाशमण्डलको मानो अबीरसे रंग देती है। उनके पीछे 
छोटे-छोटे बछड़े नाचते-कृदते अपनी स्वाभाविक चश्वलता प्रकट करते 
आते हैं और उनके पीछे कन्हैयाकी मण्डली गाती-बजाती मस्तीके साथ 
आती है। कितना सुन्दर दृश्य होता है ! सिरपरका मयूर-मुकुट. कानोंके 
मकराकृति कुण्डल, कपोलोंपर लटके हुए घुँघराले बाल धूलसे लथपथ 
रहते हैं। वनमाला धूमिलनझसी मालूम पड़ती है। पीताम्बर शिथिल-सा 
जान पड़ता है । मरकतमणिसे स्वच्छ और चिकने कपोलोंपर परिश्रमके 
कारण कुछ स्वेद-विन्दु भी आ जाते हैं। आगे-आगे बाँसुरी बजाते 
कन्हैया और बलरामकी जोड़ी चलती है और पीछे-पीछे उनके स्वर-में- 
स्वर मिलाकर ग्वालबालोंकी मण्डली अनेक प्रकारके मधुर.गायन करती 
हुई कुछ तेजीके साथ चलतो है। गोएँ आगेसे सिर घुमाकर कभी पीछे. 
देखने लगती हैं तो उनका चलना बन्द हो जाता है और सभी खड़े होकर 
उन्हींकी तालमें ताल मिलाकर नाचने लगते हैं। यह हमारा नित्यका 
आनन्द है। हम त्रजवासी प्रतिदिन-यह देखनेके लिए पहलेसे ही उधर 
देखते रहते हैं। किसी-किसी दिन वनमें व॑ अपनेको विचित्र ढंगसे सजा 
लेते हैं, गलेमें घुँधचीकी माला डाल ली। अनेक तरहके पत्ते शरीरमें 
गँथ लिये। शरीरपर अनेकों रंगको पहाड़ी धातुएँ लगा लीं। उस दिन 
और भो मनोहर नट-जेसा वेश बन जाता है और हम देख-देखक र अपने 
जीवनको सफल करती हैं और हृदय शान्त करती हैं। हम उन्हें रोज 
देखती हैं, पर अतृप्ति अधिकाधिक ब्रढ़ती हो जाती है। हम शान्ति 
चाहती हैं, पर अशान्तिका बीज,ओऔर भी बढ़ता ही जाता है। देखे बिना 
एक क्षण कल नहीं पड़ती । घरके काम करते समय उनके ही गीत गाया 
करती हैं । झाड़ू, लगाने, दही मथने, चावल कूटने, घर लीपने, स्नॉन 
करने आदि समस्त कामोंके समय ऐसा मालूम: पड़ता है कि वहो 
नन्दनन्दन इंयामसुन्दर |हमारी आँखोंके सामने नाचे रहे हैं। अभी तो 
हम थोड़े ही दिनोंसे यहाँ आयी हैं तब भी यह दशा है।. जो सदासे उन्हें 
देखती रही हैं उनकी क्या दशा होगी, यह बात वे स्वयं नहीं बता 
सकतीं । इस प्रकार हमपर महान्‌ प्रेम और दया--प्रंकंद की गयी है। 


१६० भृक्ति-सवंस्व 


ऋषिराज ! आप तो जीघत्र जा सकते हैं, इसलिए जज्भलसे ही जाकर 
साथ-साथ ब्रजमण्डलमें आयें । 


भाई! में तो उसकी बात सुनते-सुनते मुग्ध हो रहा था। वीणा 
सुधारनेकी याद ही न आयी, अब सुधार ल। मालूम पड़ता है, उन्होंने 
अपने साथियोंको ढूँढ़कर यमुनातटकी ओर प्रस्थान किया है। अब हम 
भी चलें |! 
भगवान्‌की लीला कितनी सुन्दर है ! देवाषि नारदके मुँहसे ये बातें 
सुनकर मेरा हृदय न जाने केसा हो रहा है। भगवान्‌की मोहक माधुसैका 
पान करके सपंके बालकोंका आकर्षित हो जाना आश्चयंकी बात नहीं 
है। सपिणीके हृदयमें भगवानके प्रति वात्सल्य स्वाभाविक ही है। सर्पके 
ठिठक जाने और उसके फनोंपर कन्हैयाके नृत्यकी बात सुनकर मुझे ऐसा 
मालूम होने लगा था कि यह सब लीला में अपनी आँखोंसे देख रहा हूँ । 
कितना आनन्द होता था उनकी अपार क्षपाका स्मरण करके कि उन्होंने 
उस विषेले सपंकी कायापलट करके उसे ब्रजमण्डलका रहनेवाला बना 
लिया । मेरा हृदय काबूसे बाहर हो रहा है, अब चलकर उन्हींकी लीला 
देखनी चाहिए । मालूम पड़ता है, वे यमुनातटपर पहुँच गये हैं । 
यमुना तट भी कितना सुन्दर है! किनारे-किनारे कदम्बके वृक्ष 
लगे हैं। उनपर अनेक रंगकी फूलवाली लताएँ लिपटी हुई हैं। बड़े धने- 
घने कुज्ञ हैं, उनके पुष्पोंपर भौरे गुज्लार कर रहे हैं। धूपके समय कन्हैया 
इन्हींमें विश्राम करते होंगे। किसीकी गोदमें सिर रखकर कोमल-कोमल 
पत्तों और मनोहर पुष्पोंकी शब्यापर लेट जाते होंगे और कोई-कोई 
ग्खाल-बाल उनके पैर दबाने लगते होंगे । आह ! कितने सुन्दर उनके 
चरण हैं ? उनका स्पर्श कितना सुखद है, उनकी सुकुमारताका ध्यान 
आते ही हृदय गदगद हो उठता है. हाँ, यमुनाकी कलकल ध्वनि सुनायी 
पड़ने लगी। यह उसका विस्तृत बालकामय पुलिन है । अरे, यहाँ तो 
बड़ी भीड़ लग रही है। सभी गौएँ-बछड़े, ग्वाल-बाल यमुनाके किनारे 
पानी पीनेमें हाथ-पैर धोनेमें संलग्न हैं। कितनी अद्भुत शोभा है, दुरसे 
देखता ही रहूँ या चलकर मैं भी सम्मिलित हो जाऊँ ? ॥॒ 
कन्हैया तो बाँसुरी सँभाल रहा है । ग्वाल-बाल भी सावधान ही रहे 
हैं। गौएँ एकटक उसकी ओर देख रही हैं तो क्या अब बाँसुरी बजेगी ? 
आसार तो ऐसे ही मालूम पड़ते हैं ! 


मोहनकी मोहनी १६९ 


बज उठो--बज उठी ! अरे, ग्वाल-बाल सब उसीके साथ नाच उठे । 
कन्हैया बीचमें खड़े होकर बाँसुरी बजा रहे हैं ओर ये ग्वाल-बाल बड़े 
क्रमसे स्वर-तालकी गतिके अनुसार उसकी प्रदक्षिणा-सा कर रहे हैं। 
उनका ताँता टूटता ही नहीं । कन्हैया केन्द्र रै ओर ये सब उसकी परिधि 
हैं। कंगनकी तरह वृत्ताकार या मण्डलाकार॑ उसके चारों तरफ घूम रहे 
हैं। उसकी चितवन कितनी चदन्चल है! सबसे आँखें मिला लेते हैं, सबसे 
मुस्करा लेते हैं और फिर भी बाँसुरीको वैसी ही ध्वनि, वेसी ही मूच्छेना 
और वेसी ही तुरमुनिजन-मनोमोहिनी तान छिड़ी हुई है। कितना 
आनन्द है, कितना आकर्षण है, में खिंचा जा रंहा हूँ। ओहो ! में भी 
सम्मिलित हो गया। मेरे पेर भी स्वयं उसीकी गतिसे मिलकर चल रहे 
हैं, मेरी आँखें उन्हींकी ओर लगी हुई हैं। सांरा जगत्‌ नाष रहा है, सारे 
देवता नाच रहे हैं। अरे ! ये फूल कहाँ से ? हाँ हाँ! आकाशसे देवगण 
पुष्प-वर्षा कर रहे हैं । 


ऐँ ! इतना परिवतंन क्‍यों ? अब तो न गौएँ दीखती हैं और न ग्वाल- 
बाल ! सब कहाँ चले गये ? यह कन्हैया मेरी ओरं देखकर हँसते क्यों 
हैं ? अवश्य कुछ रहस्यकी बात होगी । अरे, मैं स्वयं बदल रहा हू, पर 
मेरी चेतना जेसी-की-तेसी बनी हुई है। मैं एक मिट्टीका कण हो गया । 
ऐसा क्यों हुआ ? मेरे ऊपरसे अनेक गौएँ और ग्वाल-बाल गुजर रहे हैं। 
यह क्या बात है ? गोपियाँ आगयीं, ये मुझे क्यों उठाये जा रही हैं । 
अच्छा, मुझसे बाल साफ करेंगी। किनारेपर रखते ही मुझे कोई उठाकर 
भाग रहा है। अरे ! कितना कोमल स्पर्श है ! पहचान गया, यह तो 
अपने मोहन ही हैं। अरे, मुझे यमुना-जलमें बहा दिया। तब कया में 
बहकर समुद्रमें चछा जाऊँगा ? नहीं-नहीं, मैं अब एक यमुना-तटके पृष्प- 
वृक्षका सुन्दर पुष्प हूँ । मुझे कोई तोड़ रहा है। कौन तोड़ रहा है ? क्यों 
तोड़ रहा है ? हाँ, यह तो गोपी है। क्या मेरो माला बनाकर द्याम- 
सुन्दरके गलेमें पहनायेगी ? मेरा इतना सोभाग्य है! हो सकता है। में 
उसके गलेमें पड़़र उसका हृदय चूम लंगा। कितना सुन्दर, कितना 
आनन्दमय क्षण होगा ! 


अरे, मुझे तो किसीने छीन लिया। मुझे मसलूकर फेंकने जा रहा 
है। पर इसका मसलना, इन सुकुमार हथेलियोंका स्पर्श मेरे हृदयको 


2६२ भक्ति-सर्व॑स्व 


गदगद कर रहा है। यह तो वही है! अन्ततः मुझे फेंक ही दिया | उफ ! 
केसा परिवतंन है ? में इस समय एक कदम्ब वृक्षके रूपमें हूँ। उनका 
होनेपर भी जड़ता ! पर इसमें भी उनका ग्रेममय करस्पर्श तो होगा ही । 
यह देखो ! वे मेरी एक डालकर बैठकर बाँसुरी बजा रहे हैं । कितना 
सौभाग्यमय यह जीवन है ! में अनन्त कालतक वृक्ष ही बना रहूँ यदि 
उनका इसी प्रकार प्रेम प्राप्त होता रहे । पर यह कामना क्‍यों की जाय ? 
उनकी जेसी इच्छा हो वेसे ही नचावें | में तो उनकी कठपुतली हूँ ! पर 
कठपुतली तो यह नहीं जानती कि में कठपुतली हूँ, यह जानना भी उन्हीं- 
की इच्छासे हो रहा है। अरे सोचते-सोचते में भूल ही गया। अब मैं 
एक मयूरके रूपमें हूँ । में ऐसा क्यों हो गया ? यह भी कोई लीला है 
अवश्य । ऐसी ही बात है। मेरे श्यामसुन्दर ! मेरे घनश्याम ! ! घन- 
श्याम | ! ! आओ, में तुम्हें देख-देखकर नाचू। यह जीवन कितना पवित्र 
है, में तुम्हें देखकर नाचंगा । क्‍या तुम आ रहे हो ? तो में अब नाचता 
हूँ। तुम सचमुच आगये। मेरे नाचके साथ बाँसुरी मिलाकर तुम भी 
नाच रहे हो। धन्य है तुम्हें ! मेरा पक्षी जीवन सार्थक है, पर मेरा 
केसा ? यह तो तुम्हारा ही है। नचा लो श्याम ! खूब नचा लो। जी 
भरकर नचा लो | में तुम्हारे इशारेपर नाचता हूँ । 


अरे, मेरा वह मयूर रूप न रहा। मैं एक गौ हो गया हूँ। वाह री 
कन्हैयाकी लीला ! मुझे यों गौ बनाकर स्वयं जंगलमें छिप गये ! इतनी 
चञ्चलता ! तुम्हें ऐसा ही करना मज्जूर है ? कर लो | खूब कर लो । पर 
यह नन्हा-सा बछड़ा मुझे इतना प्रिय क्यों मालूम पड़ता है ? यह आकर 
अपने सिरसे शरीर खुजलाने लगता है तो मुझे इतना आनन्द क्यों आता 
है ? अवश्य यह वही होगा ! हाँ वही तो है। देखो न, केसा नाच-नाचकर 
बांसुरी बजाने लगा है। मेरी पीठपर हाथ रखकर सहला रहा है। मेरी 
ललरियोंको खुजलाते हुए हँस रहा है। कितना खिलाड़ी है : यह पशु- 
जीवन सर्वोच्च जीवन है, यदि प्रियतमका सुखमय स्पर्श प्राप्त हुआ करे । 
अरे ! मैं बदलता जा रहा हूँ, यह देखो ! मेरे हृदयमें बेठकर ज्ञानोपदेश 
कर रहे हैं और मैं मनुष्य शरीरसे आँखें बन्द करके बड़े ध्यानसे सुनने जा 
रहा हूँ । मुझे इस ज्ञान-गाथाकी क्या आवश्यकता आ पड़ी ? आवश्यकता 
क्या ? यह उसीका एक खिलवाड़ है। खेल लो भेया ! मुझे तुम्हारे 
साथ खेलनेमें ही आनन्द है। चाहे जिस रूपमें खेली । 


मोहचकी मोडनी 


अच्छा, इस बार तो खूब रंग बदले ! बड़े ऐश्वयंशाली होकर सामनेसे 
आ रहे हैं। चार हाथ हैं, उनमें दड्भू, चक्र, गदा, पद्म धारण किये हुए 
हैं। गलेमें वेजयन्ती माला और कौस्तुभमणि अनोखी छटा ला रही हैं। 
छातीपर भृगुलताका चिह्न है। कन्धोंपर पीताम्बर फहरा रहा है। 
बाहुओंमें बाजूबन्द बँधे हैं, पहुँचोंमें कंगन धारण किये हुए हैं। शह्भुके 
समान कितना सुन्दर गला है, मुखमण्डलकी प्रभा तो कही नहीं जा 
सकती । छाल-लाल ओष्ठ, सहस्रों बिजलीके समान सुन्दर दाँत, प्रेमभरी 
आँखें, अनुग्रहवर्षी भौंहें, मरकत-म णिके समान स्वच्छ और चिकने कपोल, 
लम्बा और ऊँचा ललाट, उसपर लगा हुआ गोरोचनका तिलक और 
लटकी हुई घुंघराली अलकें बरबस मन हरण कर रही हैं। कितना सुन्दर 
मुकुट है ! उसमें लगी हुई अमूल्य मणियोंकी शोभा सहस्रों सूये और 
चन्द्रमाका तिरस्कार कर रही हैं। मकराकृति कुण्डल है। अपने हाथमें 
लिए हुए कमलके द्वारा इशारा करके मुझे अपनी ओर बुला रहे हैं। क्या 
करूँ ? इनके चरणोंमें लोट जाऊँ? इनके चरणोंकी सेवा करूँ ? इस 
रूपमें तो ये मेरे स्वामी हैं। में इनका सेवक हूँ । 


अरे, चरणोंमें गिरते ही अभी पर्णतः स्पर्श भी नहीं कर सका था, 
कहाँ चले गये ? मेरा दास्यभाव मनमें ही रह गया । में बुढ़िया माई क्यों 
न बन गया ? मेरे शरीरमें झुरियाँ पड़ रही हैं, पर मेरे स्तनोंमें दूध आ 
रहा है । किसीको गोदम उठानेके लिए हाथ ललक रहे हैं। वया बात है? 
अरे! इस जज़ुलमें यह नन्हा-सा शिशु कहांसे आ गया ! कितना सुकुमार 
है ! अभी दो वर्षका भी नहीं मालम पड़ुता। कसा खिलखिलाकर हँस 
रहा है। दाँतोंकी ज्योति लाल-लाल ओठोंको पार करके पेरोंका नाखून 
चूम रही है। कसा भला लगता है ! दौड़कर उठा ले, छातोसे लगा ल॑ , 
चूम लूँ ! एक क्षणके लिए भी इसे न छोड़ ! 


मेरे छुते ही गायब क्यों हो गया ! और मैं बुढ़िया माईसे नन्‍्हा-सा 
बालक केसे बन गया ? में इस घोर जद्भलमें अनाथ पड़ा हूँ । उठकर 
चल नहीं सकता । पर मेरी चेतना बूढ़े जेसी बनी हुई है। क्या बात है ? 
मेरी माँ आ रही है। कितनी अच्छी माँ है। मझे अपनी गोदमें लकर 
प्रेममय दूध पिला रही है। मुझे चूमकर थपकी लगाती हुई अपनी गोदमें 
ही सुला रही है। अरे ! यह माँ थोड़े ही है। यह तो वही माँका स्वांग 
बनाकर आया है| बड़ा छलिया है । 


श्ध्श भक्ति-सर्वस्व 


छलिया कहते ही लापता ! धन्य हो देवता ! कहाँ गये ? मुझे इस 
जंगलमें अनजान अवस्थामें छोड़कर तुम कहीं नहीं जा सकते । मुझमें 
यह परिवत्तन ! अरे |! अब तो मैं बारह वर्षकी अवस्थाका बालक बन 
गया। अकेले क्या करूँ ? यह लो, अनेक ग्वाल-बालोंके साथ आप भी आ 
पहुँचे। कितने चञ्चल हैं, जमीनपर पैर नहीं पड़ते। क्‍्यों-क्यों ! मुझे 
चपत क्यों लगा रहे हो ? मेरे कन्धेपर क्यों सवार हो गये ? क्या कहते 
हो? यही न कि तुम मुझे भाण्डीर-वटतक ढोकर ले चलो तो मैं भी तुम्हें 
इतनी ही दूर ढो दूँगा । मैं नहीं मानता, तुम शायद मुझे पीछे छका दो । 
तुम ही मुझे पहले ढो ले चलो । अरे ! यह क्या ? मुझे ढोनेको तेयार हो 
गये ! अच्छा, यही सही । में तुम्हारे कन्धोंपर चढ़ंगा। 


क्यों ! चढ़नेकी चेष्टा करते ही लापता ? मुझे कहाँ ले जा रहे हो ? 
मुझे ढोना चाहिए था। मैंने गलती की । आओ, आओ । अब कभी ऐसा 
न करूँगा । तुम्हें ढोनेमें बढ़ा आनन्द है, जब तुम कन्धेपर बेठे हुए थे 
तब तुम्हारे चरणोंको हाथोंसे स्पर्श करके में कितना सुखी हो रहा था ! 
अब में तुम्हें ढोऊँगा | तुमपर चढ़ूँगा नहीं। मेरे प्यारे सख्वा ! आ जाओ ! 
नहीं आते ? क्‍यों भगे जा रहे हो ? मैं तुम्हारे पीछे-पीछे दौड़ँगा, पकड़ 
लेगा। देखता हूँ तुम मुझसे कितना अधिक दोड़ते हो। अब भागो। 
पहुँच आया । भरें, यह क्‍या ! अब छूने ही वाला था, तबतक लापता ! 
मनमें सोच रहा था, अब पकड़ गा, तो कन्धोंपर चढ़ा लगा ! पर यह 
क्या ? मैं इस घनघोर जंगऊमें अकेला ही छोड़ दिया गया ! अच्छा है, 
जेसी नटवरकी इच्छा ! 


ये दो स्त्रियाँ केसी आ रही हैं ? इनकी अ!कृतिसे सात्त्विकता, प्रेम 
और सेवाका भाव सूचित हो रहा है। इनके साथ स्वभावतः ही मेरे मन- 
में बहिनका भाव जाग्रत्‌ हो रहा है, क्या करूँ? कुछ निश्चय नहीं 
होता । अरे ! ये तो मेरी ही ओर आ रही हैं। क्या बात कर रही हैं 
सुनूं तो-- 


युगल सरकारकी आज्ञा है कि इसे अपने अन्तरंग-मण्डलमें सम्मि- 
लित कर लिया जाय । इसे पहले राधाकुषण्डमें स्नान कराकर सखी बना 
लिया जाय, फिर युगल सरकारके सामने उपस्थित किया जाय ।' 


मोहनकी मोहनी १६५ 


'हा, सखी ऐसा ही करना चाहिए! असलमें जीवमात्र हमारे 
प्रेमस्वरूप भगवान्‌ श्रीक्ृष्णकी पराप्रकृति ही है। सबका उन्हींसे 
वास्तवमें कान्त-सम्बन्ध है, परन्तु लोग मायामोहके चक्‍करमें पड़कर 
अपना सच्चा सम्बन्ध भूल गये हैं और इसोसे भटक रहे हैं। जिसपर 
श्रीलाड़िलीजो और श्रीलाड़िले नन्दलालकी विशेष क्रपा होती है उसीको 
अपने पास बुला लेते हैं और मधुर रप्तका आस्वादन करते-कराते हैं। 
आज यही जीव कछृता्थ हो गया । आज इसे अपना सच्चा स्वरूप प्राप्त 
होनेवाला है।' 


'हाँ सखी ! यह तो सच्ची ही बात है. पर इसके साथ ब्रह्म ही सत्य है, 
जगत्‌ मिथ्या है और आत्मा ही ब्रह्म है, इन बातोंकी सज्भति केसे 
लगती है ?' 


'यह बात जगत्‌से मन हटानेमें बहुत सहायक है । अपनी अन्तनिहित 
दक्ति और वास्तविक स्वरूपपर विश्वास करने तथा जगत्‌के मिथ्यात्वका 
चिन्तन-मनन करके अनादि कालसे संसारमें फँसे हुए मनको अलग कर 
लिया जाता है। जगत॒की ओरसे हटे हुए और भगवानुकी अन्तरज्भ 
लीलाओं में प्रवेश पाये हुए मनकी जो निविषय स्थिति है उसे ही निर्गुण, 
निष्क्रिय स्वरूप-स्थिति कहते हैं। इसके बाद आत्माओंके आत्मा भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी लीलामें प्रवेश होता है। इस कोटिके भक्तोंमें शिव, सनकादिक 
तथा नारद प्रभृति हैं। तुम तो देखती ही हो, हम लोगोंके साथ सखी- 
रूपमें वे हमारे आराध्य देवकी सेवा किया करते हैं। अच्छा; तो इसे ले 
चलना चाहिए ।! 


ऐं! यह क्‍या हो गया ? राधाकुण्डमें स्नान कराते ही में स्त्री बन 
गया। यह मुझे बड़े प्रैमसे किधर लिये जा रही हैं ? कितना सुन्दर दृश्य 
है ? स्फटिकमणि-जेसा दिव्य मार्ग है। आसपास पुृष्पोंकी बड़ी सुन्दर 
क्यारियाँ सजी हुई हैं। थोड़ी-थोड़ो दूरपर हंरे-भरे वृक्ष हैं ओर उनपर 
अलोकिक पक्षी चहक रहे हैं। कहीं वृक्षकी हरी-भरी पत्तियोंमें पीले पक्षी 
बिजलीकी तरह चमक उठते हैं। कहीं भौरे गुल्लार कर रहे हैं और कहीं 
प्रेमके बादल मन्द-मन्द गर्जना करते हुए अमृतकी बंद बरसा रहे हैं। 
अनेकों प्रकारके अद्भुत शब्द सुनायी पड़ रहे हैं। में कितना मार्ग तय 
कर गया, कुछ पता नहीं चलता । सामने कल्पवृक्षका बन है। उनसे 


१६६ मभित-स्वंत्य 


लिपटी हुई लताएँ कितनी सुन्दर लगती हैं। अहा ! मैं कहाँ पहुँच आया ? 
इस विशाल और मनोहर कल्पवृक्षके नीचे कल्पलताके कुझमें मणिमय 
वेदिका स्पष्ट दीख रही है। उसका आकार सहस्रदल कमलकी भाँति और 
उसका मुख्य पीठ स्वर्णमयी काणिकाकी भाँति दोख रहा है। बड़ा प्रकाश 
है, प्रत्येक दलपर अनेकों सखियाँ खड़ी हैं--किसीके हाथमें चौवर है, 
किसीके हाथमें व्यजन है ! कोई-कोई अनेकों प्रकारके पात्र और नाना 
प्रकारकी सामग्री हाथोंमें लिये हुए हैं। उनके बीचमें सोलह सखियोंका 
एक मण्डल है और उनके बाद सखियाँ हैं । उनके द्वारा सेवित श्रीयुगल- 
सरकार एक दूसरेके कन्धेपर हाथ खखे मन्द-मन्द मुस्कराते हुए खड़े हैं । 
श्रीलाडिलीजी बायीं ओर हैं और श्रीलाड़िलेजी दाहिनी ओर त्रिभंगी 
भावसे विराज रहे हैं। उनका मुकुट श्रीलाड़िछीजीकी ओर झुका हुआ 
है। दाहिने हाथसे मुरली सँभाले हुए हैं और श्रीलाड़िलीजी बाँये हाथसे 
माला लेकर उन्हें पहनाने जा रहौ हैं। केसी अनुपम शोभा है ? में क्या 
करूँ ? चरणोंमें लोट जाऊँ ? कुछ समझमें नहीं आता । मेरा मन स्वयं 
गा रहा है--'प्रियतम ! अनन्त कालसे तुम मुझपर अनन्त प्रेमकी वर्षा 
कर रहे हो । मुझे बुलानेके लिए अपनी आँखोंसे और भौंहोंसे इशारा कर 
रहे हो। अपनी सेवाकी अधिकारिणी बनानेके लिए मुरलीकी मधुर 
ध्वनिसि आकषंण कर रहे हो। अपनी हूम्बी-लम्बी विशाल भुजाएँ 
फैलाकर आलिड्भधन करनेके लिए न जाने कबसे उत्सुकता प्रकट कर रहे 
हो, पर तुम्हारे प्रेमपूर्ण आमन्त्रणपर मैंने अपनी विषमता डाल दी। 
सुनी-अनसुनी कर दी । आज तुमने महान्‌ अनुग्रह करके मुझे अपने पास 
बुला लिया है। मैं तुम्हारी ही हूँ। जेसे चाहो वेसे ही खखखो ।' 
ऐं ! क्या कह रही हो ? में इतनी सौभाग्यवती हुँ? पर इसमें क्या 
सन्देह ? मैं आरती करूँ? अच्छा, में आरती करूँगी तो श्रीभगवान्‌ 
बाँसुरी बजायेंगे और तुम छोग अपनी-अपनी वीणा, पखावज आदि 
बजाकर नृत्य करोगी। धन्य है, मेरा जीवन सफल हुआ। 


आरति युगल सरकारको। 


नित्य नुतन सहज सुख सुल्लमा-सदन सुकुसारको ॥ 
आरति युगल सरकारको ! 


मोहनकी मोहनी १६७ 


कृष्ण- कृष्णके उत्चारणसे कृष्ण-प्राप्ति 


'कहीं इस तरह भी जप किया जाता है ? धीर-गम्भीर भावसे 
अरथंका अनुसन्धान करते हुए अन्तस्तलसे एक-एक अक्षरका उच्चारण 
करो । उसके साथ एक हो जाओ। क्या तुम बेगार भरनेके लिए संख्या 
पूरी करते हो ? एक सुरसे वे इतना बोल गये और मेरा सिर पकड़कर 
हिला दिया । मेंने चौंककर देखा तो एक लम्बे तगड़े गौर वर्णके तेजस्वी 
महात्मा मेरी आँखोंके सामने खड़े हैं। मैंने माला वहीं छोड़ दी, सिरसे 
उनके चरणोंका स्पर्श किया और जिस चौकीपर मैं बेठकर जप कर रहा 
था, उसपर उन्हें बेठा दिया और मैं स्वयं उनके चरणोंके पास जमीनपर 
ही बेठ गया । 


ये महात्मा मेरे अपरिचित नहीं थे। मैंने इन्हें तब देखा था, जब 
मेरी अवस्था आठ व्॑की भी नहीं रही होगी। ये कभी-कभी मेरे बाबाके 
पास आया करते थे। इनके दिये हुए नारियलके प्रसाद मुझे भूले नहीं 
थे। उनके भरे हुए मुखमण्डलपर एक ऐसी आकष॑क ज्योति जगमगाती 
रहती थी, जिसे एक बार देख लेनेपर दिलमें गहरी छाप पड़ जाती थी। 
गठा हुआ नेपाली शरीर, लोगोंसे कम मिलना-जुलना और अपनी कुटीमें 
रहकर एकान्त साधना करना--यही उनके. जीवनकी विशेषताएँ थीं। 
वे चौमासेमें प्रायः नेपाल चले जाते थे। और बाकी महीनोंमें मेरे गाँवसे 
दो मीलकी दूरीपर एक विशाल बटवृक्षकी छायामें बनी हुई छोटी-सी 
कुटियामें रहते थे। में न जाने कितनी बार इनसे मिला था; परन्तु 
आजकी तरह नहीं । आज तो चार बजे रातको जब मैं अपनी जपसंख्या 
पूरी करनेके लिए जल्दी-जल्दी माला फेर रहा था, तब अचानक इनके 
दर्शन हुए और उपर्युक्त बात कहकर ये उस छोटी-सी चौकीपर बैठ गये । 
वे मोन थे, उनके चरणोंकी ओर देखता हुआ में भी मोने था। इस 
प्रकार पन्द्रह-बीस मिनट तो बीत ही गये होंगे । 


उन्होंने अपना मोन भज्भ करते हुए कहा--'मुझे इस समय यहाँ 
१६८ मंबित-सर्वस्क 


देखकर आश्चयंचकित होनेकी कोई बात नहीं | मैंने सुना कि अब तुम 
उपनिषदादि पढ़कर लौट आये हो और परमात्माकी ओर तुम्हारी कुछ 
प्रवृत्ति है, तो मनमें आया--चलें, जरा देख आयें क्या हाल-चाल है। 
इतना सबेरे आनेका कारण यह था कि मनुष्योंकी प्रवृत्ति जाननेके लिए 
यही समय उपयुक्त है। किसी मनुष्यकी आन्तरिक प्रवृत्ति जाननी हो 
तो यह देखना चाहिए कि वह क्या करता हुआ सोता है ओर क्या करता 
हुआ जागता है। वे दोनों ही अवस्थाएँ मनुष्यको उसकी रुचि और 
प्रवृत्तिके समीप रखती हैं । तुम्हें जप करते देखकर मुझे बड़ा सुख हुआ । 
तुम्हारी शुभेच्छा और तत्परता प्रशंसनीय है, परन्तु इसमें कुछ संशोधन- 
की आवश्यकता है | मैंने जानना चाहा कि क्या-क्या संशोधन होने 
चाहिए, परन्तु उन्होंने उस समय मेरे प्रघनको टालते हुए कहा--“चलो, 
अभी तो गद्भाजी चलें। शुद्ध प्रभाती वायुके सेवनसे शरीरमें एक नवीन 
स्फूतिका प्रवाह हने लगता है मन प्रसन्न हो जाता है और शारीरिक 
व्यायाम भी हो जाता है। इसलिए चलो गज्ाजी; गड्भास्नान तो होगा 
ही, प्रात:कालीन भ्रमण भी हो जायगा। वे आगे-आगे चले और मैंने 
उनका अनुसरण किया । 


गड्भाजीके प्रति मेरा सहज आकषंण है। गद्भाजीका पुलिन, उनके 
तटके वृक्ष, उनकी अठखेलियाँ करती हुई तरंगें, मेरे मसको बरबस हर 
लेती हैं। मेरे मनमें एक नहीं, अनेक बार ऐसी इच्छा होती है कि में 
गड्भा-तटपर रहूँ, केवल ग ड्र।जल पीऊँ और स्वर्ण-सी चमकती हुई नवनीत- 
सी कोमल बालुकाओंपर मन भर लोटूं, लोटता ही रहूँ। जब में परमहंस- 
जीके पीछे-पीछे चला तब मेरे मनमें केवल यही कल्पना थी कि आज 
परमहंसजीके साथ गंगाजीमें खूब स्नान करूँगा, उनसे जप और ध्यावकी 
विधि सीखंगा । रास्तेमें न वे बोले, न में | दोनों मौन रहे, परन्तु गंगाजी- 
की दूरी ही कितनी थी ? बस, एक मीलसे - कुछ अधिक । बात-की-बातमें 
हम वहाँ पहुँच गये। शौच, स्नान, सन्ध्या-तपंण आदि नित्यक्ृत्योंसे 
निवृत्त होकर वहीं मनोहर वटवृक्षके नीचे हमलोग बेठ गये । परमहंसजी- 
का रुख देखकर मैंने उनसे पूछा--'भगवन्‌, जपमें यदि संख्यापूर्तिका 
ध्यान न रकखें तो कैसे काम चले ? क्या जल्दी-से-जल्दी अधिक-से-अधिक 
नामजप कर लें, यह उत्तम नहीं है ” उन्होंने कहा-'उत्तम क्यों नहीं 
है ? भगवान्‌का नाम चाहे जेसे लिया जाय, उत्तम ही है। परन्तु नाम- 


क्ृष्ण-कृष्णके उच्चारणसे क्रृष्ण-प्राप्ति १६९ 


जपके साथ यदि भावका संयोग हो, प्राणोंका संयोग हो और रस लेते 
हुए नाम-जप किया जाय तो इसका फल पग-पगपर मिलता जाता है। 
एक-एक नामका उच्चारण अपरिमित आनन्दका दान करनेवाला 
होता है। केवल नामोच्चारण सफल तो होता है, परन्तु कुछ 
विल म्बसे ।' 


'देखो, तुम्हें में स्पष्ट बतलाता हूँ।” इस प्रकार परमहंसजी बोलने 
लगे--'साधारणतः नाम-जप वाक्‌-इन्द्रिका काम है। वाक्‌-इन्द्रिय 
एक कर्मेन्द्रिय है। इसका सश्चालन प्राणशक्तिके द्वारा होता है। वाक्‌- 
इन्द्रियसे जप करनेका अर्थ है प्राणोंक साथ उनको एक कर देना। 
यदि जप स्वरसे होता है, जिह्वाकी एक नियमित गति रहती है, तो 
प्रणोंकी गति भी नियमित रूप धारण कर लेती है। बेसुरे ढंगसे एक 
साँसमें पाँच-सात बार राम-राम कह जानेकी अपेक्षा एक बार स्वरसे 
कहना उत्तम है। गम्भीरताके साथ राम, राम इस प्रकार 
जप करनेमें प्राणायामकी अलग आवश्यकता नहीं होती । क्रियाशक्तिपर 
नियन्त्रण होनेके कारण आसन स्वयं सिद्ध हो जाता है। यहाँतक तो 
स्थूल क्रियाकी बात हुई। जप केवल कर्मेंन्द्रियसे ही नहीं होता। और 
इन्द्रियोंकी अपेक्षा वाक्‌-इन्द्रियी एक विशेषता है; वह यह है कि 
वाक्‌-इन्द्रियके साथ एक ज्ञान-इन्द्रिय जिसको रसना कहते हैं, रहती है । 
अधिकांश तो वाक-इन्द्रियसे ही जप करते हैं, उसमें रसनेन्द्रियका उपयोग 
नहीं करते । उपयोग करनेकी बात ही क्‍या, उसका स्वरूप ही नहीं 
जानते । रसनाका काम है रस लेना। वाक्‌-इन्द्रियसे नामका उच्चारण 
हो ओर रसना उसका रस ले, प्रत्ण्क नामकी मधुरताका आस्वादन 
करे--यह परिणाममें ही नहीं, वतंमानमें भी सुखद है। इस प्रकार रसकी 
धारणा करनेसे प्रत्याहारकी अलग आवश्यकता नहीं होती, ज्ञानेन्द्रिय 
ओर मनका एकत्व हो जाता है। नियमित गतिसे वाक्‌-इन्द्रिय प्राणमें 
लय हो जाती है ओर रस लेनेसे ज्ञानेन्द्रिय मनमें लय हो जाती है। इस 
समय यदि मन्त्राथंका चिन्तन रहा, तो यह कहनेकी आवश्यकता नहों 
कि इस चिन्तनमें प्राण और मन दोनों एक हो जायँगे। प्राण और मनका 
एकत्व ही सुषुम्णाका संचार है और यही पहले ध्यानकी एवं पीछे 
समाधिकी अवस्था है। कहनेका तात्पय॑ यह है कि यदि जपमें तीन बातें 
रहें--मन्त्रका उच्चारण गम्भोरतापूर्वक नियमित गतिसे हो, मन्त्रकी 


१७० भक्ति-सर्वस्त 


मधुरताका आस्वादन हो और मन्त्रके अर्थका चिन्तन हो, तो किसी भी 
हंठयोग या लययोगकी आवश्यकता नहीं है । केवल जपसे ही पृणंता प्राप्त 
हो जाती है । एक बात और | मन्त्राथंचिन्तनका यह तात्पय॑ नहीं है कि 
उसके शब्दोंका अलग-अलग अथे जान लिया जाय । मन्त्रके एकमात्र 
अथं हैं अपने इप्टदेवता। उनका जो स्वरूप अपने चित्तमें हो, उसका 
चिन्तन ही मन्त्राथ॑चिन्तन है।' 


यदि तुम इस बातको समझकर इसके अनुसार जप कर सकोगे तो 
ठुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी ! इतना कहकर उन्होंने अपने उपदेशका 
उपसंहार किया। में अभी कुछ और सुनना चाहता था। मुझे परमहंसजीके 
उपदेशानुसार जप करनेमें बड़ी कठिनाइयाँ मालूम होती थीं। परन्तु मैंने 
अब इस समय कुछ पूछना उचित न समझा | धूप हो रही थी, यह मालूम 
नहीं था कि ये अपने कुटीपर जायँगे या मेरे घर। इसलिए मैं चुप हो 
रहा और मेरा भाव्र समझकर उन्होंने वहाँसे यात्रा कर दी, मैं भी उनके 
पीछे-पीछे चल पड़ा । 


परमहंसजीकी कुटिया बड़े सुन्दर स्थानपर थी। जलका भारी ताल, 
बड़े सुन्दर-सुन्दर घने वृक्ष देखने योग्य थे। परमहंसजी तो कभी-कभी 
उन वृक्षोंसे ही धण्टों बात करते रह जाते थे। आस-पासके गाँवोंमें वे 
सिद्धके रूपमें प्रख्यात थे। इसलिए उनको इच्छाके विपरीत बहाँ कोई नहीं 
आता था । जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो सवंथा। एकान्त था। मुझे बाहर 
छोड़कर परमहंसजी अपनी एकान्त कुटियामें ध्यानस्थ हो गये और में 
बाहर बैठकर साधनकी कठिनाइयोंपर विचार करने लगा। में सोच रहा 
था--साधन तो सुगम-से-सुगम होना चाहिए । जन्म-जन्मसे कठिनाइयोंके 
चक्रमें पिसता हुआ जीव यदि भगवानुकी ओर चलनेमें भी कठिनाइयोंके 
अन्दर ही रहे तो फिर साधना और साधारण स्थितिमें अन्तर ही क्या 
रहा ! अपनी असमथथंता, दुबंछता और चश्चलताको देखकर निराश हो 
गया। मैंने सच्चे हृदयसे प्रार्थना की--हे प्रभो, मुझे मालूम नहीं कि 
तुम कैसे हो, कहाँ रहते हो और तुम्हारे पास पहुँचनेका क्या साधन है ? 
में यह सब्र जान सक, इसका भी मेरे पास कोई उपाय नहीं है। मुझ 
आश्नयहीनके तुम्हीं आश्रय हो। मुझ दीनके तुम्हीं दयालु हो, मुझ 
भिखारीके तुम्हीं दाता हो। मैं तुम्हारी शरणमें हूँ। मुझे तुम्हीं अपना 


कृष्ण-कृष्णके उच्चारणसे क्ृष्ण-प्राप्ति १७१ 


मार्ग दिखाओ । मैं प्रार्थना करते-करते तन्‍्मय हो गया, यह पता नहीं 
रहा कि कितना समय बीत गया । 


दो बजे परमहंसजी कुटियासे बाहर आये | प्रसाद पानेके अनन्तर 
उन्होंने स्वयं कहा--'साधनामें कोई कठिनाई नहीं है; यह मार्ग तभीतक 
बीहड़ मालूम होता है, जबतक इसपर पेर नहीं रक्खा जाता। इसपर 
चल दो, फिर तो तुम्हारी सब कठिनाइयाँ अपने-आप हल हो जायेँगी। 
संसारी पुरुष जिसे कठिनाई समझते हैं, वह तो साधकोंके लिए वरदान 
है। कठिनाईमें हो उनकी आत्मशक्ति और आत्मविद्वासका विकास होता 
है। जिसने यह निश्चय कर लिया है कि मैं अपने साध्यको प्राप्त करके 
ही रहँगा, भला, ऐसी कौन-सी कठिनाई है, जो उसे अपने मार्गसे विचलित 
कर सके ? कठिनाई भी एक साधना है, जो साधकोंको नीचेसे ऊपरकी 
ओर ले जाती है। जिसके जीवनमें कठिनाई नहीं आयी, वह जीवनके 
मार्गमें कुछ आगे भी बढ़ा है, इसका क्या सबूत है ?” 


और भी बहुत-सी बातें हुई, उनका मेरे चित्तपर बड़ा प्रभाव पड़ा । 
मैंने निश्चय किया कि अब चाहे कुछ भी हो जाय, कठिनाइयोंकी परवाह 
किये बिना में आज हीसे साधनामें लग जाऊँगा | मुझे ऐसा मालूम हुआ, 
मानो परमहंसजीके शरीरसे, उनके नेत्रोंसे एक दिव्य शक्ति निकलकर 
मेरे अन्दर प्रवेश कर रही है और मुझमें एक अझ्भूत उत्साहकी स्फति हो 
रही है। मैं उनके सामने बेठा-बेठा ही एकाग्र हो गया। मेरे चित्तमें 
स्थिरता और शान्तिका उदय हुआ। में जान सका कि अब मेरी साधनामें 
कोई विघ्न नहीं पड़ेगा । 


घर लोटनेपर मैंने परमहंसजीके उपदेशानुसार जप करना प्रारम्भ 
किया। मैं स्थिर आसनसे बेठकर अपनी पूरी शक्ति लगाकर नामका 
उच्चारण करता, परन्तु ओठ मेरे हिलते न थे। में जप करता कण ! 
क्र छण ! परन्तु यह क्रिया प्राणोंकी शक्तिसे ही सम्पन्न होती । पूरा मन 
जपमें ही लगा रहता | रसनेन्द्रिय स्वाद भी लेती। पहले कुछ दिनोंतक 
तो यदि कभी मन असावधान हो जाता, तो जप ऊपर-ही-ऊपर होने 
लगता। परन्तु कुछ ही क्षणोंमें यह मालूम हो जाता कि बिना दाक्ति 
लगाये जो जप हो रहा है, उसका मेरे शरीर और अन्तःकरणपर कोई 
दृश्य प्रभाव नहीं पड़ रहा है। में तुर्त सजग हो जाता और फिर 


१७२ भवक्ति-सवेरव 


बलपू॑ंक नामका उच्चारण करने लगता । मुझे प्राणोंकी ओर ध्यान नहीं 
रखना पड़ता था, में तो केवल बलकी ओर ही ध्यान रखता था; परन्तु 
प्राणोंकी गति स्वयं ही नियमित और नामानुवरतिनी हो जाती थी | 
नामके उच्चारणके समय 'कका कम्पन कण्ठमें और ऋ, ष्‌, ण'का 
मूधसि होता था, इसप्ने अपने-आप ही प्राणोंकी गति मूर्धाकी ओर हो 
गयी । अब तो जप करते समग्र मुझे इसका भी स्मरण नहीं रहता था 
कि प्राणवायु चल रहा है अथवा नहीं। मेरा मन सहज रूपसे एकाग्र 
होने लगा । 


जब मेरा मन एकाग्र हो जाता अर्थात्‌ और किसी तरफ जाना 
छोड़कर जपमें ही पूरो तरहसे लग जाता, तब ऐसा मालूम होता कि मैं 
दरीर नहीं हूँ, शरीर-जितना बड़ा ही एक ज्योति-पुञ्न हूँ। केवल घन 
प्रकाश, जिसनी आक्ृति मेरे शरीर जैसी ही थी, मेरे मनके सामने रहता 
था। यदि कभी उससे बाहर दृष्टि जाती तो यह प्रकाश-शरीर भी एक 
हल्के प्रकाशसे घिरा हुआ दीखता। तात्पर्य यह कि मेरा मन किसी 
पाथिव अथवा जलीय पदार्थंकों देखता ही न था, केवल तेजका अनुभव 
करता था। इस तेजोमय शरीरके अन्दर क्ृ''''' एण ! क्ृ"“““हण ! का 
उच्चारण होता रहता और ऐसा मालूम होता कि ज्योतिकी धारा 
ऊध्व॑ंगामिनी हो रही है। यह मेरी भावना न थी, क्योंकि मैं इस प्रकारकी 
भावनाओंको भूलकर केवल जप करना चाहता था। परन्तु इसमें सन्देह 
नहीं कि यह मन्त्रवर्णेके संघबंका ही फल था । 


यह प्रकाशकी धारा ऊध्व॑मुख प्रवाहित होकर मस्तकमें केन्द्रित होने 
लगो । अवश्य ही कई महीनोंके अभ्यासके बाद ऐसा मालम होने लगा 
था। कभी-कभी तो ऐसा मालूम होता कि यदि सहस्न-सहस्र सुर्य इकटठे 
कर दिये जाये, तो भी इस मस्तकस्थित प्रकाशकी तुलनामें नहीं आ 
सकते, परन्तु उस प्रकाशके केन्द्रमें भी कुछ क्रिया होतो-सी दिखायी पड़ती 
और पूरी शक्तिसे क्ृष्ण-कऋष्णका पूर्व॑वत्‌ जप होता रहता | अब यह इच्छा 
नहीं होती थी कि जगत॒के किसी कार्यके लिए भी मैं अपनी आँखें खोल । 
परन्तु जब कभी मैं आँख खोलता था तो बाहर भी मुझे प्रकाश-ही-प्र काश 
दीखता था। कुछ क्षणोंके बाद बाहर विभिन्नताएँ दीख भी पड़ती थीं तो 
रह रहकर उनके अन्दर प्रकाशकी एक रेखा चमक-सी जाती थी। प्राय: 


कृष्ण -कृष्णके उच्चारणसे कृष्ण प्राप्ति १७३ 


उस समय भी बिना चेष्टाके मेरे अन्दर जप होता रहता था और कभी- 
कभी तो बाहरकी वस्तुओंमें भी जप होता हुआ दीखता था मानो 
पुथवोका एक-एक कण कृष्ण-कृष्ण कह रहा हो । 


थोड़े ही दिनोंके अभ्याससे ऐसा मालम होने लगा कि मस्तकमें दीख 
पड़नेवाला प्रकाश मानो चेतन्य हो गया है। सूर्यके समान उस प्रकाझमें, 
जो कि चन्द्रमासे भी शीतल था, एक नीलोज्जवल ज्योति आती और 
चमककर छिप जाती । कभी मुकुट दीख जाता, कभी पीताम्बर, कभी 
चरणकमलोंकी नखज्योति इस प्रकार चमक जाती कि वह महान्‌ प्रकाश 
भी निष्प्रभ हो जाता, मानो घने अंधकारमें बिजली चमक गयी हो । अब 
मेरा ध्यान प्रकाशकी ओर नहीं जाता, वह तो रूखा मालम होता। में 
सम्पूर्ण अन्तः:क रणसे केवल उस नीलोज्ज्वल प्रकाशकी ही बाट देखता 
रहता। मेरा सम्पूर्ण अन्त:करण उसके दरनके लिए उत्सुक, व्याकुल और 
आतुर रहा करता था। एक क्षण भी युग-सा मालम पड़ता । परन्तु जिस 
समय वेदना-असह्य हो जाती, उस समय वह ज्योति अवश्य हो एक बार 
नाच जाती थी। इस अनुभूतिके समय भी कृष्ण-कृष्णकी धारा कभी बन्द 
नहों होती थी । 


अब मेरे ध्यानका दूसरा ही रूप हो गया था। जब मैं एकाग्र हो 
जाता तो इस शरीरकी तो स्मृति नहीं रहती थी; परन्तु एक दूसरा 
दरीर, जिसकी आकृति इससे मिलती-जुलती थी परन्तु इन पाश्चभौतिक 
तत्त्वोंसे जिसकी सडघटना नहीं हुई थी, जो ज्योतिमंय और दिव्य था, 
प्रकट हो जाता। यह प्रकट हुआ है, यह स्मृति भी नहीं रहती; बल्कि मैं 
यहाँ हूँ, ऐसा अनुभव होता । उस झरीरसे भी क्रष्ण-ऋष्णका जप होता 
रहता। मेरे उस हृदयमें भी श्रीकृष्णके लिए छटपटी थी। मेरी आँखें 
तरसती रहती थीं उन्हें देखनेके लिए। मेरी बाँहें फेली ही रहती थीं उनके 
आलिड्नके लिए। यदि मेरे रोम-रोमका कोई विश्लेषण कर पाता तो 
देखता कि वे श्रीकृष्णके संस्पशंकी अभिलाषासे ही गठित हुए हैं। मेरे 
रग-रगमें एक ही विजली दोड़ती रहती कि में श्रीकृष्णके चरणकमलोंकी 
अमृतधारासे सराबोर हू। जाऊं। 


यह बात नहीं कि उस समय मुझे श्रीकृष्णके दर्शन होते ही न हों, 


२३४ भवित-सवंस्व 


होते थे और बार-बार होते थे। कभी-कभी तो प्रत्येक क्षणके बाद होते 
थे, परन्तु मुझे उससे सन्‍्तोष नहीं था । वह एक क्षणक्रा विलम्ब मेरे लिए 
तो कल्पसे भी बड़ा था। वे आते, मैं उन्हें भर आँख देख भी नहीं पाता; 
वे चले जाते । में उनको पहनानेके लिए हाथोंमें माला लेकर खड़ा होता 
और वे लापता । परन्तु यह बात बहुत दिनोंतक न रही । वे आते हँसते 
हुए, बाँसुरी बजाते हुए, ठुमुक-ठुमुककर चलते हुएं। आकर कभी मेरे 
सिरपर हाथ रख देते और कभी प्रेमसे मुझे चपत लगा देते, मेरा रोम- 
रोम खिल उठता | आनन्दके आँसू मुझे तर कर देते । मैं उनके चरणोंका 
स्पर्श करता, उन्हे माला पहनाता अपने हाथोंसे उन्हें सुन्दर-सुन्दर फल 
खिलाता, उनके काले-काले घुँघराले बालोंमें फूल गूँथ देता और हाथमें 
आरती लेकर उनके सामने नाचते-नाचते मस्त हो जाता, तन-बदनकी 
सुध नहीं रहतो । जब मैं गिर जाता तो अपनेकों उनकी गोदमें पाता । वे 
मुझे जगाते, दुलारते, पुचकारते, प्रेमको बातें करते और कया नहीं 
करते ? मैं उनका था, वे मेरे थे4 परन्तु जब भी मेरी चेतना शरीरोन्मुख 
होती तो मैं देखता कि मेरे रोम-रोममें क्ष्ण-कष्णकी ध्वनि गूंज रही है । 
सम्पूर्ण वायु-मण्डल और आकाशका कोना-कोना उस पवित्र गुज्लारसे 
प्रतिध्वनिक हो रहा है। एक अनिव॑चनीय रस प्रत्येक वस्तुके अन्तरालसे 
अबाध गतिसे भर रहा है। 


स्थूल दृष्टिसे यह बात मेरे ध्यानकी स्थिति थी। परन्तु उस समय 
मेरे लिए इसके अतिरिक्त दूसरी कोई स्थूलता रहती ही न थी। स्थूल 
था तो वही, सुक्ष्म था तो वही। कम-से-कम मेरे चित्तमें ऐसी हो बात 
थी । भगवान्‌का अमृतमय संस्पश प्राप्त होता रहे तो स्थूल और सूक्ष्मका 
प्रश्न ही कहाँसे उठे ? जो हृदयमें भगवान्‌के हृदयका रस नहीं प्राप्त कर 
सकते, वे हो प्रायः शरीरसे मिलनेके लिए जबानी व्याकुलता प्रकट किया 
करते हैं | जो हृदयमें इस रसकी अनुभूतिसे निहाल होते रहते हैं वे उसको 
छोड़कर बाहर आयेंगे हो क्यों ? जिससे कि उन्हें बाहरकी चिन्ता करनी 
पड़े । मैं उस समय अपनी उस स्थितिमें रसका अनुभव करता था। जिस 
स्थिति या जिस स्थूलशरीरमें आनेपर में उससे वश्चित हो जाता, उसमें 
आनेकी मैं इच्छा ही क्यों करता ? लोगोंकी प्रेरणासे यदि मैं स्थल 
व्यवहारमें आता तो क्षण-क्षण अन्तर्जगतृका आकषंण मुझे वहीं जानेके 


कष्ण-कृष्णके उच्चारणसे क्रृष्ण-प्राप्ति १७५ 


लिए खींचता रहता। बाहरका काम समाप्त होते ही में वहाँ 
पहुँच जाता । 


एक दिल मैं गड्भास्नान करके लौट रहा था, रास्तेमें पलाशके विशाल 
जंगलको देखकर इच्छा हुई कि यहाँ बैठ जाये | में एक छोटे-वृक्षकी मनो- 
हर छायामें बेठ गया । जाड़ेका दिन था| उतने सबेरे वहाँ कौन आता ? 
एकान्त इतना था कि वायुमण्डलकी सने-सन आवाज आ रही थी। मेंने 
स्वस्तिकासनसे बेठकर हाथोंको गोदमें रक्खा और आँखें बन्द करके 
कृष्ण-कृष्णकी ध्वनिपर तनिक जोर लगाया। परन्तु यह क्या ? पलकें 
बन्द रहना नहीं चाहतीं। एक शतक्तिमान्‌ प्रकाश पलकोंकी दीवार 
लाँधकर आँखोंके तारोंमें घुसा जा रहा था और में बल लगानेपर भी 
आँखोंको बन्द क्ररनेमें असमर्थ था। आँखें खुलीं तो देखा न वहाँ जंगल 
है, न वह वृक्ष है जिसके नीचे में बेठा था और जिसकी स्मृति अभी ताजी 
थी। चारों ओर एक घना प्रकाश फेला था और उसके बीचमें मैं ज्यों- 
का-त्यों स्वस्तिकासनसे बेठा हुआ था। मैंने सोचा-शायद यह भेरे 
मनकी ही लीला हो । मेंने फिर आँखें बन्द करनेका प्रयत्त क्रिया; परल्तु 
मेरी पलकें टस-से-मस नहीं हुईं । विवश होकर मैंने सामने देखा--पुथिवीसे 
करीब एक हाथ ऊपर एक त्रिभुवनसुन्दर बालक मुस्करा रहा है। शरीर 
गौर वर्ण था, फूलोंकी ही कछौटी थी, फूलोंका ही मुकुट । हाथों और 
चरणोंमें भी फूलोंका ही दिव्य आभूषण था, साथ ही मुकुटपर मयूरपिच्छ 
था और दोनों हाथोंमें बाँसुरी थी जो अधरोंसे लगी हुई थी और जिसकी 
सुरीली आवाज मेरे प्राणोंमें प्रवेश कर रही थी। देखकर मैं चकित हो 
गया। बाँसुरी ओर मयूरपिच्छसे स्पष्ट हो रहा था कि ये श्रीकृष्ण हैं । 
मनने कहा--ये तो श्यामसुन्दर हैं, ये गौर सुन्दर कहाँसे ? में उनके 
चरणोंमें साष्टाज़र लोट जाना चाहा, परन्तु मेरा शरीर जड़ हो गया था, 
वह हिलतक नहीं सका। मैंने बोलकर अपने मनका भाव उनपर प्रकट 
करना चाहा; परन्तु मुँह खुला ही नहीं। मैंने हाथ जोडनेकी चेष्टा की; 
परन्तु हाथ अपने स्थानसे उठे नहीं । हृदय आनन्दित था, शरीर रोमाश्वित 
था, आँखोंमे आंसू थे। मैं केवल देख रहा था उनको और वे मुस्कुराते 
हुए, बाँसुरी बजाते हुए, ठुमक-ठुमककर नाचते हुए, ऊपर-ही-ऊपर कभी 
दायें कभी बायें और कभो सामने आकर ठिठक जाते थे। मैं बेवल देख 
रहा था। इस प्रकार न जाने कितना समय बीत गया । 


१७६ भवित सब॑स्व 


उन्होंने अपना मौन तोड़ा, मेरे कानोंमें मानों अमृतकी धारा 
प्रवाहित होने लगी। वे बोले--'मैं गौर भी हूँ, श्याम भी हूँ। में अपनी 
लाड़िलीका ध्यान करता रहता हूँ न ? तुम मुझे स्पर्श करना चाहते हो 
केवल इस समय, केवल इस रूपके साथ । यह सम्पूर्ण जगत्‌ जिसमें तुम 
हो, जिसे तुम देखते हो--यह मेरी लीला-भूमि है। इसके एक-एक कणमें 
मेरी रासलीला हो रही है ओर यह सब मेरा और मेरी प्रियाका ही रूप 
है | तुम इन्हें स्थूठ, सृक्ष्म अथवा कारणके रूपमें देखते हो, यह तुम्हारा 
दृष्टिदोष है। तुम पूवंको पश्चिम क्यों समझ रहे हो ? तुम मुझको जगत्‌ 
क्यों समझ रहे हो ? यह सब मेरे युगलस्वरूपकी क्रीड़ा है। जिसे जगत्‌के 
लोग उत्कृष्ट अथवा निदृष्टरूपमें देखते हैं, उसके भीतर, उसके गुह्मतम 
प्रदेशमें, जहाँ उनकी आँखें नहीं पहुँच पातीं, वहाँ मेरी अनादि ओर 
अनन्त रसमयी, मधुमयी, लास्यमथी, एकरस रासलीला हो रही है।' 
भगवान्‌ चुप हो गये। मेरी आँखें जिधर जाती थीं, युगल सरकार और 
उनको घेरकर नाचती हुई सखियाँ ही दीखती थीं। अपना शरीर, जगतु, 
एक-एक सड्ूल्प और सम्पूर्ण वृत्तियाँ उसी लोल।से परिपूर्ण हो रही थी । 
न जाने कितनी देरतक यह लीला देखता रहा। अन्तमें मैंने देखा युगल 
सरकार मेरे सामने खड़े हैं ओर सखियाँ उनकी सेवा कर रही हैं। जब 
मैं उनके चरणोंका स्पश करनेके लिए झुका तो स्पर्श करतें-त-करते देखा 
कि वे वहाँ नहीं हैं और मैं उसी जंगलमें उसी वृक्षके नीचे बेठा हूँ और 
मेरे रोम-रोमसे क्ृष्ण-कृष्णकी गम्भीर ध्वनि निकल रही है । जब मेरी 
आँखोंने चकित होकर कुछ दूरतक देखा तो सामनेसे गेरुए वस्त्रसे अपना 
शरीर ढके हुए, हाथमें कमण्डलु लिये परमहंसजी आ रहे थे ! 


कृष्ण-कृष्णके उच्चारणसे कृष्ण-प्राप्त १७७ 


नाम और प्रणाम 


नमंदाका पावन तट । सायड्ूलीन सन्ध्या-वन्दनके पश्चातृका समय 
नमंदाकी लहरोंमें चन्द्रज्योत्ससा चमक रही है। पक्षियोंका कलरव शान्त 
है। एक सोम्यमूर्ति महात्मा तठके पास ही एक शिलाखण्डपर बेठकर 
ध्यानमग्न हो रहे हैं। शान्तिका साम्राज्य है। इसी समय एक तरुण 
जिज्ञासुने आकर उनके चरणोंका स्पर्श किया । महात्माजीकी आँखें कुछ 
खुलीं, मुखपर मन्द-मन्द मुसकराहुट आयी। उन्होंने कहा--“बेटा, शान्तिसे 
बेठ जाओ ।' युवकने आज्ञापालन किया । 

कग ठहरकर महात्माजीने कहा--बेटा ! बोलो, क्‍या पूछना 
चाहते हो ? 
जिज्ञासु-भगवन्‌, मैं आपकी आज्ञाओंके अतिरिक्त और जानता 
ही क्या हूँ कि प्रदन करूँ। मेरे तो लोक-परलोक, ईइ्वर-परमेश्वर--सब 
आप ही हैं। आप सबके सम्मान, सबकी पूजाका उपदेश करते हैं, इसलिए 
करता हूँ। उनके अस्तित्व और नास्तित्वके आप ही परम प्रमाण हैं । 
आप जो उचित समझिये उपदेश कीजिये |' 

महात्माजी--बेटा, तुम्हारा कहना ठीक है। फिर भी जब साधक 
साधनामें लगता है तब उसके सामने कितनी ही कठिनाइयाँ आती हैं, 
कितनी ही स्थितियाँ प्राप्त करनेकी इच्छा होती है। मनको एकाग्र करने- 
की चेष्टा करते ही उनके सामने अनेक प्रकारके लुभावने दृश्य उपस्थित 
होते हैं। उनके सम्बन्धमें प्रश्त किये बिना काम नहीं चलता। प्रशनसे 
मालम हो जाता है कि यह साधक अन्‍्तर्मंल हो रहा है या नहीं, अथवा 
इसकी अन्तर्मुखता किस श्रेणीकी है। इसके प्रइनमें विवाद, कौतृहल, 
जिज्ञासा अथवा श्रद्धाका भाव है, इस बातका पता चल जाता है । यदि 
अधिकारका पता चले बिना ही कोई बात कही जाती है तो वह साधकके 
चित्तपर बेठती नहीं । ऊँचे अधिकारकी बात वह ग्रहण नहीं कर सकेगा 
और नीचे अधिका रकी बातमें रुचि नहीं होगी । इसीसे शास्त्रमें निषेध है 
कि नापृष्टः कस्यचिद्‌ ब्रूयात'--बिना पूछे किसीको न बतलाये ।” आज- 
कल लोग वर्षोतक अच्छी-अच्छी बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं और कहते हैं; 
परन्तु अधिकारके अनुरूप न होनेके कारण उसका कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता : इसलिए अपनी रुचि, प्रवृत्ति और अधिकारके प्रकाशके लिए 
अपने हृदयकी बात अवश्य पूछनी चाहिए। 


१७८ भक्ति-सव॑स्व 


जिज्ञासु--भगवन्‌, महात्मा लोग तो स्वयं ही सर्वज्ञ और अन्तर्यामी 
होते हैं । वे बिना पूछे भी सब कुछ जानकर अधिकारके अनुसार उपदेश 
कर देते हैं ।' 

महात्माजी-- वेसे तो सर्वज्ञ, शक्तिमान्‌ एवं परम दयालु परमात्मा 
सबके हृदयमें ही बेठे हुए हैं; परन्तु उनसे भी प्रार्थना करनी पड़ती है। 
यद्यपि वे सबको स्वीकार किये हुए हैं, फिर भी उस स्वीकृतिसे न जीवके 
दु:खकी निवृत्ति होती है और न तो सुख-शान्तिका अनुभव ही होता है । 
“उन्होंने स्वीकार कर लिया'--इस भावका उदय आत्म-निवेदन करनेके 
पर्चात्‌ हो होता है । इसी प्रकार यद्यपि महात्मा पुरुष सबके कल्याणका 
ही उपदेश किया करते हैं; फिर भी यह उपदेश मेरे लिए है, इस बातका 
निश्चय प्रश्नसे ही होता है। यदि बिना पूछे ही किसी उपदेशको ऐसा 
मान लिया जाय कि यह मेरे लिए है तो आगे चलकर यह शड्भू हो 
सकती हैं कि 'शायद वह उपदेश मेरे लिए रहा हो या न रहा हो ।' अपने 
मनकी मान्यतापर विश्वास कर लेना खतरेसे खाली नहीं हैं; क्योंकि 
मनकी गति अनिश्चित है । इसलिए अपने सम्बन्धमें प्रश्न करके सवंदाके 
लिए पक्‍का निश्चय कर लेना चाहिए । देखो, शास्त्रमें यह बात स्पष्ट 
रूपसे आती है कि एक बार भगवन्नामके उच्चारण, श्रवण अथवा 
स्मरणसे परम पदकी प्राप्ति हो जाती है। यथा-- 

यन्‍्नामेक कर्णंमल प्रविष्टं वाच्ान्विष्टं चेतनासु स्पृतं वा। 

दःध्या पाप॑ं शुद्धसत्त्वात्तदेहं कृत्वा साक्षात्‌ संविधत्तेडनवच्यम्‌ ॥ 

( सात्वततन्त्र, नवम पटल इलो० ५८ ) 

'भगवानके एक नामके श्रवण, उच्चारण अथवा स्मरणसे समस्त पाप 
भस्म हो जाते हैं, शरीर दिव्य हो जाता है और शुद्ध सच्चिदानन्दघन 
परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है। केवल नामके सम्बन्धमें ही नहीं, नम- 
स्कारके सम्बन्धमें भ्री ऐसी बात आती है कि जिसने एक बार भी भगवान्‌- 
को नमस्कार कर लिया, उसका पुनर्जन्म नहों होता । वेदान्त-शास्त्रोंमें 
तो यहाँतक कहा जाता है कि आत्मा तो नित्य मुक्त हो है, बद्धता एक 
भ्रम है। यद्यपि मुक्ति इतनी सरल, सुगम और नित्य प्राप्त है, फिर भी 
उसके सम्बन्धमें निश्चय न होनेके कारण जीव भगवद्विमुख और विषय- 
परायण हो रहा है। यह उसके निश्चयकी न्यूनता है। यह निश्चय स्वयं 
ही करना पड़ता है । किसी दूसरेके लिए कोई दूसरा निश्चय कर दे, ऐसा 


नाम और प्रणाम १७९, 


नहीं हो सकता । इतना ही साधकका पुरुषार्थ है। फिर तो उसके जीवन- 


से साधनकी धारा फूट पड़ती है; उसका चलना-फिरना, हँसना-बोलना+-- 
सब साधनरूप हो जाता है ।' 


जिज्ञासु--भगवन्‌, आपने अभो नाम और नमस्करारकौ महिमा बत- 
लायी है | नामकी महिमा तो कई बार सुननेको मिलती है। आप क्षपा 
करके 'नमःकी महिमा बतलाइये ।' 

महात्माजी-- वास्तव नाम और “नमःमें कोई अन्तर नहीं है। 
दोनों ही शब्द नम्‌ प्रह्नमणे! धातुसे बनते हैं। 'प्रणाम' शब्दोंमें तो 'प्र' 
उपसगंयुक्त 'नाम' ही है। और वास्तवमें 'नाम' और “नमः दोनों ही 
भगवत्स्वरूप हैं । साधकोंकी तीन श्रेणियाँ मानी गयी हैं--एक तो वह जो 
भगवानसे अर्थ, भोग अथवा मोक्षकी प्रार्थना करता है। उसके लिए 
भगवान्‌ साधन हैं और अर्थादि वस्तु साध्य है। दूसरी श्रेणीके वे हैँ जो 
अर्थ, धर्म, क्रिया, मोक्ष आदि वस्तुओंके द्वारा भगवानको प्राप्त करना 
चाहते हैँ । उनकी दृष्टिमें अन्य सब कुछ साधन है और भगवान्‌ साध्य 
हैं। ये पहली श्रेणीके साधकोंसे अत्यन्त श्रेष्ठ हैं। तीसरी श्रेणीके साधक 
वे हैं, जो साधन और साध्य दोनों ही रूपोंमें भगवान॒के दर्शनकी चेष्टा 
करते हैं और दर्शन करते हैं। ये साधक तो भगवद्रप ही हैं। इनमें श्रेष्ठ 
कनिष्ठ आदि श्रेणियोंका भेद नहीं है | इन्हें शरणागत, भगव्प्रपन्न आदि 
नामोंसे कहा जाता है। वास्तवमें भगवान्‌के अतिरिक्त और कोई वस्तु 
है ही नहीं; इसलिए यह साधना, यह भाव, यह स्थिति भगवानसे सबंधा 
अभिन्‍न है। इसीसे “नाम और “नमः दोनों भगवद्रूप हैं। इसी स्थितिमें 
नमस्करत्ता, नमस्काय, नम:शब्द, नमः-क्रिया, नम:भाव और नम:-का 
ज्ञान एक ही पदार्थ हैं। और नमस्कारकी यही सर्वोत्तम स्थिति है ।' 

जिज्ञासु-- भगवन्‌, नमस्कारका स्वरूप क्‍या है ?' 

महात्माजी-- प्रत्येक शब्दके तीन भाव होते हैं--स्थूल, सुक्षम और 
पर | जहाँ वह शब्द कर्मेन्द्रियोंके द्वारा प्रयुक्त होता रहता है अथवा 
कर्मेन्द्रियोंके द्वारा क्रियामें उतरता है, वहाँ उसका स्थूल भाव है। जैसे 
वाणीसे 'नमस्कार' कहना, शरीरसे दण्डवत्‌ करना। इस क्रियासे अपनी 
नम्नरता प्रकट होती है। जिसको नमस्कार किया जा रहा है वह 
अवस्थासे, जातिसे, गुणसे, श्रेष्ठ है; उसकी श्रेष्ठता और अपनी कनि- 
ष्ठताकी स्वीकृति हो नमस्कार-क्रियाका स्थूल अथे है। इस क्रियाके साथ 
श्रेष्ठताकी सीमा बनी रहती है--यह माता हैं, पिता हैं, गुरु हैं इत्यादि । 


१८० भक्ति-सबंस्व. 


जहाँ यह क्रिया भगवानके प्रति प्रयुक्त होतो है, वहाँ उनकी असीम श्रेष्ठता 
मनमें आती है। इससे नियोज्प-नियोजकभावकी स्फूर्ति होती है। शरीर, 
मन और वाणीसे उनकी आज्ञाका पालन हो; मेरा रोम-रोम उनके 
इशारेपर नाचता रहे, उनके अनुकूल क्रिया हो, उनकी सेवा हो, उनके 
प्रतिकूल अथवा सेवासे रहित कोई भी क्रिया न हो । इस प्रकार 
नमस्कार-क्रिपाके द्वारा अनुकूलताका संकल्प और प्रतिकूलताके वज॑नका 
भाव दृढ़ होता है; अपनी अल्पता, अल्पशक्तिता और अल्पसुखताका भान 
होता है और भगवान्‌के पूर्ण ज्ञान, पूर्ण शक्ति एवं पूर्ण सुखका चिन्तन 
होने लगता है। इस समय यहो निश्चय होता है कि वे अंशी हैं, में अंश; 
वे दोषी हैं, में शोष; वे सेव्य हैं, में सेवक । वे ही मेरे रक्षक हैं, हमेशासे 
रक्षा करते आये हैं और करेंगे। मैं उनकी शरणमें हूँ। इस प्रकारके 
भावका उदय “नमः शब्दका सुक्ष्म अ्थं है। 
बेटा ! जीव अज्ञानके कारण अनादिकालीन वासनासे विजड़ित 
होकर क्रिया, भावनाकी प्रवृत्ति-प्रवृत्ति आदिमें अपनेको स्वतन्त्र मानने 
लगता है और स्थिति, भाव, क्रिया एवं प॒दार्थोपर ममत्व कर बेठता है । 
इसकी निवृत्तिसे ही अर्थात्‌ अहद्भ[रमूलक स्वातन्त्रय और ममताके नामसे 
ही भगवत्प्राप्ति होती है। “नमः पदमें ममता और अहद्धारकी निवृत्ति ही 
भरी हुई है । ये अहड्भडार और ममता मेरे नहीं हैं, इस प्रकारकी वृत्तिका 
उदय होनेपर “नमः पसके सूक्ष्म अर्थंका साक्षात्कार होता है। 'म' का 
अर्थ है अहड्धार और ममता, 'न' का अर्थ है उनका आभाव ' नम- 
स्कारका सीधा अथ्थं है--'हे प्रभो! जिन वस्तुओंको भूलसे में अपनी 
मानता था, वे तुम्हारी है, स्वयं मैं भी तुम्हारा हूँ । शास्त्र कहते हैं-- 
अनादिवासनाजातेबंधघिस्तेविकल्पिते: । 
रूषितं यद॒दु्ठ चित्त स्वातन्त्यस्वत्वधोमयम्‌ ॥ 
तत्तहेष्णवसार्वा त्म्यप्रतिबोधसमुत्यया । 
नम दृत्यनया वाच्चा नन्‍्त्रा स्वस्मादपोह्मते ॥ 
( अहिर्बध्न्यसंहिता ५२.३०.३१) 
अनादिकालीन वासनाओंसे भिन्न-भिन्न प्रकारको व्यावहारिक 
ज्ञानोंका उदय हुआ करता है। उनके दृढ़ संस्कारसे चित्तमें अपनी स्वत- 
न्त्रता और स्वत्वका भाव जम जाता है। सब कुछ भगवान्‌का ही है-- 
इस प्रकार उस व्यावहारिक ज्ञानका विरधी परमार्थिक ज्ञान उदय होता 
है, तब उसी भावको लेकर “नमः इस पदका उच्चारण होता है, इसके 


नाम और प्रणाम 3८१ 


द्वारा नमस्कर्ता अपने पूर्वोक्त दोनों भावोंको निकाल फेंकता है। तब 
नमस्कारका अर्थ क्‍या है ?--अहड्भार और ममताको निकाल फेंकना | 
इनके निकलते ही भगवड्भावकों अनुभूति होने लगती है। वह अनुभूति 
केवल बौद्धिक अथवा मानसिक नहीं रहती, समस्त इन्द्रियों और रोम- 
रोमसे उसका अनुभव होने लगता है। तब अपना अन्त:करण, शरीर एवं 
सारा जगत्‌ भगवान्‌का और भगवन्मय दीखता है। यह नमः पदकी 
स्थिति है और यही उसका परम अथं है। तब शरीर, इन्द्रिय, प्राण, मन, 
बुद्धि और जीवका जो कुछ वास्तविक स्वरूप है वह भगवत्प्रेरित, भगव- 
न्मय और भगवत्स्वरूपसे स्फुरित होने लगता है। भगवान्‌की कपाकी, 
प्रेमकी, तत्त्वज्ञानकगी और समाधिकी यही स्थिति है। यह नमः पदके 
उच्चारणमा त्रसे प्राप्त होती है ।' 

जिज्ञासु-- भगवन्‌, इसके सम्बन्धमें कोई अनुभव सुनाइये !' 

महात्मानी--'एक बार मैं अपने गुरुदेवके सम्मुख बेठा हुआ था। 
मैंने प्राथंता की--गुरुदेव, आप कहते हैं कि आत्मसमपंण एक ही बार 
होता है, वह कैसा आत्मसमप॑ण है ? वही करवा दीजिये न ! गुरुदेवने 
कहा-अच्छी बात, करो । संसारकी सभी वस्तुएँ भगवान्‌के चरणोंमें 
अपित हैं। वे सदासे अपित हैं ही। उन्हें अनरपित समझना अज्ञान था। ये 
भगवानकी हैं, इस ज्ञानसे वह निवृत्त हो गया न ! मैंने कहा--निवृत्त हो 
गया । उन्होंने पूछा--अच्छा, यह शरोर किसका ? मैंने कहा--उनका । 
गुरुदेवने कहा--अच्छा, यह समझ किसकी ? मेंने कहा--मेरी । वे हँसने 
लगे । उन्होंने कहा--यह समझ भी दे डालो । मैंने कहा--ठीक है। अब- 
तक जो कुछ समझ रहा हूँ या समझूंगा, सब उनकी लीला, सब वे। 
उन्होंने कहा--इतनेसे ही आत्मसमर्पण नहीं हुआ। 'मेंने समपंण किया-- 
यह भाव भी छोड़ना होगा। उन्होंने ग्रहण किया, यह भाव भी नहीं 
बनता । समपंण और ग्रहण दोनों ही असमपित और अगृहीत वस्तुके 
सम्बन्धमें होते हैं। भगवानुके लिए वेसी कोई वस्तु नहीं है। तुम्हारे 
मनमें जो असमर्पित, अगृहीतकी भावना थी वह निवृत्त हुई। अब तुम 
स्वयं अपने-आपको समर्पित करो। मैंने कहा- यह मैंने अपने-आपको 
भगवान्‌के चरणोंमें समपित किया । गुरु्देवने हँसकर कहा--इस समपंण- 
क्रिया अथवा भावनाका कर्ता कौन है ? मैंने कहा--मैं । उन्होंने कहा-- 
तब समपंण कहाँ हुआ ? तुम अपनी की हुईं समर्पंण-क्रिया अथवा भावना- 
को बदल भी सकते हो । इसलिए "में असमर्पित हूँ” इस अज्ञानकी अभी 


१८२ भक्ति-सर्व॑स्थ 


पूर्णतः निवृत्ति नहीं हुईं। 'देखों ! तुम, मैं और सब कुछ--जो कुछ था, 
है ओर होगा--सब भगवान्‌को समपित हैं, भगवन्मय हैं और भगवत्स्वरूप 
हैं। समपंण क्रिया अथवा भावना नहीं करनी है। अपनी क्रिया और 
भावनाके कतृ त्वको मिटा दो। वास्तवमें मिटाना भी नहीं है। मिटा 
हुआ है। देखो, देखो, तुम्हारा देखना भौ तो नहीं है ।' गुरुदेव इस प्रकार 
कह रहे थे और में एक अनिवंचनीय स्थितिमें प्रवेश करता जा रहा था। 
'मैंने सुखका समुद्र देखा, शान्तिका साम्राज्य देखा और ज्ञानका असीम 
आलोक देखा। सुख, शान्ति और ज्ञानका नाम तो इस समयकी दृष्टिसे 
है । वस्तुत: परमात्माके स्वरूपमें सुख-शान्ति और ज्ञान कहनेके लिए भी 
कुछ नहीं है। वस्तुएँ, क्रियाएँ, इन्द्रियाँ और उनका अभाव--सब पर- 
मात्मासे एक हो गया । वह नमस्कारकी वास्तविक स्थिति थी ।' 
जिज्ञासु--फिर आपकी वह स्थिति बदली या नहीं ? वहाँसे उठनेपर 
गुरुदेवने क्या आदेश दिया ?' 
महात्माजी--'वह स्थिति तो एकरस है । वह स्मृति-विस्मृति जीवन- 
मरण सबमें एक-सी रहती है। उसमें विक्षेप और समाधि एक हैं। वह 
कुछ भी नहीं है और वही सब कुछ है।” थोड़ी देरके बाद अब मुझे बाह्य 
ज्ञान हुआ, तब गुरुदेवने कहा--जाओ; अब तुम अपने जीवनके द्वारा; 
मन, वाणी और दशरीरके द्वारा निरन्तर भगवान्‌की आराधना, उनके 
नामका जप करते रहो | भगवान्‌की आराधना, क्या है ? 
रागाद्यदुष्ट हृदयं वागबुष्टानुतादिना। 
हिसादिरहितः काय: केशवाराधनं श्रयम्‌ ॥ ( प्रपन्नपारिजात ) 
“अन्तःकरणमें राग-द्वेष न हो; वाणीमें असत्य, कटुता आदि न हो 
ओर दरीरसे हिसा आदि न हो--यही भगवान्‌की आराधना है।' मैं 
तभीसे भगवान्‌की इच्छाके अनुसार नमंदातटपर रहता हूँ, उनके इच्छा- 
नुसार कृष्ण-कृष्णका जप करता रहता हूँ। सब ओर भगवानके ही दर्शन 
हो रहे हैं ।' 
जिज्ञासु-भगवन्‌, में तो आपके श्रीचरणोंमें ही नमस्कार करता 
हूँ। आपके श्रीचरणोंकी प्राप्ति ही मेरे लिए भगवत्यपाप्ति है।” नमंदाजी 
अनवरत बह रही थीं, चन्द्र आकाशके मध्यभागकी ओर आ रहे थे, 
लहरें लहरा रही थी, हवा चल रही थी और जिज्ञासु महात्माजीके 
चरणोंपर गिरकर भगवत्स्पशंका आनन्द ले रहा था। हे 


नाम और प्रणाम १८३ 


सत्सग 


“हाय पैसा! हाय पैसा !'की करुण चीख कानोंका परदा फाड़े 
डालती है। भला यह भी कोई मनुष्यता है! जिसका सब कुछ होना 
चाहिए मनकी शान्तिके लिए, भगवान्‌की प्रसन्नताके लिए; वही मानव 
आज कौड़ी-कौड़ीके लिए दर-दर भटक रहा है। कहों क्षणभरके लिए भी 
तो उसे शान्ति मिल जाती ! बाबाने आगे कहा--' परन्तु यह सब किस- 
लिए ? जिस सुखके लिए यह परिश्रम किया जा रहा है, उसे पानेके पहले 
ही यदि पागल हो गये, सदाके लिए चल बसे तो वह किस काम आयेगा ? 
उससे कौन-सी साध पूरी होगी? भैया ! सच्ची बात तो यह है कि 
जगत्‌की सारी सम्पत्ति भी मनकी एक क्षणकी शान्तिकी तुलनामें कुछ 
भी नहीं है ।' 


बाबा बोलते गये--तुम महात्मा लीलातीर्थंकों तो जानते हो न ? वे 
जब डाक्टरी पढ़ रहे थे, उनका नाम था रामहरि। उस समय कालेजमें 
लड़कियों और लड़कोंमें बड़ी चच-चख चल रहो थी । एक दिन किसी 
लड़कीसे कालेजकी कोई वस्तु नष्ट हो गयी। लड़कियोंने एक मतसे 
उसकी जिम्मेवारी रामहरिपर थोप दी। अधिकारीने रामहरिको बुलाया 
और जब रामहरिने न उस अपराधको स्वीकार किया, न अस्वीकार, 
तब उसने उनपर पचास रुपया जुर्माना कर दिया। उन्होंने चुपचाप 
जुर्मानेकी रकम दाखिल कर दी । लड़कोंने इकट्ठा होकर रामहरिकी इस 
चुप्पीका विरोध किया और कहा कि 'तुम इसकी अपील करो । हम लोग 
यह बात प्रमाणित कर देंगे कि तुमने वह वस्तु नष्ट नहीं की थी, वह 
काम अमुक लड़कीका था। तुम्हारे रुपये वापस मिल जायेगे ।” रामहरिने 
कहा--आप लोगोंका कहना ठीक है। यदि दस-पाँच दिनतक प्रयत्न 
किया जाय, प्रमाण इकटूठे हों, सोच-विचारकर काम हो, तो मेरे पचास 
रुपये लौट सकते हैं । परन्तु पचास रुपयोंके लिए मैं अपने मनको इतने 


१८४ भविति-सवंस्व 


समयतक बेचेन नहीं रखना चाहता। प्रमाणित करनेकी चिन्ता, तरह- 
तरहकी बन्दिशें और व्यर्थंका उद्वेश मोल लेकर मैं पचास रुपये नहीं 
चाहता | जब लोग भोजनके लिए, बस्त्रके लिए, झूठमूठकीं बनावट, 
शान-शोकत और आमोद-प्रमोदके लिए हजारों रुपये पानीकी तरह बहा 
देते हैं तब मैं अपने मनको बेचेन होनेसे बचानेके लिए पचास रुपयोंका 
त्याग कर दूं, इसमें क्या बुरा है ? रुपये गये तो गये, मेरा मन तो शान्त 
रहेगा न?” रामहरिकी इस बातका लड़कोंपर तो प्रभाव पड़ा ही, 
लड़कियाँ भी प्रभावित हुए बिना न रहीं । उन्होंने पश्चात्ताप किया, क्षमा 

माँगी, पचास रुपये लौटा दिये और उनका आपसका मन-मुटाव हमेशाके 

लिए मिट गया । इसका यह अथ नहीं कि धन कोई चीज ही नहीं है। 

वह एक उत्तम वस्तु है, परन्तु है मतकी शान्तिके लिए। मनको शान्त 

रखते हुए ही उसे कमाओ, भोगो ओर छोड दो। उसके कमाने, भोगने 

या त्यागनेमें मनकी शान्ति न खो बेठो । उसके द्वारा तुम्हारी सेवा होनी 

चाहिए, तुम उसके सेवक नहीं हो ।/ 


मेंने पुछा--'बाबा, आप जो बात कह रहें हैं, वह धनियोंके लिए 
भले ही उपयोगी हो, उससे भला गरीबोंको क्या सन्‍्तोष हो सकता है ?' 


बाबाने कहा-- तुम तो पागलपनकी बात करते हो। गरीब कौन 
और धनी कोन ? गरीब और धनी शरीरके आसपास रुपयोंके ढेर रहने 
या न रहनेसे नहीं होते ! भगवान्‌की वस्तुको 'भ्रमवश अपनी समझकर 
अभिमान कर बेठना 'धनी' होना है और भगवान्‌की वस्तुकों अपनी 
बनाकर अभिमानी बननेके लिए ललकते रहना गरीब” होना है। 
भगवानके राज्यमें न कोई धनी है, न गरीब; सब उनके द्वारा निर्दिष्ट 
अभिनयको पूर्ण कर रहे हैं। धनकोी अपना मानना या अपना बनानेकी 
चेष्टा करना यही भूल है । एक कथा सुनो ।' 


एक था भिक्षुक। उसका यह नियम था--जिस दिन जो कुछ मिल 
जाय उसको उसी दिन खा, पी, पहनकर समाप्त कर देना। प्राय: उसे 
प्रतिदिन आवश्यकताके अनुसार भिक्षा मिल जाया करतो थो। एक दिन 
उसे उसकी जरूरतसे ज्यादा एक पैसा मिल गया। वह सोचने रूगा-- 
इसका क्या उपयोग करूँ ? उसने उस पेसेको अपने चीथड़ेकी खूंटमें बाँध 
लिया और एक पण्डितके पास गया। भिक्षुकने पण्डितजीसे पछा-- 


सत्संग १्८५ 


महाराज ! मैं अपनी सम्पत्तिका क्या सदुृपयोग करूँ ? पण्डितजोने 
पूछा--तुम्हारे पास कितनी सम्पत्ति है ?--उसने कहा-एक पैसा ! 
पण्डितजी चिढ़ गये । उन्होंने कहा--'जा-जा, तू एक पेसेके लिए मुझे 
परेशान करने आया है ।' सच पूछो तो वे उस पेसेका महत्त्व नहीं समझते 
थे। वह भिक्षुक निराश नहीं हुआ। कई पण्डितोंके पास गया। कहीं 
हँसी मिली तो कहीं दुत्कार ! किसी सज्जनने बताया कि “अजी यह तो 
सीधी-सी बात है। किसी गरीबको दे डालो ।” अब वह भिक्षुक गरीबकी 
तलाशमें चल पड़ा। उसने अनेक भिखारियोंसे यह प्रश्न किया कि 'क्यों 
जी, तुम गरीब हो ?' परल्तु एक पैसेके लिए किसी भिखारीने गरीब 
बनना स्वीकार नहीं किया । जो मिलता उसीके पास दो-चार पेसेकी 
पूँजी इकटठी मिलती । भिक्षुक अभी गरीबकी खोजमें लगा ही हुआ था 
कि उसे कहीं मालूम हुआ--अमुक देशके राजा अमुक दैश॒पर चढ़ाई 
करने जा रहे हैं। उसने लोगोंसे पूछा वे क्‍यों चढ़ाई कर रहे हैं ?' 

लोगोंने बताया-धन-सम्पत्ति प्राप्त करनेके लिए। भिक्षुक मन-हो-मन 

सोचने लगा, अवश्य ही वह राज़ा बहुत गरीब होगा। तभी तो धन- 

सम्पत्तिके लिए मार-काट, लूटपीट और बेईमानीकी परवाह न करके 

धावा बील रहा है। इसलिए में अपनी पूजी उसे दे दूँ। जो धनके लिए 

दूसरेके साथ बेईमानी, छल-कपट, धोखा और बलात्कार कर सकता है 

वास्तवमें वही सबसे बड़ा गरीब है । 


भिक्षुकने देखा--राजा साहबकी सेना सज-धजकर उनका जय- 
जयकार बोलती हुईं आगे बढ़ रही है। राजा साहबकी सवारी भी बड़ी 
शानके साथ पीछे-पीछे चछ रही है । पहाड़ी मार्ग था, भिक्षुक एक झाड़के 
नीके दुबक गया । जिस समय राजा साहबकी सवारी उसके पाससे गु जरने 
लगी, वह खड़ा हो गया और झटपट अपने चीथड़ेमेंसे पेसा निकालकर 
राजा साहबके हाथपर डाल दिया । उसने कहा कि "मुझे बहुत दिनोंसे 
एक गरीबकी तलाश थी। आज आपको पाकर मेरा मनोरथ पूरा हो 
गया, आप मेरी पूँजी सम्हालिये ।! राजा साहबने अपनी सवारी रोकवा 
दी। फोजका आगे बढ़ना रोक दिया गया! राजासाहबके पूछतेपर 
भिक्षुकने अपनी कहानी-परेशानी और विचारकी बात कह सुनायी । 
राजा साहबपर भिक्षुककी कहानीका इतना असर पड़ा कि उन्होंने धावा 
बोलनेका इरादा बदल दिया ओर सारी फौजके सामने यह बात कबूल 


१८६ भक्ति-संवेस्थ 


की कि किसीको वस्तु बेईमानी, छल-कपट या बलात्कारसे लेना गरीबी- 
का ही लक्षण है। नीतिकारोंने क्या ही सुन्दर कहा है-- 

स॒तु भवति दरिव्रो यस्य तृष्णा विशाक्का, 

सनसि च॒ परितुष्ठे को््यधान्‌ को वरिद्र: ? 


गरीब वह है, जिसका लालच बढ़ा-चढ़ा है मन सन्‍्तुष्ट हो तो धनी- 
गरीबका कोई भेद नहीं । महल चाहे जितना बड़ा हो सोनेके लिए केवल 
साढ़े तोन हाथ ही जगह चाहिए । 


बाबाने कहा--तुमने सुना होगा कि एक गरीब भिखमंगा जाड़ेके 
दिनोंमें तीन हाथकी चहर ओढ़े ठिठुर रहा था। जब मंह ढकता तो पैर 
नंगे हो जाते, जब पेर ढकता तो मुँह नंगा हो जाता। चह्र बढ़ तो 
सकती नहीं, वह परेशान था। उधरसे एक मस्त महात्मा आ निकले। 
उन्होंने उसकी परेशानी देखकर कहा-- अरे मूर्ख ! अगर चदर नहीं बढ़ 
सकती तो क्या त्‌ छोटा नहीं हो सकता ?' भिखमंगेकी समझमें बात आ 
गयी, उसने अपना पेर सिकोड़ लिया । अब उसका सारा बदन चहरके 
नीचे था । लालचको जितना बढ़ाओ उतना बढ़े, जितना घटाओ उतना 
घटे | जब तुम शारीरिक आरामके लिए इतना उद्योग करते हो तब क्या 
मानसिक सुख-शान्तिके लिए लालच भी नहीं छोड़ सकते ? इसीने तो 
गरीब ओर धनीका भेद पैदा किया है। इसके मिटते ही सब एकस्से हो 
जाते हैं और सभी वस्तुओंको भगवान्‌की दी हुई समझकर उनका उपयोग 
करते समय परम सुख-शान्तिका अनुभव करते हैं ।' 


मैंने पूछा--बाबा, जब कभी ऐसा जान पड़ता है कि में किसीका कृपा- 
पात्र बनकर उसको दी हुई वस्तुओंका उपयोग कर रहा हूँ तब उपकारके 
भारसे दब जाता हूँ और ऐसे अवसरोंपर दबाबके कारण उसके कहे 
बिना भी अपने मनके विपरीत काम करने लगता हँ--पह समझकर कि 
इसीमें उसकी प्रसन्नता और भलाई है ।' 
वाबा हँसे । उन्होंने कहा--जबतक मेरा-तेरा इसका-उसका भेद 
बना है तबतक ऐसा ही होता है। यह सब मनकी खुराफात है, कमजोरी 
है । भगवान्‌के अतिरिक्त और कौन कृपालु है ? भगवान्‌के सिवा और 
किसने कोन-सी वस्तु दी है? उसके उपकारके अतिरिक्त और किसका 
उपकार है ? मैं तुमसे कई बार कह चुका हूँ कि यदि तुम भगवान्‌के 


सत्संग १८७ 


अतिरिक्त और किसीकी कृपा स्वीकार करोगे और किसीपर विश्वास 
करोगे तो दुःख पाओगे । आज नहीं तो दस दिन बाद सही, दर-दर ठोकर 
खाकर भगवान्‌की शरणमें आना ही पड़ेगा। तुम्हारे मनपर किसीका 
प्रभाव क्‍यों बढ़ता है ? बाबा ! भगवान्‌के अतिरिक्त और कोई ऐसी शक्ति 
है, जो तुम्हारे मनपर दबाव डाल सकती है ?' 


'परन्तु तुम्हारा कहना भी सच है। मनुष्य जिसके पास रहता है, 
जिसका खाता है, जिसके उपका रोंको स्वीकार करता है उसका कुछ-न- 
कुछ असर जरूर पड़ता है। परन्तु वह असर ही तो उसके असरसे 
बाहर निकालता है, भगवान्‌की शरणमें ले जाता है। सुनो ! में तुम्हें 
एक दृष्टान्त सुनाता हूँ 0 


'एक थे साधु । बड़े विरक्त, बड़े मस्त, बड़े मौजी | शायद वे पंजाब- 
के रहनेवाले थे। वे जब मस्तीके साथ गाँवमें घमनेके लिए निकलते तो 
कहते-फिरते कहीं कब्न है, कब्र !! लोग उनका अभिप्राय नहीं समझते 
और बड़े आइदचयंमें पड़ जाते कि ये महात्मा हर समय कब्र-कन्न क्यों 
रटा करते हैं ? उसी गाँवमें एक बड़े ज्ञानी और बुद्धिमान्‌ सेठ रहते थे। 
एक दिन अचानक उनकी समझमें महात्माजीकी बात आ गयी। जिस 
समय महात्माजी “कहीं कन्न है, कब्र” कहते हुए रास्तेमें चल रहे थे, 
सेठजी आकर खड़े हो गये और मुस्कराते हुए बोले--'कहीं मुर्दा है, 
मुर्दा ? महात्माजीने अपने शरीरकी ओर संकेत किया और कहा “यह 
मुर्दा है।। सेठजीने अपने मकानकी ओर इशारा किया और कहा 'यह 
कब्र है।' महात्माजी मकानमें घुस गये और बारह वरषंतक उससे बाहर 
नहीं निकले। सेठने अपनी ओरसे उनकी सेवामें कोई कोर-कसर 
नहीं की ।' 

तत्तेरहवें वर्षमें सेठजीके घरमें डाका पड़ा । लुटेरोंने उनकी अधिकांश 
सम्पत्ति लूट ली और भाग चले। महात्माजीने सोचा कि "मैंने बारह 
वर्षतक इस सेठका अन्न खाया है, इसकी सेवा स्वीकार की हैं। इस समय 
कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए, जिससे सेठका माल मिल जाय । उन्होंने 
लुटेरोंका पीछा किया। लुटेरोंने पुलिससे छिपानेके लिए सारा माल एक 
कएँमें डाल दिया और अपने-अपने घर चले गये। महात्माजीने अपनी 
लेगोटी फाड़कर उस कूएंपर एक निशान- बना दिया, पुलिसको खबर 


१८८ भवित-सवंस्व 


दे दी। सारा धत मिल गया। गाँवके लोग महात्माजीके इस कार्यकी 
प्रशंसा करने लगे। सेठजी बड़े विचारवान पुरुष थे। उन्होंने सोचा कि 
जो महात्मा अपनेको मुर्दा समझकर कक्रमें रहनेके लिए आये थे, वे इस 
प्रकार व्यवहार करें यह कहाँतक उचित है ? हो-न-हो उनका वेराग्य 
कुछ ठंडा पड़ गया है। सेठजीने महात्माके पास जाकर बड़ी नम्नतासे 
पूछा--भगवन्‌ ! मुर्दा सच्चा या कब्र सच्ची ? महात्माजी की आँखें 
खुल गयीं । अपनी सारी स्थिति उनके सामने नाच गयी । उन्होंने देखा 
कि उपकारोंके भारसे में कितना दब गया हूँ। उन्होंने कहा--भाई कब्र 
सच्ची, मुर्दा झूठा ।! इसके बाद महात्माजी वहाँसे चले गये और फिर 
जीवनभर उन्होंने कभी किसीके घर दो बार भिक्षा नहीं ली। वे एक 

गाँवमें भी दो दिन नहीं रहते थे। बाबाने आगे कहा--'भाई ! यदि तुम्हें 

किसोक्रा उपहार स्वीकार ही करना हो तो केवल भगवान्‌का करो । 

दूस रोंसे सम्बन्ध जोड़ते ही बँध जाना पड़ता है ।' 


मैंने पूछा--'बाबा, ऐसा दृढ़ निश्चय हो केसे ?” 


बाबा--दृढ़ निश्वयके लिए समय और अभ्यासकी आवश्यकता 
नहीं है। निश्चय तो केवल एक क्षणमें होता है। जबतक निश्चय होनेमें 
देर हाती है तबतक यही समझना चाहिए कि तुम निश्चय करनेमें हिच- 
किचा रहे हो, वैसा करनेकी तुम्हारी इच्छा नहीं है। इस सम्बन्धमें में 
तुम्हें एक घटना सुनाता हूँ ।' 


गड्भातटपर भेरियाके पास ही एक वेसवाँ नामक ग्राम है वहाँ एक 
ब्राह्मण-दम्पती निवास करते थे। दोनों बड़े सदाचारी और भगवतद््रेमी 
थे। वे सन्‍तों, शास्त्रों और भगवानुपर बड़ा विश्वास रखते थे। दोनोंके 
हृदयमें सत्सज्लुका संस्कार था। एक बार ब्राह्मण बीमार हुआ ओर ऐसा 
बीमार हुआ मानो उसकी मौत होनेवाली हो। ब्राह्मण-पत्नीने अपने 
पतिकी मरणासन्न स्थिति देखकर सोचा कि अब तो ये इस लोककी लीला 
समाप्त करनेवाले ही हैं। कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे इनका 
परलोक बने । उन दिनों उस गाँवमें एक दण्डी संन्यासी आये हुए थे। 
ब्राह्मण-पत्नीने स्वामीजीसे प्रार्थना की कि आप मेरे पतिको आतुर संन्यास 
दे दीजिये, जिससे इतका कल्याण हो जाय । पहले तो स्वामीजीने बहुत 
मना किया, परन्तु फिर ब्राह्मणकी मरणासन्न दशा देखकर संन्यास दे 


सल्गंग १८९५ 


दिया। उस समय ब्राह्मण बेहोश था, इसलिए उसे अपने संन्यासग्रहणकी 
बात मालूम नहीं हुई । 


'संयोगकी बात, कुछ ही दिनोंमें ब्राह्मण स्वस्थ हो गया । ब्राह्मणी 
शक्तिभर अपने पतिकी सेवा करती, परन्तु स्पर्श नहीं करती | अपनी 
पत्नीका यह ढंग देखकर ब्राह्मणने पुछा--प्रिये ! तुम इतने प्रेमसे मेरी 
सेवा करती हो, परन्तु अलग-अलग क्यों रहती हो ? पत्नीने कहा-- 
भगवन्‌ ! आपको मरणासन्न समझकर मैंने संन्‍्यास-दीक्षा दिलवा दो । 
अब में आपके स्पर्शंकी नहीं, केवल सेवाकी अधिकारिणी हूँ ।' ब्राह्मणने 
कहा--अच्छा, तो मैं संन्‍्यासी हो गया ? अब एक घरमें रहना और 
काठकी बनी स्त्रोकी सेवा स्वीकार करना भी मेरे लिए पाप है ।” वह 
ब्राह्मण उसी क्षण घरसे निकल पड़ा और विधिवत्‌ संन्यासदीक्षा लेकर 
। वेदान्तके स्वाध्याय तथा ब्रह्मचिन्तनमें अपना समय व्यतीत करने लगा ॥/ 


'वर्षके बाद हरिद्वारमें कुम्भका मेला लगा । ब्राह्मण-पत्नी भी स्नान 
करनेके लिए वहाँ गयी। जब उसे मालूम हुआ कि मेरे पतिदेव यहीं 
संन्‍्यासीके वेषमें रहकर संन्यासियोंकों वेदान्तका अध्यापन करते हैं तब 
वह भी कुछ स्त्रियोंके साथ उनका दर्शन करनेके लिए गयी | स्वामीजीका 
नाम था ज्ञानाश्नम, वे उस समय संन्यासियोंमें वेदान्तका प्रवचन कर रहे 
थे। उनके दोनों हाथ एक दूसरेके नीचे बंधे हुए थे और सिर सीधा था । 
अपनी पत्नीको देखते हो उन्होंने कहा--अरे, तू यहाँ आ गयी ?' स्त्रीके 
मुँहसे अचानक निकल पड़ा--'स्वामीजी ! क्या अबतक आप मुझे भूल 
; सके ?” उसी क्षण स्वामीजीका सिर झुक गया। हाथ बँधा-का-बँधा 
रह गया । उसके बाद स्वामी ज्ञानाश्रमजी तोस वंतक जीवित रहे । 
परन्तु न तो उनका सिर हिला और न तो हाथ खुले। शौच, स्नान, 
जन भी दूसरोंके करानेसे ही करते। उनके मुहसे कभी एक शब्द भी 
हीं निकला। एक बार विधर्मियोंने उनकी पीठमें बर्छा भोंक दिया, 
नके गुह्य स्थानमें लकड़ी डाल दी, फिर भी वे ज्यों-के-त्यों रहे । जब 
हाँके ताल्लुकेदारको इस बातका पता चला और उन्होंने विधरमियोंके 
र जलानेकी आज्ञा दे दो, तब उनके हाथोंका बन्धन खुला और उन्होंने 
। | उठाकर मना किया। परन्तु फिर उनका वह हाथ जोवनभर उठा 
टी रहा, गिरा नहीं। उनका एक क्षणका निश्चय जीवनपयंन्त ज्यों-का- 


(९० भक्ति-सवंस्व 


त्यों अक्षुण्ण रहा। बड़े-बड़े विध्म और अड़चनें उन्हें उनके निरचयसे 
विचलित नहीं कर सकी । 


निश्चय केसे हो, यह प्रश्न मत करो। निश्चय करो । उस निशचयके 
पीछे अपने जीवनको बलिदान कर दो। माना कि ऐसा निश्चय करनेसे 
तुम्हारे स्त्री-पुत्रोंकी कष्ट हो सकता है, धन नष्ट हो सकता है और 
शरौरको मृत्यु हो सकती है। परन्तु एक आध्यात्मिक जिज्ञासुके लिए इन 
वस्तुओंका कोई मूल्य नहीं है। इन वस्तुओंके बदलेमें तुम्हें अन्तः:करणकी 
अनन्त सम्पत्ति श्रद्धा, विश्वास, तितिक्षा, वेराग्य, समता, शान्ति और 
आनन्दकी प्राप्ति होगी । क्या इस अन्तरज् सम्पत्तिके लिए तुम बहिरज्भ 
वस्तुओंका त्यग्ग नहीं कर सकते ? करना पड़ेगा और अवश्य करना 
पड़ेगा । क्यांकि प्रत्येक साधकका यही भाग्य है। जिसके जीवनमें कोई 
महानिश्चय नहीं है, जिसके जीवनकी शेली, साधना और साध्य सुनि- 
द्चित नहीं है, वह साधक नहों है, मनुष्य नहीं है और भगवत्प्राप्तिका 
अधिकारी भी नहीं है।' 


मैंने पूछा--/बाबा तब करना कया चाहिए ?' 


बाबाने हँसते हुए पूछा--'कब करनेके लिए पूछ रहे हो, आजके 
लिए. कलके लिए या दूसरे जन्मके लिए ? यदि तुम्हें इस बातका पता 
नहीं कि तुम इस समय क्या कर रहे हो तब आगेके लिए कतंव्यका ज्ञान 
तुम्हारे जीवनमें उतर भी सकेगा, इसका क्या प्रमाण है ? देखो, इस 
समय तुम क्या कह रहे हो? जिस समय तुम्हारी दृष्टि इतनी पैनी हो 
जायगी कि अपने वत्तमान जीवनको, कमं और वृत्तिको देख सको, उसी 
समय तुम स्थूल शरीर और संसारकी उलझनोंसे ऊपर उठ जाओगे और 
सारा-का-सारा पसारा तुम्हारे एक सद्धु,ल्पके रूपमें मालूस पड़ेगा । तुम 
इस समय जैसे स्थूल शरीरकी प्रवृत्तियोंमें उलझ रहे हो, वेसे ही अपने 
आत्मिक जीवनकी पहेलियोंमें उलझ जाओ। शरीरके कतंव्यकी नहीं, 
मनके कतंव्यकी जाँच करो ।' 


एक बार प्रेम-भूमि श्रीवृन्दावनमें यमुनाजीके पवित्र तटपर कुछ साधु 
बेठे हुए थे। उनकी धूनी जल रही थी ओर वे अंडारे-भंडारेकी चर्चामें 
मग्न हो रहे थे। उसी समय एक अछुत वहाँ आया और सांधुओंके सामने 


सत्संग १९१ 


वाले घाटपर ही स्नान करने लगा। साधुओंसे यह बात सहन न हुई। 
एकने उठकर जली हुई लकड़ीसे उसपर प्रहार किया ओर भला-बुरा 
कहने लगा । अछुत कुछ बोला नहीं । यद्यपि वह एक बार स्नान कर 
चुका था, फिर भी वह वहाँसे थोड़ी दूर हटकर दुबारा स्नान करने लगा। 
उसका यह काम देखकर साधुओंके मुखियाकों कुछ आश्चय हुआ | 
उन्होंने जाकर पूछा--क्यों भाई, तुम दुबारा स्नान क्यों कर रहे हो ?' 
अछतने कहा--'महाराज में शरीरसे तो अछत हूँ ही, आप लोगोंके घाट- 
पर स्तान करके मैंने अपराध भी किया, परन्तु में अपने मनको अछुतपनेसे 
अलग रखता हूँ। जिस साधुने मुझे मारा वह क्रोधावेशमें था, इसलिए 
उसका मन अछत हो गया था। उसके अछत मनका असर मेरे मनपर न 
पड़ जाय, इसलिए मैंने दुबारा स्नान किया है। क्‍योंकि क्रोध भी तो एक 
अछत ही है न !' साधुओंके मुखिया अवाक्‌ रह गये, अपने अन्तर्जीवनपर 
वह इतनी पैनी दृष्टि रखता है, यह जानकर उनकी उसपर बड़ी श्रद्धा 
हुई ।' 


जो अपने जीवन, सड्धूल्प और कर्मोपर वतंमानमें ही दृष्टि रखता है, 
वह न केवल अपने जीवनको देखता है, बल्कि सम्पूर्ण जगत॒के कर्म और 
उनके महाकर्ता भगवान्‌को भी देखने लगता है । जगत्‌ एक लीला है और 
इसके लीलाधारी स्वयं भगवान श्रीकृष्ण । लीला और लीलाधारी 
दोनोंको देखते रहना, इस दर्शनके आनन्दमें मग्न रहना, यही भक्तका 
स्वरूप है । ज्ञानीका भी यही स्वरूप है। उसकी साक्षिता यहीं जाकर पूर्ण 
होती है। ज्ञानी ओर भक्त दोनों ही कतृंत्व और भकतृत्वसे अलग हैं और 
दोनों दृष्टि महाकर्ता, महाभोक्ता भगवानूपर लगी रहती है। यह कोई 
परोक्ष विद्वास नहीं, प्रत्यक्ष दशन है। तब क्या करना चाहिए, यह प्रइन 
कहाँ बनता है ? जो करना चाहिए वह भगवान्‌ कर रहे हैं। शरीरको, 
संसारको, व्यष्टि और समष्टि मनको, जो कुछ वे कराते हैं, करने दो । तुम 
दशान्त रूपसे उनकी लीलाकी तरज़्ोंको शुद्ध चिन्मय रूपमें देखा करो, वे 
तुम्हारे लिए सब कुछ तो कर रहे हैं ।' 


वृन्दावनकी एक कथा बहुत प्रसिद्ध है। एक ग्वालिन अपने बाखलसे 
गौओंका गोबर उठा-उठाकर बाहर ले जा रही थी। परन्तु कोई दूसरा 
आदमी न होनेके कारण वह अधिक परिमाणमें नहीं उठा पाती थी और 


१९२ भव्ति-सवंस्व 


इसके लिए चिन्तित हो रही थी कि कहीं इस काममें ज्यादा देर लग गयी 
तो में अपने प्यारे श्यामसुन्दरको समयसे नहीं देख पाऊंगी । वह चाहती 
थी कि कोई और आ जाय तो मैं अपने पिरपर अधिक-से-अधिक गोबर 
उठवाकर अपना काम झटपट खतम कर दूँ। उसी समय श्रीकृष्णने पहुँच- 
कर कहा कि “अरी गोपी, मुझे नेक माखन दे दे ।” गोपीने कहा--यहाँ 
बिना काम किये तो कुछ मिलनेका नहीं ।” श्रीकृष्णने कहा--'क्या काम 
करूँ ? गोपीने कहा--तुम गोबरकी खाँची उठाकर मेरे सिरपर रख 
दिया करो ।' श्रीकृष्णने पूछा -'तब तू मुझे कितना माखन देगी ?! 
गोपीने कहा-'जितनी खाँची उठा दोगे, उतने लोंदे |' श्रीकृष्णने कहा-- 
परन्तु ग्वालिन, इसका निर्णय केसे होगा कि मैंने कितनी खाँचियाँ 
उठायी ?” गोपी बोली--' प्रत्येक खाँची उठानेपर गोबरकी एक बिन्दी 
तुम्हारे मंहपर लगा दिया करूँगी ।' श्रीकृष्णने वेसा ही किया । उनका 
विशाल ललाट और सुकोमल कपोल गोबरकी बिन्दियोंसे भर गया । 
गोपीने उनकी अज्जञलि माखनके लोंदोसे भर दी । श्रीकृष्णने कहा--भरी 
ग्वालिन; नेक मिश्री तो दे दे ।' गोपीने कहा-- कन्हैया, इसके लिए तुम्हें 
नाचना पड़ेगा ।' श्रीकृष्ण नाचने लगे। स्वगंके देवता आकाशमें स्थिर 
होकर श्रीकृष्णकी यह प्रेम-परवशता देख रहे थे। उनकी आँखोंसे 
आनन्दके आँसू बहने लगे। सचमृच श्रीकृष्ण प्रेम-परवश हैं। वे अपने 
ब्रेमियोंक लिए छोट-मोटो, ऊँची-नीची सब प्रकारकी लौलाएँ करते ही 
रहते हैं। तुम स्वगंके देवता हो। तुम भगवान्‌के पाषंद, उनके निज जन 
हो। तुम अपनेको स्थूल शरीर मत समझो। अपने दिव्यरूपमें स्थित 
होकर आकाशमें स्थित दिव्य देवताओंके समान लोला और लीला- 
घारीको देखते रहो। तुम किसीके बन्धनमें नहीं हो, किसीके अधिकारमें 
नहों हो, नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्तत्वरूप हो । जगत्‌का करुणक्रन्दन, यह चीख, 
यह आर्त॑नाद तुम्हारा स्पर्शतक नहीं कर सकता। सचमुच तुम्हारा ऐसा 


ही स्वरूप है। तुम ऐसे ही हो । 


प्रेम-माधुरी १९३ 


सदगुरु और शिष्य 


“तद्विज्ञानाथं स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ ।' 


जन्म-जन्मके सत्संस्कार जब अभिव्यक्त होकर इस अवस्थामें आते 

हैं कि उनपर आकष॑णके रूपमें भगवत्कृपाकरा प्रभाव पड़ सके तब 
मनुष्यके अन्त:करणमें यह लालसा होती है कि मुझे अपने परम लक्ष्य 
परमात्माको प्राप्त करनेके लिए साधन करना चाहिए। सत्संग, सद्दिचार 
और सच्छास्त्रके आधारपर इस लालसाको उज्जीवित एवं उद्दीप्त करना 
चाहिए। कहीं प्राचीन असत्कर्मोकी संस्कारधारा आकर इसको दबा न 
दे, इसलिए अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगा देती चाहिए। ऐसे शुभ अवसर 
जीवनमें बहुत कम आते हैं। परन्तु इस स्थितिमें यह एक बहुत बड़ी 
कठिनाई सामने आती है कि कौन-सा साधन किया जाय । साधारण 
साधकको अपने पृव॑ जन्मको प्रवुत्तियों और बत॑मान अधिकारका तो 

पता होता नहीं, इतनी मँजी हुई बुद्धि भी नहीं होती कि वह्‌ अधिकारके 

अनुसार साधनाका चुनाव कर सके । इसी समय बहुत-से साधक किसी 

भी साधनकी प्रशंसा सुनकर उन्हें करने लग जाते हैं; परन्तु अपनी ही 

बुद्धिसि निश्चित होनेके कारण उसपर उनका दृढ़ विश्वास नहीं हो पाता। 

वे जब कभी कहीं दूसरे साधनकी प्रशंसा सुनते हैं तब उनका मन 

विचलित हो जाता है और वे अपने बतंमान साधनको त्रुटिसे युक्त 

समझकर दूसरा शुरू कर देते हैं। यह एक प्रकारसे साधनका व्यभिचार 

है । परन्तु जिसका विवाह ही नहीं हुआ उसके सतीत्वका क्‍या प्रश्न ? 

यह निद्चित है कि दस वर्ष जप करनेपर भी उस मन्त्रके विषयमें यदि 

कभी आपके मनमें संशयका उदय हुआ तो समझना चाहिए कि अभी 

आप वहीं हैं, जहां दस वर्ष पहले थे; क्योंकि आपने अनधिकार उस 

मार्गपर चलना प्रारम्भ किया है जिसमें न तो आपको कुछ सूझता है 

और न आप सही-सही अनुमान हो कर सकते हैं। आज कृष्णका ध्यान, 
कल शिवका ध्यान, आज द्वादशाक्षर तो कल पद्चाक्षर, आज केलासकी 
ओर तो कल कन्याकुमारीकों ओर, यह कोई साधना नहीं है । इस 
प्रकार कहीं भी नहीं पहुँच सकेंगे । साधनाके लिए ऐसे विश्वासकी आव- 
इयकता है जो आकाशसे भी विशाल हो, समुद्रसे भो गम्भोर हो, सुमेर्से 


कि भक्ति-स्व॑स्व 


भी भारी और वज्जसे भी कठोर हो। परन्तु साधनापर ऐसा विश्वास 
प्राप्त केसे हो ? 


ऐसा विश्वास प्राप्त होता है तब जब साधनाका उदय हृदयके अन्त- 
रालसे हुआ हो, उस साधनाका एक-एक अंश हृदयका स्पर्श करनेवाला 
हो | ऐसा तभी हो सकता है जब हृदयके आन्तरिक रहस्यको जाननेवाले 
और इस साधनाके द्वार लक्ष्यतक पहुँचे हुए महापुरुषने साधकको स्पष्ट 
रूपसे साधनसे साध्यतकका मार्ग दिखला दिया हो । साध्य और साधकके 
बीचकी दूरी ही साधना है, जो एकको दूसरेके निकट पहुँचाती है। जिसे 
साधकके अधिकार और साध्यके स्वरूपका पता नहीं है वह साधनाको 
भला केसे जान सकतः है ? इसीसे सर्वज्ञ महापुरुष ही साधनाका निर्देश 
करनेके अधिकारी हैं । जीवका शिवसे गठबन्धन कराना साधारण 
पुरोहितका काम नहीं है। यदि ऐसा पुरोहित मिल जाय, मनुष्य उसे 
ढूँढ़ निकाले तो उसके पुरुषकारका अधिकांश वहीं समाप्त हो जाता है। 
वे ऐसा सूत्र बाँध देते हैं, जो कभी टूटता ही नहीं । परन्तु वे पुरोहित हैं 
कोन ? मिलेंगे कहाँ ? मिलें भी तो उन्हें पहचाना केसे जाय ? 


वर्तमान युगको आधुनिक लोग तो उन्नतिका युग कहते हैं; परन्तु 
आध्यात्मिक दृष्टिसे देखा जाय तो अधःपतनका ऐसा निक्ृष्ट युग कभी 
नहों आया था। प्रतारणा और विश्वासघात तो इस युगकी विशेष देन 
है । आजकल ऐसे बहुत-से लोग प्रकट हो गये हैं जो अपनेको भगवान्‌का 
संदेशवाहक अथवा स्वयं भगवान्‌ बतलाते हैं। भोलेभाले साधक उनकी 
मीठी-मीठी बातोंमें आकर अथवा उनके रहस्यात्मक वाग्जालमें फँसकर 
अपना सर्वस्व खो बेठते हैं और (माया मिली न राम'की कहावत चरितार्थ 
करते हैं। ऐसी स्थितिमें किसपर श्रद्धा की जाय ? किसकी शरणमें 
होकर आगेका मार्ग तय किया जाय ? केसे यह विश्वास किया जाय कि 
यह मार्ग ठोक है और इसपर चलकर हम अपने गन्तव्य स्थानतक पहुँच 
सकते हैं ? ये बातें ठीक होनेपर भी श्रद्धालु और लगनवाले साधकपर 
लागू नही होतीं। उसकी दैष्टिमें संसारी सम्पत्तियोंका कोई मूल्य नहीं 
होता, उसकी श्रद्धा और लूगनको कोई ठग नहीं सकता। 'वह आँख बन्द 
करके संसारकी ओरसे सचमुच अन्धा होकर भगवानुकी ओर चलना 
चाहता है और चलता है। दूसरी बात यह है कि प्राय: वे ही लोग 


सदगुरु और शिष्य १९५ 


ठगे जाते हैं, जो दूसरेको ठगना चाहते हैं। शास्त्रोंमें ऐसा वर्णन है कि 
अहिसाकी शुद्ध प्रतिष्ठा होनेपर साधकके सामने पशु-पक्षीतक हिंसा नहीं 
कर सकते । यही बात श्रद्धावान॒के सम्बन्धमें भी है। उसको कोई धोखा 
दे नहीं सकता । उसे तो केवल अपनी श्रद्धा-सम्पत्तिकी ही रक्षा करनी 


चाहिए । 


तब क्या किसीपर यों ही श्रद्धा कर लेनी चाहिए ? कुछ भी छान- 
बीन नहीं करनी चाहिए ? अवद्य करनी चाहिए और गुर करनेके पहले 
तो अवश्य ही कर लेनी चाहिए। परन्तु उस छान-बीनका स्वरूप दूसरा 
ही होता है। गुरुदेवके नामश्रवण, दशन, आलाप और श्रवणमात्रसे ही 
प्राणोंमें शान्तिका सञ्जार होने लगता है, चिर दिनकी प्यास बुझने लगती 
है, घोर अतृप्तिमें भी तृप्तिका अनुभव होने लगता है। जिनकी प्रतीक्षा 
थी, जिनके लिए प्राण तड़फड़ा रहे थे, जिनके बिना मनुष्य अन्धेकी भाँति 
भटक रहा था, उन्हींकें मिलनेपर हृदय शीतल न हो जायैं--ऐसा नहीं 
हो सकता। गुरुदेवकी यह सबसे बड़ी पहचान है, परन्तु यह पहचान भी 
सर्वंसाधारणके लिए व्यावहारिक नहीं है। महापुरुष शरीर और अन्तः- 
करणसे ऊपर उठे रहते हैं, भगवानसे एक रहते हैं, इसलिए उनकी कोई 
व्यावहारिक पहचान होती भी नहीं। बवस्तुत: वे परमार्थ॑स्वरूप हैं। 
भगवान्‌ ही गुरु और गुरु ही भगवान्‌ हैं। यह केवल भाव नहीं है, क्योंकि 
परमाथर्थ॑ सत्य वस्तुको परमाथ॑ सत्य वस्तुके सिवा और कौन दिखा सकता 
है ? इसीसे जन्मोंतक भटकनेके बाद जब अन्त:करण उनके दर्शनके योग्य 
होता है तभी वे क्रपा करके दशंन देते हैं और अपने ज्ञान एवं शक्तिसे 
अपने स्वरूपमें मिला लेते हैं । जिसे परमार्थतत््व अथवा भगवान्‌ कहते 
हैं उन्हींके मूतिमान्‌ अनुग्रहका नाम गुरु है। गुरुका दीख पड़नेवाला 
शरीर स्थूलदरीर नहीं है, दीख पड़नेवाला रूप मनुष्यरूप नहीं है, वह तो 
विशुद्ध चेतन्य है । भला, इस जड़ जगत्‌में विशुद्ध चेतनके अतिरिक्त और 
ऐसा कोन है जो अज्ञानका पर्दा फाड़कर जीवको उसके स्वरूपकी उप- 
लब्धि करा दे। राजकुमारको:जो यह चिरकालसे भ्रम हो रहा है कि 
में एक दीन-हीन, कंगाल भिक्षुक हूँ, उसको उसके स्वरूप और अधि- 
कारका ज्ञान कराकर स्वपदपर सम्राटके रूपमें प्रतिष्ठित करनेवाले 
गुरुदेव ही हैं। शिष्प गुरुका उत्तराधिकारी है अर्थात्‌ गुरुका ज्ञान हो 
शिष्यके रूपमें अभिव्यक्त हुआ है। ज्ञानकी दृष्टिसे परमात्मा, गुरुऔर 


१९६ भक्ति-सर्वस्व 


छिष्य एक हैं। इस एकत्वके बोधमें ही शिष्पकी पूर्णता है। तभी तो यह 
शास्त्रवान्‍्य साथंक है--गुरु: साक्षात्‌ पर ब्रह्म / इस रूपमें शिष्य उन्हें 
पकड़ नहीं सकता, वे स्वयं ही शिष्पके सामने प्रकट होकर अपनेको 
पकड़ा देते हैं । 


गुरुकी महिमा केवल शिष्प्र ही समझ सकता है, सो भी तभी जब 
गुरु उसके सामने अपना स्वरूप प्रकट कर देते हैं। और कोई उन्हें जान 
नहीं सकता, क्योंकि वे अपनेको गुप्त रखते हैं। शिष्य जानता है कि मेरे 
गुरुदेव सत्र हैं, वे मेरे और चराचर जगत्‌के सम्पूर्ण रहस्योंके एकमात्र 
ज्ञाता हैं । वे सवंशक्तिमान्‌ हैं, बड़े-बड़े देवता भी उनकी शक्तिसे शक्तिमान्‌ 
होकर अपना-अपना काम कर रहे हैं। वे परम क्ृपालु हैं, क्योंकि कृपा- 
परवश होकर ही उन्होंने जीवोंके उद्धारकी लीलाका विस्तार किया है। 
जब वे मेरे हृदयकी बात जानते हैं, उसको पूर्ण करनेकी शक्ति रखते हैं, 
तब वे परम कृपालु उसे पूर्ण किये बिना रह ही नहीं सकते | यही उनका 
स्वरूप है। जगतू्‌में जितने भी जीवोंका उद्धार करनेवाले महात्मा प्रकट 
हैं, वे सब्र-के-सब उन्हींके लीलाविग्रह हैं । मैं उनको प्राप्त करके धन्य हो 
गया हूँ, शिष्यकी यह दृष्टि कल्वाणकारिणी ही नहीं कल्याणस्वरूपिणी है। 
यद्यपि परमात्माके हो समान गुरुदेवके लक्षण भो अनिव॑चनीय हैं, 
तथापि लोकव्यवहा रके लिए शास्त्रोंमें उनका वर्णन भी होता है। उन 
आद्दर्श सदगुग, सद्भाव और सत्कर्मोको देखकर, जो कि स्वभावसे ही 
सद्गुरुमें होते हैं, साधक अपने जीवनका निर्माण करता है और मुमुक्षु 
उन्हें महापुरुषके रूपमें पहचानकर उनकी शरण ग्रहण करता है। महा- 
पुरुषोंके लिए तो लक्षणगोंकों कोई आवश्यकता ही नहीं हुआ करती। 
उनका वर्णन केवल साधकोंके लाभाथं ही होता है। सद॒गुरु केसा होना 
चाहिए, इसका वर्णन इस प्रकार मिलता है-- 
मातृतः पितृतः शुद्धः शुद्धभावो जितेन्द्रिय: । 
सर्वागमानां सारज्ञ: स्वंशास्त्राथंतत्त्ववितु ७ 
परोपकारनिरतो जपपुजावितत्पर: । 
अमोघवचनः शानन्‍्तो वेदवेदार्थपारगः ॥ 
योगमार्गातुसन्धायी.. देवताहदयद्भसः । 
इत्यादिगुणसम्पत्नो गुरुरागमसम्मतः ॥ 
( शारदातिलक २.१४२-१४४ ) 


सदगुरु और शिष्य १९७ 


जो कुलीन हो, सदाचारी हो, जिसकी भावनाएँ शुद्ध हों और इन्द्रियाँ 
वशमें हों, जो समस्त शास्त्रोंके सार उपासनाके रहस्यको जानता हो, 
जो परोपकारमें रसका अनुभव करता हो समस्त शास्त्रोंके तात्पयेस्वरूप 
ब्रह्यकों जानता हो, जप और पूजा आदिमें संलग्न हो, जिसकी वाणी 
अमोघ हो, शान्ति जिसे कभी न छोड॒ती हो, जो वेद और वेदाथ्थंका 
पारदर्शी हो, योगमार्गमें जिसकी पूर्ण प्रगति हो, जो हृदयके लिए देवताके 
समान सुखकर हो, तथा और भी अनेक गुण जिसमें स्वभावसे ही निवास 
करते हों, वही शास्त्रसम्मत गुरु है । 
गुरुमें अर्थात्‌ जिसे हम गुरु बनाना चाहते हैं, चार प्रकारकी शुद्धि 
होनी आवश्यक है--आनुवंशिक शुद्धि, क्रियागत शुद्धि, मानस शुद्धि, 
और विशुद्ध चेतन्यमें स्थितिरूप परम शुद्धि । जो जानता बहुत है, परन्तु 
करता कुछ नहीं, किया कुछ नहीं, उससे साधकको साधनामें दुढ़ और 
स्थिर होनेकी शिक्षा नहीं मिल सकती। जिसकी इन्द्रियाँ अपने वशमें 
नहीं हैं वह दूसरेको जितेन्द्रिय होनेकी शिक्षा नहीं दे सकता; यदि दे भी 
तो उसकी सुनेगा कौन ? इसलिए गुरु ऐसा ही बनाना चाहिए, जो सिद्ध 
होनेपर सांधक हो ओर इसीसे गुरुमें उपर्यक्त लक्षणोंकी आवश्यकता 
होती है। जिनमें ये लक्षण दीखते हैं उनमें स्वाभाविक ही श्रद्धा हो जाती 
है। श्रद्धा करनी नहीं पड़ती, होती है । जिसमें श्रद्धा हो, उसमें भगवान्‌का 
दर्शन ओर वहाँसे प्रवाहित होनेवाले भागवत-ज्ञानका स्वीकार ही गुरु- 
करण है । 
जबतक हम गुरुको भगवान्‌के रूपमें नहीं देख पाते, उनसे प्रवाहित 
होनेवाले भागवत-ज्ञानको नहीं स्वीकार करते और उनकी प्रत्येक क्रिया 
हमें लीलाके रूपमें नहीं मालूम होने लगती, तबतक गुरुकरण नहीं हुआ 
है, ऐसा समझना चाहिए। जबतक गुरु गुरु नहीं हुए हैं, तबतक चाहे 
जो समझ लीजिये। गुरु होनेके पश्चात्‌ उन्हें भगवान्से नीचे कुछ भी 
समझना पतनका हेतु है। इस भागवत-स्वरूपमें वे ही एक हैं, जगत्‌के 
ओर जितने भी गुरु हैं वे मेरे गुरुके लीलाविग्रह हैं, सत्र उन्हींका ज्ञान 
और न अनुग्रह प्रकट हो रहा है। इसोसे शास्त्रोंमें भगवानने स्वयं 
कहा है-- 
आदिनाथो महादेव महाकालो हि यः स्मृतः। 
गुर स एवं देवशि स्ंसन्त्रेषु नापरः॥ 


१९८ भक्ति-सवंस्व 


शेवे शाक्ते बेष्णये व गाणपत्ये तथेन्दवे। 
महाशवे थे सोरे च स गुरु्ात्र संशय: ॥ 
सन्त्रव्ता स एवं स्यान्नापर: परमेद्वरि। 


हे महादेवि ! जो आदिनाथ महाकाल अर्थात्‌ भगवान्‌ शिव हैं, वही 
शेव, शाक्त, वेष्णव आदि सभी मन्त्रोंके एकमात्र गुरु हैं, उनके अतिरिक्त 
और कोई मन्त्रदाता हो ही नहीं सकता । 


मन्त्रदानके समय अथवा उसके पद्चात्‌ जो गुरुकी मनुष्य रूपरें 
प्रतीति होती है, यह तो शिष्यकी एक कल्पना है। वास्तवमें परमात्मा 
ही गुरु हैं। इन गुरुकी शरण और इनके कर-कमलोंकी छत्रच्छाया पाकर 
शिष्य धन्य-धन्य हो जाता है। 


आजकलका समय ही दूसरा है। पहले गुरु वर्षोतक शिष्यकरी परीक्षा 
करते थे, तब उसे स्वीकार करते थे। परन्तु अब तो गुरुओंकी भरमार 
हो गयी है ओर जेसे बाजारमें दलाल अपनी-अपनी दृकानोंपर लानेके 
लिए ग्राहकोंको परेशान करते हैं, वेसे ही गुरु कहलानेवाले लोग भी 
अपना शिष्य होनेके लिए लोगोंको तरह-तरहसे प्रदोभित करते हैं । 
सिद्धान्तत: सभीको शिष्यके रूपमें स्वीकार किया जा रहा है। इसके लिए 
बहुत ऊँचे अधिकारीकी आवद्यकता होती है। अशुद्ध पात्रमें अच्छी चीज 
रख दी जाय तो वह बिगड़ जाती है। अनधिकारी शिष्य उत्तम 
साधनाको सुरक्षित नहीं रख सकता। इसलिए शिष्यकी परीक्षा भी 
आवश्यक है। संक्षेपसे यदि कहा जाय तो जो सद्‌गुरुको परमात्माके 
रूपमें पहचानकर शरीर, धन और प्राण उनके चरणोंमें निवेदन करके 
उनके ज्ञान और सिद्धिको प्राप्त करनेकी चेष्टा करता है, वही शिष्य है-- 
ऐसा कहना पड़ेगा । शिष्यका लक्षण शारदातिलकमें इस प्रकार कहा 
गया है-- 
शिष्य: कुलोन: शुद्धात्मा पुरुषाथंपरायणः। 
अधोतवेदः कुशलो दुरमुक्तमनो भवः ॥ 
हितेषी प्राणिनां नित्यमास्तिकस्त्यक्तनास्तिकः । 
स्वधमंनिरतोि! भकक्‍त्या. पितुमातृहितोश्वतः ७ 
बाइःमनःकायवसुभिगुरुशुभ्॒ष णे रतः। 
त्यक्ताभिमानो गुरुषु जातिविद्याधनादिभि: ७ 


सदूगुरु और शिष्य १९९ 


गर्वाज्ञापलबाथं हि. प्राणव्ययरतोधतः । 
विहत्प चु स्वकार्याण गुषकायरतः सदा॥ 


दासवन्निवसेद्यत्तु गुरो भक्त्या सदा शिशुः। 
कुर्वान्नाज्ां विवारात्रो.._ गुरुभक्तिपरायणः ॥ 
आज्ञाकारो ग्रोःशिष्प्रो मनोवाककायकर्मतिः:। 
यो भवेत्स तदा प्राह्मो नेतरः शुभकांक्षया ॥ 


मन्त्रपुजारहस्थानि यो गोपयति सवंदा। 
त्रिकालं यो. भमस्कुर्यादागमाचारतत्त्ववितु ॥ 
स॒ एवं शिष्य: कतंव्यो नेतरः स्वल्पनीवन:। 
एतादृशगणोपेत:. शिष्यों भवति बापरः॥ 


जो कुलीन हो और सदाचारी हो, सिद्धिके लिए तत्पर हो, वेदपाठो 
हो, चतुर हो और कामवासनासे रहित हो, जो ससस्त प्राणियोंका हित 
ही चाहता हो; आस्तिक हो, नास्तिकोंका सड़ छोड़ चुका हो; अपने 
ध्ममें प्रेम रखता हो, भक्तिभावसे माता-पिताके हितमें संलग्न हो, कर्म 
मन, वाणी और धनसे गुरुसेवा करनेके लिए लालायित रहता हो, 
गुरुजनोंके सामने जाति, विद्या, धन आदिका अभिमान न रखता हो, 
गुरुकी आज्ञा पालनेके लिए मृत्युतकके लिए तैयार रहता हो, अपने काम 
छोड़कर भी गुरुके काममें लग। रहनेवाला हो; जो गुरुके पास दासकी 
भाँति निवास करता हो, शिशुके समान आज्ञा पालन करता हो और 
दिनरात गुरुभक्तिमें डूबा रहता हो; जो मन, वाणी, शरीर और कमंसे 
गुरुकी आज्ञाकरा पालन करता हां वही शिष्यके रूपमें स्वीकार करने 
योग्य है, दूसरा नहीं । जो मन्त्र और पूजाके रहस्योंको गुप्त रखता है, 
त्रिकाल नमस्कार करता है और शास्त्रीय आधारक तत्त्वोंको जानता है 
वही शिष्यरूपसे स्वीकार करने योग्य है, दूसरा नहीं; क्योंकि जो सब 
गुणोंसे युक्त होता है, वही शिष्य हाता है। 


इन लक्षणोंके स्वाध्यायसे मालूम होता-है.कि शिष्यका अधिकार 
कितना ऊँचा होता है। गुरएके सामने किस प्रकार रहना चाहिए इसके 
लिए शास्त्रोंमें कहा है-- 
प्रणम्पोपविज्येत्पार्वं तथा. गच्छेवनुज्ञया । 
मुखावलोकी सेवेत कुर्पादादिष्टमादरात्‌ ॥ 


शत भक्ति-सवंस्व 


असत्यं न वदेदग्रे न बहु प्रलपेदपि। 
फार्म क्रोध तथा छोभ॑ मान॑ प्रहसन स्तुतिम्‌ ॥ 
चापलानि न जिह्यानि कार्याणि परिदेवनम । 
ऋणदान॑ तथादानं बस्तुनां क्रयविक्रयम ॥ 
न कुर्याद्‌ गुरुणा साद्ध॑ शिथ्यों भूष्णु: कदाचन | 


प्रणाम करके पास बेठे, आज्ञा लेकर वहाँसे जाय, उनकी आज्ञाकी 
प्रतीक्षा करता हुआ ही सेवा करे, आदरभावसे उनकी आज्ञाका पालन 
करे, झूठ न बोले, उनके सामने बहुत न बोले और काम, क्रोध, लोभ, 
मान, हँसी, स्तुति, चपलता, कुटिलता न॑ करे और न रोये-चिल्लाये । 
कल्याणकारी शिष्पको गुरुसे ऋण लेता तथा देना और वस्तुओंका क्रय- 
विक्रय भी नहीं करना चाहिए । 


गुरुके प्रति शिष्प्रके हृदयमें जितनी श्रद्धा, प्रेम ओर उनके महत्त्वका 
ज्ञान रहता है, उन्हींके अनुसार उनसे शिष्पका व्यवहार होता है। 
शास्त्रोंमें गुर-महिमा और शिष्य-लक्षणका इतना विस्तार है और उनका 
इतना अवान्तर भेद है कि यदि संक्षेपस्ते भी उनका उद्धरण दिया जाय तो 
एक बहुत बड़ा ग्रन्थ तैयार हो सक्रता है। संक्षेपमें इतना समझ लेना 
चाहिए कि गुरुके त्रिना उपासनामार्गंके रहस्य नहीं मालूम होते और न 
उसकी अड़चनें दूर होती हैं। जो उपासना करना चाहता है, वह गुरुके 
बिना एक पग भी नहीं बढ़ सकता । गुरुके संतोषमें ही शिष्यकी पुर्णता 
है। जिह्वापर “गुरु शब्दके आते ही वह गदगद हो जाता है। गृरुकी 
स्मरण करनेवाली वस्तुको देखकर वह लोट-पोट होने लगता है, गुरुके 
स्मरणमें ही रामस्त देवताओंका स्मरण अन्तभूंत है। गुरु सबसे श्रेष्ठ है। 
गुरु साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं। गृुरु-पूजा ही भगवत्यूजा हैं। गुरु, मन्त्र और 
इष्टदेवता--ये तीन नहीं, एक हैं ! गुरुके बिना शेष दोकी प्राप्ति असम्भव 
है। शिष्य अधिका रहोन होनेपर भी यदि सदुगुरुक़ी शरणमें पहुँच जाय 
तो वे उसे अधिकारी बना लेते हैं। पारसका स्वभाव ही लोहेको सोना 
बनाना है। इसलिए जिनके हृदयमें भगवत्प्राप्तिकी इच्छा है, जो वास्तवमें 
साधना करना चाहते हैं, उनके लिए श्रोगुरुदेवकी शरणमें जाना सर्वप्रथम 
कतंव्य है । 


सदुगुरु और शिष्य २०१ 


दीक्षा और अनुशासन 


आचार्याद्धघेव विदिता विद्या साथिष्ठं प्रापत्‌ 


श्री गुरुदेवकी कृपा और छिष्यकी श्रद्धा, इच दो पवित्र धाराओंका 
सद्भम ही दीक्षा है। गुर्का आत्मदान और शिष्यका आत्मसमपंण एककी 
कृपा ओर दूसरेकी श्रद्धाके अतिरेकसे ही सम्पन्न होता है। दान और 
क्षेप-यही दीक्षाका अर्थ है। ज्ञान, शक्ति और सिद्धिका दान एवं 
अज्ञान, पाप और दारिद्रथका क्षय--इसीका नाम दीक्षा है। सभी 
साथनोंके लिए यह दीक्षा अनिवार्य है। चाहे जन्मोंकी देर लगे; परन्तु 
जवतक ऐसी दीक्षा नहीं होगी, तबतक सिद्धिका माग्ग रुका ही रहेगा। 
यदि समस्त साधनोंका अधिकार होता, यदि साधनाएँ बहुत नहीं होतीं 
और सिद्धियोंके बहुत-से स्तरन होते तो यह सम्भव था कि बिना 
दीक्षाके ही परमार्थको प्राप्ति हो जाती, परन्तु ऐसा नहीं है। इस मनुष्य 
शरीरमें कोई पशु-योनिसे आया है और कोई देव-योनिसे, कोई पृ्व॑जन्ममें 
साधनासम्पन्न होकर आया है और कोई सीधे नरककुण्डसे; किसीका मन 
सुप्र है और किसीका जागरित; ऐसी स्थितिमें सबके लिए एक मन्त्र, 
एक देवता और एक ध्यान हो हो नहीं सकते। यह सत्य है कि सिद्ध, 
साधक, मन्त्र और देवताओंके रूपमें एक ही भगवान्‌ प्रकट हैं; फिर भी 
किस हृदयमें, किस देवता और मन्त्रके रूपमें उनकी स्फति सहज है-- 
यह जानकर उसी रूपमें उनको स्फुरित करना, यह दीक्षाकी विधि है। 

दोक्षा एक दृष्टिसे गुरकी ओरसे आत्मदान, ज्ञानसब्वार, अथवा 
शक्तिपात है तो दूसरी दृष्टिसे शिष्पमें सुष॒प्त ज्ञान और शक्तियोंका 
उद्बोधन है । दीक्षासे ही शरीरकी समस्त अशुद्धियाँ मिट जाती हैं और 
देहशुद्धि होनेसे देवपूजाका अधिकार मिल जाता है । 'सदुगुरु और 
शिष्य'--शीर्षक निबन्धमें यह बात कही गयी है कि वास्तवमें गुरु एक 
हैं और उन्हींसे चारों ओर शक्तिका विस्तार हो रहा है। यदि परम्पराकी 
दृष्टिसे देखें तो मूल पुरुष परमात्मासे ही ब्रह्मा, रुद्र आदिके ऋमसे ज्ञानकी 
परम्परा चली आयी है ओर एक शिष्यसे दूसरे शिष्यमें संक्रान्त होकर 
वही वर्तमान गुरुमें भी है। इसीका नाम सम्प्रदाय है और गरुके द्वारा 
इसी अविच्छिन्न साम्प्रदायिक ज्ञानकी प्राप्ति होती है । क्योंकि मूलशक्ति 
ही क्रमश: प्रकाशित होती आयी है। उससे ह्ृदयस्थ सुप्त शक्तिके 


२०२ भक्ति-सवंस्व 


जागरणमें बड़ी सहायता मिलती है और यही कारण है कि कभी-कभी 
तो जिनके चित्तमें बड़ी भवित है, वे भी भगवत्कृपाका उतना अनुभव 
नहीं कर पाते जितना कि शिष्यको दीक्षामें होता है । 


दीक्षा बहुत बार नहीं होती; क्योंकि एक बार रास्ता पकड़ लेनेपर 
आगेके स्थान स्वयं ही आते रहते हैं। पहली भूमिका स्वयं ही दूसरी 
भूमिकाके रूपमें पयंवसित होती है। साधनाका अनुष्ठान क्रमशः हृदयको 
शुद्ध करता जाता है और उसीके अनुसार सिद्धियोंका उदय एवं ज्ञानका 
सान्निध्य भी प्राप्त होता जाता है। ज्ञानकी पूर्णता ही साधनकी पूर्णता 
है । शिष्यके अधिकार-भेदसे ही मन्त्र और देवताका भेद होता है । जेसे 
सद्देद्य रोगका निर्णय होनेके पश्चात्‌ ही औषधका प्रयोग करते हैं, 
रोगनिर्णयके बिना औषधका प्रयोग निरथंक है, वेसे ही साधकके लिए 
मन्त्र और देवताके निर्णयमें भी. होता है। यदि रोगका निर्णय ठीक हो, 
ओऔषध और उसका व्यवहार नियमित रूपसे हो, रोगी कुपथ्य न करे तो 
औषघफल प्रत्यक्ष देखा जाता है। इसी प्रकार साधकके लिए उसके 
पूर्वजन्मकी साधनाएँ, उसके संस्कार, उसकी वत॑ंमान वासनाएँ जानकर 
उसके अनुकूल मन्त्र और देवताका निर्णय किया जाय और साधक उन 
नियमोंका पालन करे तो वह बहुत थोड़े परिश्रमसे और बहुत शीघ्र ही 
सिद्धि-लाभ कर सकता है। 
जिस प्रकार ज्योतिष शास्त्रमें वर-वधूके सम्बन्धका निर्णय करनेके 
लिए नाड़ी, मैत्री, भकूट आदिका विचार करना पढ़ता है, वेसे ही मन्त्र 
और देवताके मम्बन्धमें भी विचार किया जाता है। ऋणी-धनी, नक्षत्र, 
राशि, कुलाकुल, सिद्धारि चक्रोंका विचार दूसरे लेखका विषय है । यहाँ 
संक्षेपसे दीक्षाके भेद-प्रभेदपर लिखा जाता है । 
सामान्यतः दीक्षाके तीन भेद माने जाते हैं--शाक्ती, शाम्भवी, ओर 
मान्‍्त्री । मान्त्री दीक्षा ही रुद्रयामल भादि ग्रन्थोंमें आणवीके नामसे 
प्रसिद्ध है। शाकक्‍ती दीक्षाका विवरण करते हुए कहा गया है कि परम 
चेतनरूपा कुण्डलिनी ही शक्ति है । उसको जागरित करके ब्रह्मनाड़ीमें-से 
होकर परम शिवमें मिला देना हो शाक्ती दीक्षा है। इस दीक्षामें 
श्रीगुरुदेव श्षिष्यके अन्तर्देहमें प्रवेश करके कुण्डलिनी शक्तिकों जागरित 
करते हैं और अपनी शक्तिसे ही उसको मिला देते हैं। इसमें शिष्यको 
अपनी ओरसे कोई भी क्रिया नहीं करनी पड़ती । 


दीक्षा और अनुशासन २०३ 


शाम्भवी दीक्षाका विवरण वायवीय संहितामें इस प्रकार मिलता 
है--'श्रीगुरुदेव अपनी प्रसन्नतासे दृष्टि अथवा स्पर्शंके द्वारा एक क्षणमें ही 
स्वरूप-स्थिति कर देते हैं।' रुद्रयामलमें कहा गया है कि भगवान्‌ शम्भुके 
चरण-दयसे सम्भूत दीक्षा ही शाम्भवी दीक्षा है। चरणद्वयका अर्थ है- 
शिव और शक्ति दोनोंके चरण, सहस्नदल कमलकी कर्णिकापर चरद्र- 
मण्डलकी सुधाधारासे आप्लावित उन चारों चरणोंका बिन्तन करना 
चाहिए। तीन गुणोंके द्योतक हैं एवं चौथा निर्वाण तथा परमानन्दस्वरूप 
है। उनके वर्ण शुक्ल, रक्त, मिश्र एवं वर्णातीत हैं। गुरुकी दृष्टिमात्रसे 
शिष्यका सहस्नार प्रफुल्लित हो जाता है और वह समाधिस्थ होकर 
कृतकृत्य हो जाता है। 

मान्त्री दीक्षा अथवा आणवघी दीक्षा मन्त्र, पूजा, आसन, न्यास, 
ध्यान आदिसे सम्पन्न होती है। इसमें गुरुदेव शिष्यको मन्त्रोपरैश करते 
हैं। उपर्युक्त दोनों दीक्षाओंसे तत्काल सिद्धि प्राप्त हो जाती है; परन्तु 
मान्त्री दीक्षासे उसका अनुष्ठान करनेपर क्रमश: सिद्धिलाभ होता है । फल 
सबका एक ही है। सभी साधक शक्तिपातके पात्र नहीं हो सकते । मान्त्री 
दीक्षासे शक्तिपातकी पात्रता प्राप्त होती है और मन्त्रदेवतात्मक शक्तिसे 
सिद्धि भी प्राप्त होती है । 

कहीं-कहीं आणवीदीक्षाके दस भेद मिलते हैं, यथा स्मार्ती, 


मानसी, यौगी, चाक्षुब्ी, स्पाशिकी, वाचिकी, मान्त्रिकी, हौत्री, शास्त्री, 
और अभिषेचिका । 


स्मार्तीदीक्षा, जब गुरु और शिष्य दोनों भिन्न-भिन्न देशमें स्थित हों, 
तब होती है। गुर शिष्यका स्मरण करता है और उसके त्रिविध पापों का 
विश्लेषण करके उन्हें भस्म कर देता है और उन्हें पुनः दिव्य पुषषकी 
सृष्टि करके भूतजुद्धिमें वणित लययोगके क्रमसे उसे परम शिवमें स्थित 
कर देता है। मानसीदीक्षाका प्रकार भी स्मार्तीदीक्षाके समान ही है। 
अन्तर केवल इतना है कि स्मार्तीदीक्षामें शिष्य और गुरु पास-पास नहीं 
रहते और म।नसीदीक्षामें दोनोंकी उपस्थिति रहती है। यौगीदीक्षा उसे 
कहते हैं, जिसमें योगी गुरु योगोक्त पद्धतिसे शिष्पके शरीरमें प्रवेश करके 
उसकी आत्माको अपने शरीरमें लाकर एक कर देता है। चारक्षुषीदीक्षामें 
श्रीगुरुदेव मैं स्वयं परम शिव हूँ' ऐसा निव्चय करके करुणाद् दुष्ट्िसे 
शिष्यकी ओर देखते हैं। इतनेसे ही शिष्यके सारे. दोष नष्ट हो जात्ते हैं 
और वह दिव्यत्वको प्राप्त हो जाता है। स्पाशिकीदीक्षाका विधान यह 


२०४ भक्ति-स्व॑स्व 


है कि गुरु पहले अपने दाहिने हाथपर सुगन्धद्रव्य द्वारा मण्डलका निर्माण 
करे, तत्पशचात्‌ वह्‌ उसपर विधिपूृवंक भगव।न्‌ शिवकी पूजा करे। इस 
प्रकार वह 'शिवहस्त' हो जाता है। 'में स्वयं परम शिव हूँ' यह निश्चय 
करके श्रीगुरुदेव असन्दिग्ध चित्तसे शिष्यके सिरका स्पश करते हैं। उस 
'शिवहस्त'के स्पशंमात्रसे शिष्यका शिवत्व अभिव्यक्त हो जाता है। 
वाचिकीचीक्षामें गुरुदेव अपने गुरुका चिन्तन करते हैं। अपने मुखको 
उनका मुख समझकर शिष्यके शरीरमें न्‍्यासादि करके विधि-विधानके 
साथ मन्त्रदान करते हैं। मान्त्रिकीदीक्षामें गुरुदेव स्वयं अत्तर्न्यास, 
बहिर्न्यास आदि करके मन्‍्त्र-शरीर ह। जाते हैं और अपने शरीरमें-से 
शिष्यके शरीरमें मन्त्रका संक्रमण चिन्तन करते हैं। होत्रीदीक्षा्में पहले 
कुण्डमें या वेदीपर अग्निस्थापन है । वहाँ षडध्वाका संशोधन करके हाथसे 
ही दीक्षा सम्पन्न होती है। षडध्वाका संशोधन दूसरे लेखका विषय है । 
शास्त्रोदोक्षा सामग्रीसे सम्पन्न नहीं होती। भगवपृत्जाके प्रेमी, भक्त, 
सेवापरायण शिष्यको उसकी योग्यताके अनुसार शास्त्रीय पदोंके द्वारा 
दीक्षा दी जाती है। अभिषेचिकादीक्षाका प्रकार यह है कि पहले गुरुदेव 
एक घटमें शिव और शक्तिकी पूजा करते हैं, फिर उसके जलसे शिष्यका 
अभिषेक करते हैं। यही अभिषेचिकादीक्षा हैं। ये सब शक्तिपातके 
प्रकारभेद हैं । 
शारदापटलमें दीक्षाके चार भेदोंका विस्तारसे वर्णन है। वे चार 
भेद हैं--क्रियावती, वर्णमयी, कलावती और वेधमयो । क्रियावतीदीक्षामें 
करमकाण्डका पूरा उपयोग होता है। स्नान, सन्ध्या, प्राणायाम, भूतशुरद्धि, 
न्यास, ध्यान, पूजा, शद्भूस्थापन आदिसे लेकर शास्त्रोक्त पद्धतिसे हवन- 
पर्य॑ैन्त कर्म किये जाते हैं। षडध्वाके शोधनक्रमसे पृथक-पृथक आहुति 
देकर शिवमें विलीन करके पुनः सृष्टिक्रमसे शिष्यका चेतन्ययोग सम्पादित 
होता है। गुरु शिष्यसे अपनी एकताका अनुभव करता हुआ भआत्मविद्याका 
दान करता है। गुरु-मन्त्र श्राप्त करके शिष्य धन्य-धन्य हो जाता है। 
वर्णमयी दीक्षा न्‍्यासरूपा है। अकारादि वर्ण प्रकृति-पुरुषात्मक हैं । 
शरीर भी प्रकृति-पुरुषात्मक होनेके कारण वर्णात्मक ही है। इसलिए 
पहले समस्त शरीरमें वर्णोका सविधि न्यास किया जाता है। श्रीगुरुदेव 
अपनी आज्ञा और इच्छा-शक्तिसे उन वर्णोको प्रतिलोमविधिसे अर्थात्‌ 
संहार-क्रमसे विलीन कर दे हैं। यह क्रिया सम्पन्न होते ही शिष्यका 


दीक्षा और अनुशासन २०५ 


शरीर दिव्य हो जाता है ओर गुरुके ह्वारा वह परमात्मामें मिला दिया 
है। ऐसी स्थिति होनेके पदचात्‌ श्रीगुरुदेव पुनः शिष्यकों पृथक्‌ करके 
दिव्य शरीरकी सुष्टिक्रसे रचना करते हैं। शिष्यमें परमानन्दस्वरूप 
दिव्य भावका विकास होता है ओर वह छत कृत्य हो जाता है। 

'कलावती दीक्षाकी विधि निम्नलिखित है। मनुष्यके शरीरमें पाँच 
प्रकारकी शक्तियाँ प्रतिष्ठित हैं। पेरके तलवेसे जानुपर्य॑न्त निवुत्तिशक्ति 
है, जानुसे नाभिपयंन्त प्रतिष्ठा-शक्ति है, नाभिसे कण्ठपर्य॑न्त विद्या-शक्ति 
है, कण्ठसे ललाटपय॑नन्‍्त शान्ति-शक्ति है, ललाटसे शिखापय्य॑नन्‍्त शान्त्यतीत 
कला-शक्ति है। संहार क्रमसे पहलीका दूसरीमें, दूसरीका तीसरीमें और 
अन्ततः कलाको शिवसे संयुक्त करके शिष्य शिवरूप कर दिया जाता है। 
पुनः सृष्टि-क्रममें इसका विस्तार किया जाता है और शिष्य दिव्य भावको 
प्राप्त होता है । 

विधमयी दीक्षा घट्चक्र-वेधन ही है। जब गुरु कृपा करके अपनी शक्तिसे 
शिष्यका फ्ट्चक्रवेध कर देते हैं, तब इसीको वेधमयी दीक्षा कहते हैं । गुरु 
पहले शिष्यके छः चक्रोंका चिन्तन करते हैं और उन्हें क्रमश: कुण्डलिनी 
शक्तिमें विलीन करते हैं। छः चक्रोंका विलयन बिन्दुमें करके तथा बिन्दु- 
को कलामें, कलाको नादमें, नादको नादान्तमें, नादान्तको उन्मनीमें, 
उन्मनीको विष्णुमुखमें और तत्पश्चात्‌ गुरुमुखमें मिला देते हैं । गुरुकी इस 
कृपासे शिष्यका पाश छिन्त-भिन्‍न हो जाता है। उसे दिव्य बोधकी प्राप्ति 
होती है ओर वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार यह वेधमयी 
दीक्षा सम्पन्न होती है। 

इसके अतिरिक्त एक पशद्चायतनी दीक्षा भी होती है। इसमें शक्ति; 
विष्णु, शिव, सूर्य और गणेश इन पाँचोंकी पूजा होती है। पाँचोंके पृथक्‌- 
पृथक यन्त्र बनते हैं। जिसकी प्रधानता रखनी होती है, उसको मध्यमें 
स्थापित करते हैं; शेष देवताओंको चार कोनोंपर । जैसे शक्तिको बीचमें 
स्थापित करें तो ईशानमें विष्णु, अग्निमें शिव, नेक्त्यमें गणेश और 
वायुकोणमें सूयंकी पूजा की जाती है। यदि मध्यमें शद्भूर हों तो ईशानमें 
विष्णु, अग्निमें सूय॑, नेऋत्यमें गणेश और वायुकोणमें शक्तिकी पूजा को 
जाती है । यदि मध्यमें स॒ये हो तो ईशानमें शिव, अग्निमें गणेश, नेऋ्य- 
में विष्णु और वायुकोणमें शक्तिकी पूजा की जाती है। यदि मध्यमें 
गणेश हो तो ईशानमें विष्णु, अग्निमें शिव, नेऋत्यमें सूयं और वायुकोणमें 
शक्तिकी पूजा की जाती है। गणेश-विमशिनीमें कहा गया है कि क्रम- 


२०६ भवक्‍्ति-सवंस्व 


भंग करनेपर सिद्धि नहीं मिलती। गौतमीय तन्‍त्र और रामाच॑नचन्द्रिकाके 
अनुसार इनमें उलट-फेर भी किया जा सकता है। सविधि पूजा करके 
पुष्पाज्ललि दी जाती है। इस पश्चायतन-पुजाकी विधि और मन्त्र गुरुसे 
प्राप्त होते हैं। तारा, छिन्‍्नमस्ता आदि कुछ देंबताओंकी पश्चायतनी दीक्षा 
नहीं होती । 
शास्त्रोंमें, विशेष करके तन्त्रग्नन्थोंमें ऋ्रम-दीक्षाका भी वर्णन आया 
है। इसकी बड़ी महिमा है। इसमें शुद्धि तथा सिद्धारि चिन्तन आदिकी 
कोई आवश्यकता नहों होती, यह केवल गुरु-क्ृपा-साध्य है। दिन, महीना 
अथवा व्षके ऋपमसे दीक्षा और अभिषेक होते हैं । क्रमशः साधकका अधि- 
कार बढ़ता जाता है। और वह एक दीक्षासे दूसरी दीक्षाके स्तरमें 
पहुँच जाता है। इस दीक्षाकी पद्धति साधारण लोगोंके लिए उपयोगी 
नहीं है। इसलिए गुरु और शास्त्रके द्वारा ही इसका अधिगम प्राप्त करना 
चाहिए। इसी प्रकार आम्नाय-भेदसे भी दीक्षाका भेद होता है। वैदिक- 
दीक्षा, तान्त्रिकदीक्षा, मिश्रदीक्षा, भावदीक्षा,स्वप्नदीक्षा, महादीक्षा, आदि 
अनेक प्रकारकी दीक्षाएँ हैं, जो भगवत्कृपाके फलस्वरूप अधिकारी साधकों 


को प्राप्त होतो हैं । बिना दीक्षा लिये कोई दीक्षाक्रा महत्त्व जान नहीं 
सकता। 


यह सत्य है कि वतंमान समयमें दीक्षा एक प्रथामात्र रह गयी है। 
न शिष्यमें साधनाकी ओर प्रवृत्ति है और न गुरुमें साधनाकी शक्ति। 
फिर साधारण दीक्षाका उज्ज्वल रहस्य लोगोंकी विषयोन्मुख बुद्धिमें 
किस प्रकार आ सकता है। परन्तु इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि 
अब कोई योग्य सदगुरु है ही नहीं। जो अधिकारी पुरुष उनकी खोज 
करता है, उसे वे मिलते हैं और वेसी ही दीक्षा सम्पन्न होती है जैसी कि 
प्राचीन समयमें होतो थी। हाँ, जो लोग इतना परिश्रम नहीं करना 
चाहते उनके लिए साधनाकी अपेक्षा भजनकी प्रणाली अधिक सुगम है। 
वे आत्तं भावसे भगवान्‌की प्राथंना करते रहें, श्रद्धा और प्रेमसे उनका 
नाम लेते रहें । जिस सन्तके प्रति उनका विश्वास हो उसका सड्भु और 
आज्ञापालन करते रहें। एक-न-एक दिन उनका मार्ग भी तय हो ही 
जायगा । यदि आवश्यकता होगी, उनका अधिकार होगा तो एक-न-एक 
दिन उन्हें सद॒गुरु और दीक्षाकी प्राप्ति होगी । 

दीक्षाके पदचातु गुरु शिष्यके प्रति भर्थादाओंका उपदेश करते हैं। 
शास्त्रोंमें उसे 'समय' कहा गया है । 'श्रोहरिभक्ति-विलास' नामक ग्रन्थमें 


दीक्षा और अनुशासन २०७ 


विष्णुयामलके चार सौ नियमोंका उल्लेख है जिनके पालनसे ही दीक्षाका 
पूर्ण फल मिलता है, उन सबका उल्लेख यहाँ सम्भव नहीं हैं। यहाँ 
श्रीनारदपाश्चरात्रके कुछ इलोक उद्धुत किये जाते हैं-- 


स्वमन्त्रो नोपवेष्टव्यों वक्तव्यय्च न संसदि। 
गोपनीयं तथा शास्त्र रक्षणोयं शरोरवत्‌॥ 


वेष्णवानां परा भक्तिराचार्याणां विशेषतः। 
पूजनं॑ व यथाशक्ति तानापन्नांइच रक्षयेत्‌ ॥ 
प्राप्मायतना द्विष्णो: शिरसा प्रणतों बहेत्‌ । 
निक्षिपेबभ्भसि ततो न पतेदवनों यथा॥ 
सोमसुर्यान्तरस्थं व गदाश्वत्थाग्निमध्यगन्‌ । 
भावयेददेवत॑ विष्णु गुरुविप्रश रो रगम्‌ ॥ 
प्रदक्षिणे प्रयाणे च॒ प्रदाने च विशेषत:। 
प्रभाते च॒ प्रवासे च स्वमन्त्रं बहुद्ाः स्मरेत्‌ ॥ 


स्वप्ने वाक्षिसमक्षं वा आइचयंमतिहषंंदम्‌ । 
अकस्माद्‌ यदि जायेत न रुपातव्यं गरोविना ॥ 


अपने मन्त्रका किसीको उपदेश नहीं करना, सभामें नहीं कहना, 
पूजाविधिको गुप्त रखना और इस विषयके शांस्त्रकी शरीरकी भाँति 
रक्षा करना, वैष्णवों और आचार्योसे विशुद्ध प्रेम रखना और उनकी पूजा 
करना, भगवान्‌के मन्दिरसे पुष्पमाल्यादि प्राप्त हो जाय तो उसे सिरपर 
धारण करना और जमीनपर न गिराकर पानीमें डाल देना, सूर्य॑, 
चन्द्रमा, गौ, पीपल, अग्नि, ब्राह्मण और गुरुजनोंमें अपने इशष्टदेव 
भगवान्‌का दर्शन करना, प्रदक्षिणा, यात्रा एवं विदेशमें प्रातः:काल और 
दानके समय विशेष रूपसे बार-बार भगवान्‌का स्मरण करना, स्वप्नमें 


अथवा आँखोंके सामने यूदि कोई आश्चर्यजनक और आनन्दायक दृश्य 
आ जाय तो गुरुके अतिरिक्त और किसीसे नहों कहना । 


इस प्रकार साधक-जीवनके लिए उपयोगी बहुत-सी बातें गुरु बताते 
हैं। शिष्य उन्हें धारण करता है और वेसे ही अपना जीवन बनाता है। 
उपासनाकाण्ड साधनसापेक्ष है। इसमें इष्टदेवके स्वरूप और साधन- 
पद्धतिके ज्ञानमात्रसे ही कल्याण नहीं होता । उनका ज्ञान प्राप्त करके 
अनुष्ठान करना पड़ता है। जो शिष्य सद्गुरुसे सम्प्रदायानुगत दीक्षा 
प्राप्त करके उसका अनुष्ठान करता है उसको अवश्य ही सिद्धिलाभ 
हाता है। उसकी परम्परामें कभी कोई भज्ञानी नहीं होता । 
“नास्याश्रह्मवित्‌ कुले भवति।' ० 


२०८ भक्ति-सवंस्व 


साधकोंके कुछ दैनिक कुत्य 


मनुष्य विचारप्रधान प्राणी है। यह प्रशुत्वसे ऊपर उठकर दिव्यत्वकी 
ओर जा रहा है। पशुकी अपेक्षा मनुष्यकी यही विशेषता है कि पद्म तो 
अपनी आँखोंके सामने कोई मोहकरूप देखकर उसे पानेके लिए दौड़ 
पड़ता है और उसके प्रलोभनमें फैसकर पीछे होनेवाली ताड़नापर दृष्टि 
नहीं रखता, उसे तो केवल वतंमान सुख चाहिए। परन्तु मनुष्य किसी 
आकर्षक वस्तुको देखकर उसे जानता है, विचार करता है और फिर 
यदि वह वस्तु अपने जीवनकी प्रगतिमें सहायक हुई तो उसे जहाँतक वह 
अपनी उचन्नतिर्में बाधक न हो, स्वीकार करता है और उसका उपयोग 
करता है। मनुष्यकी दृष्टि क्षणक उपभोग सुखपर, जो कि अत्यन्त तुच्छ 
और क्षुद्र है, कभी मुग्ध नहीं होती । यदि मुग्ध होती है तो अभी उसका 
पशुत्व निवृत्त नहीं हुआ है, जो कि अबसे बहुत पहले हो जाना चाहिए 
था। परन्तु पूर्व संस्कारों और वर्तमान जन्मके अभ्यास और सद्भ से जब 
मनुध्यकी दृष्टि तमसाच्छन्न रहती है तब उसका पशुत्व अपना काम 
करता रहता है और वह बुद्धिका प्रयोग न करके केवल मनको प्रिय 
लगनेवाले विषयोंके पीछे ही भटकता रहता है। यह पशुत्व है, जिसको 
नष्ट करके मनुष्यत्वकोी जागरित करना पड़ेगा । यह मनुष्यत्वका जागरण 
सहसा भी सम्पन्न हो सकता है और क्रमविकाससे भी सम्भव है । जिनका 
मनुष्यत्व जागरित है, उनके मनुष्यत्वकी रक्षा और दिव्यत्वकी जागृतिके 
लिए तथा जिनका सुषुप्त है, उनके पशुल्व+ निवृत्ति और मनुष्यत्वके 
जागरणके लिए एक ऐसे निर्दिष्ट पथकी आवश्यकता है जो केवल मनको 
प्रिय लगनेवाले विषयोंकी परिधिमें ही सीमित न हो प्रत्युत ज्ञानके विश्व- 
व्यापी आलोकसे देदीप्यमान हो और जिसमें पद-पदपर दिव्यभावकी 
झाँकी एवं उसकी ओर अग्रसर होनेके प्रत्यक्ष निदर्शन प्राप्त होते हों । 
यही पथ सदाचारका पथ है, जो पाशविक प्रवृत्तियों और उच्छद्भुल 
वृत्तियोंको चूर-चूर करके एक ऐसी मर्यादामें स्थापित कर देता है, जो 
शान्ति और आनन्दका उदय है तथा जिसके मूलमें दिव्यताकी पूर्ण 
प्रतिष्ठा है। सदाचारका राजपथ इतना सुस्पष्ट ओर प्रशस्त है कि उसका 
विज्ञान अथवा रहस्य समझानेकी आवश्यकता नहीं होती । उसकी रूप- 
रेखापर एकबार दृष्टि डालते हो उसकी उत्तमता अवगत हो जाती है 


साधकोंके कुछ देनिक कृत्य २०९ 
५-५ 


और जो अपने जीवनको एक निर्दिष्ट लक्ष्यपर ले जाना चाहते हैं, वे तो 
अवश्य ही उसका आश्रय कर लेते हैं । 


हिन्दूजातिकी प्राचीन संस्कृत और सभ्यता इस बातकी साक्षी है 
कि उसकी नियमनिष्ठाने उच्च-से-उच्च आध्यात्मिक तत्त्वोंके आविष्कार 
उसकी उपपत्ति और उसके सम्बन्धको धारणाओंको क्रियात्मक रूप देनेमें 
सफलता प्राप्त की है और वह न केवल आध्यात्मिक योग्यतामें ही प्रत्युत 
शारीरिक और जागतिक प्रवृत्तियोंमें भी उन जातियोंसे बहुत ही आगे 
रहो है, जो आजकल उनन्‍नतिके शिखरपर प्रतिष्ठित मानी जाती हैं। 
आजकी परिस्थिति ऐसी है कि अधिकांश लोग यह भी नहीं जानते कि 
उस आचार-व्यवहारका क्या स्वरूप था, जिसके द्वारा प्राचीन कालमें 
समुद्र गम्भीर बुद्धि और हिमाचलके समान अविचल एकाग्रतासे सम्पन्न 
होकर लोग असम्भवको भी सम्भव करनेमें समर्थ हो सके थे। वास्तवमें 
उन आचरणोंमं ऐसी ही क्षमता है। उनको कोई अपने जीवनमें लाकर 
देखे तो सही, सारी सम्स्याएँ स्वयं हल हो जायँगी। वे आचरण कृत्रिम 
नहों, सहज हैं। उनके पालनमें कष्ट नहीं, सुख है ! वे किसीकी स्थितिके 
विरोधी नहीं, उन्नायक हैं । संक्षेपत: उन्हींका दिग्दशंन करानेकी चेष्टा 
की जाती है । 


निद्रा-त्याग 

रात्रिका चौथा भाग बड़ा ही पवित्र है। उस समय प्रकृति शीतल 
रहती है एवं चारों ओर शान्तिका साम्राज्य रहता है। बाहरी विक्षेप 
कम एवं आन्तरिक अनुकूलता अधिक होनेके कारण मन सहज ही अन्त- 
देशमें प्रवेश करता है। किसी भी विषयपर गम्भीरतासे विचार करनेका 
वह सर्वोत्तम समय है। मनुष्य-जीवनका लक्ष्य भगवत्प्राप्ति है, इसलिए 
शास्त्रकारोंने आदेश किया है कि भनुष्यको इस शान्त समयसे लाभ 
उठाना चाहिए। धर्माथंचिन्तन और स्वास्थ्यलाभकी दृष्टिसे भी उस 
समय जागरण ही श्रेयस्कर है। बहुत ही प्राचीन कालसे यह समय 
ब्राह्ममुहुतंके नामसे प्रसिद्ध है। इस समयमें जागकर दिनभरके लिए 
उपयुक्त शक्ति और शान्तिका संग्रह कर लेना चाहिए। जो इस पवित्र 
समयको निद्रा, प्रमाद अथवा आलस्यवश यों ही गवाँ देता है, वह अपने 
लाभकी एक उत्तम सामग्री खो बेठता है। साधकोंके लिए यह बतलाया 
गया है कि वे रात्रिका चौथा भाग प्रारम्भ होते ही उठ बेठें और हाथ- 


२१० भक्ति-सर्व॑ स्व 


पैर धोकर शयनवस्त्रका परित्याग कर दें एवं आचमन करके अलूग 
आसनपर बैठकर श्रीगुरुदेवका ध्यान करें। गुरुदेव स्वयं शिवस्वरूप हैं 
और अपनी शक्तिके साथ मस्तकस्थित सहस्नदल कमलमें विराजमान हैं । 
उनके नेत्रोंसे अनुग्रहकी वर्षा हो रही है, एवं उनके चरणकमलोंकी 
नखछटासे एक ऐसी अमृतमयी ज्योति निकल रही है, जो मेरे सम्पूर्ण 
अन्तकरण, प्राण और शरीरमें एक महान्‌ शक्तिका सज्जार कर रही 
है। इस प्रकार श्रीगुरुदेवका चिन्तन करके इष्टदेवका ध्यान करनेके 
लिए उनसे अनुमति ले और अपनी साधनाक अनुसार कुण्डलिनी शक्ति 
अथवा इष्ट मूतिका ध्यान करे। ब्राह्ममुहतंके ध्यानमें निद्रा और 
आलस्यके लिए अवसर नहीं होता । मन शीघ्र ही अन्तर्मुख हो जाता है, 
अवश्य ही थोड़ी-सी लगन और प्रेमकी आवश्यकता है। ध्यान करते 
समय समस्त शारीरिक और व्यावहारिक चिन्ताओंसे मुक्त हो जाना 
चाहिए। भीतर-ही-भीतर मनको अपने हाथमें उठा लेना चाहिए और 
जबतक वह स्थिरभाव न ग्रहण करे तबतक बार-बार ले जाकर उसे 
इष्टदेवके चरणोंमें चढ़ाते रहना चाहिए। इस क्रियामें आनन्दका इतना 
अधिक अनुभव करना चाहिए कि मन स्वयं उसमें रस लेने लगे और 
इस स्थितिसे नीचे न उतरना चाहे । 


सूर्योदय होनेमें कुछ विलम्ब हो तभी यह निश्चय करके उठना चाहिए 
कि आज मेरे जीवनकी सम्पूर्ण क्रिया, यहाँतक कि छोटे-मोटे व्यवहार 
भी भगवान्‌का स्मरण करते हुए भगवानके लिए होंगे। मेरी किसी भी 
क्रियांसे किसी भी प्राणीको कष्ट नहीं पहुँचेगा और किसी भी परिस्थितिमें 
मेरे चित्तमें उद्देग) अशान्ति, क्रोध, हिसा, द्वेष, विषाद, चिन्ता और 
दुःखका प्रवेश नहीं होगा । पिछले दिनोंकी अपेक्षा आज में अधिक शान्त, 
सव॑था पवित्र रहूँगा और अत्यन्त तीन गतिसे अपने लक्ष्यकी ओर बढ़ूँगा। 
आपका दिन मेरे लिए बड़ा ही मद्भुलमय है / इस सत्सद्भूल्पके साथ ही 
शौच, स्नानादि आवश्यक क्षत्योंके लिए यात्रा करनी चाहिए। 


प्रात:काल भगवानुके स्तोत्र, उनके जागरणके मझ्भलगीत, उनके 
पावन नामोंका मधुर कीत॑न, हृदयस्पर्शों प्राथंना और युधिष्ठिर, जनक, 
नल आदि महापुरुषोंका स्मरण, उनके नामोंका उच्चारण आदि--जैसां 
कि प्राचोन परिपाटीका पालन करनेवाले हिन्दू घरानोंमें आजकल भी 


साधकोंके कुछ देनिक कृत्य २११ 


देखा जाता है-करना चाहिए। जिसका प्रभात मद्भलमय है, उसका 
सारा दिन मद्भलमय है। 
स्‍्तान-विधि 


मनुष्य-जीवनमें भोजनसे भी ऊँचा स्थान है स्तानका । यों तो भोजन 
भी साधनाका एक अड्ज ही है--यदि साधनके रूपमें उसका अनुष्ठान हो; 
परन्तु भोजनमें तो कभी-कभी व्यवधान भी डालना पड़ता है, लेकिन 
स्वस्थ पुरुषके लिए ऐसा एक दिन भी नहीं है जिसमें स्नान करनेका 
निषेध हो । स्तानके लिए सर्वोत्तम स्थान समुद्र और गज्ा, नमंदा, 
गोदावरी आदि महानदियाँ हैं। उनके अभावम्रें छोटी-छोटी नदियाँ, 
प्राकृतिक सोते, स्वच्छ जलके ताल, सरोवर, बावली और कृएँ हैं। जिस 
जलकी पत्रित्रता सन्दिग्ध हो, जो स्वास्थ्यके लिए हानिकर चित्तके लिए 
ग्लानिकर एवं अस्वच्छ हो उसमें स्तान नह करना चाहिए। जलके 
समीप शुद्ध भूमिपर अपने वस्त्र आदि स्थापित करके जलाधिषछात्री देवताको 
नमस्कार करके स्नानकी अनुमति माँगे और फिर अपने ऊपर जल 
छिड़ककर सद्धूल्प करे--& अद्येत्यादि अमुकगोत्र: अमुकनामाहं भगवत्‌- 
प्रोयते अमुककार्या्थें स्तानं करिष्ये ।” इसके पदचात्‌ अपनी शाखोक्त 
पद्धतिसे वेदिक स्तान करके फिर इष्ट-मन्त्रसे अद्भुन्यास और प्राणायाम 
करे | 
3> गड्भे च यमुने चेष गोदावरि सरस्वति। 
नमंदे सिन्धु कावेरि जले$स्मिन्‌ सन्निधि कुरु ॥ 


इस मन्त्रसे अंकुश-मुद्रा करते हुए ऐसी भावना करे कि सूर्यमण्डलसे 
साक्षात्‌ इस तीर्थंका अधिष्ठात्री देवता उतर रही है। 'वं' इस अमृत- 
बीजका उच्चारण करके धेनुमुद्रा करते हुए ऐसी भावना की जाय कि 
यह जल अमृतस्वरूप हो गया है। 'हुं' इस मन्त्रसे कवच-मुद्राके द्वारा 
अवगुण्ठन करके, 'फट्‌' इस मन्‍्त्रसे संरक्षण करके और ग्यारह बार इष्ट- 
मन्त्रका जप करके अभिमन्त्रित करे | सूयंको बारह अज्ञलि जल देकर 
यह भावना करे कि मेरे इष्टदेवके चरण-कमलोंसे ही यहु जल निकला 
हुआ है, इसलिए परम पावन है। तत्पश्चात्‌ उसमें तीन डुबकी लगावे 
और अपने इष्ट-देवका स्मरण करता हुआ मन्त्रका जाप करे। कलश- 
मुद्रासे अपने सिरपर तीन बार अभिषेक्र करे और तत्परचात्‌ वैदिक सन्ध्या 


२१२ भक्ति-सव॑स्व 


ओर तपंण आदि करे। सुर्याध्यं, अधमंषंण और तपंण आदि क्रियाएँ 
तान्त्रिक विधिसे भी की जा सकती हैं। देवतपंण, ऋषितर्प॑ण एवं पितृतपंग 
करके गुरु, परमगुरु, प्रात्पर गुरु और परमेष्ठिगुरुका भी तर्पण करना 
चाहिए। 
इसके अतिरिक्‍त चाहे गंगामें स्नान करते हों या अन्यत्र, श्रीगंगाजी- 
का ध्यात और मन्‍्त्र-जप कर लेना चाहिए। साधारणतः एक तीर्थमें 
दूसरे तीथंका ध्यान करना तीर्थापराध है, परन्तु गंगाका स्मरण अपवाद- 
स्वरूप है। गंगाका ध्यान इस प्रकार करना चाहिए--वे शुद्ध स्फटिकक 
समान रवेतवर्ण हैं। श्वेत वस्त्र, श्वेत आभूषण, इवेत पुष्पमाला और 
श्वेत ही मुक्तामाला धारण किये हुए. हैं। उनकी अवस्था सवंदा सोलह 
वर्षो रहती है और ब्रह्मादि देवता, बड़े-बड़े ऋषि-म्षि उनकी सेवामें 
संलग्न रहते हैं ।” इस प्रकारका ध्यान करके उनके मन्त्रका जप करना 
चाहिए। उनका मन्त्र है--४ हीं गंगाये * हीं स्वाहा'। उपर्युक्त 
ध्यान करके इस मन्त्रका जप करते हुए चाहे जहाँ भी स्नान किया जाय, 
गंगास्तानका फल प्राप्त होता है । 
स्तान सात प्रकारके होते हैं। उनके नाम ये हैं-मान्त्र, भौम, 
आग्नेय, वायव्य, दिव्य, वारुण और मानस । आपो हिष्ठा०' इत्यादि 
मन्त्रोंसे जो माजंन होता है, उसको मान्त्र स्तान कहते हैं। शरीरमें 
मिट्टी लगाकर उसके प्रक्षालनकों भौम स्नान कहते हैं। भस्म-स्नानको 
आग्नेय स्नान कहते हैं। गौओंके चरणोंकी धूलि वायुके द्वारा उड़कर 
आतो है और सारे पापोंको धोकर शरीरको पवित्र कर देती है। यह 
गोरज-स्नान जब इच्छापूवंक किया जाता है, तब इसके निमित्त-कारण 
वायुके नामसे इसको वायव्य स्नान कहते हैं। धूपमें होती हुई वर्बामें 
जो स्नान होता है, वह दिव्य स्तान है। जलमें डुबकी लगाना वारुण 
स्नान है और भगवान्‌का चिन्तन मानस स्तान है। मानस स्तान अपने 
इष्टदेवके अनुसार होता है। यहाँ उसके कुछ प्रकार विशेष लिखे जाते हैं। 
वेष्णवका आभ्यन्तर स्तान इस प्रकार होता है--साधकको ऐसा 
चिन्तन करना चाहिए कि ऊपर मेरे सामने आकाशमें द्वादशदल कमल- 
पर, जिसके प्रत्येक दलपर द्वादशाक्षर मन्त्रक्ा एक-एक अक्षर अद्धित 
है, शद्भ-चक्रगदाधारी चतुर्भुज भगवान्‌ बिष्णु विराजमान हैं। वे वन 
माला पहने हुए हैं। उनके नेत्रकमलोंसे अशीर्वाद और प्रेमकी वर्षा हो 


सघरकोंके कुछ देनिक कृत्य २१३ 


रही है। उनके मुखकमलसे कोटि-कोटि सूर्योके समान प्रक्राशकी किरणें 
चारों ओर फेल रहो हैं। उनके चरणकमलोंसे अमृतकी एक धारा 
निकलकर मेरे सिरपर गिर रही है और मेरे ब्रह्मरन्श्रके द्वारा शरीरमें 
प्रवेश करके समस्त वासनाओं, संस्कारोंको धो रही है। मेरा शरीर, 
अन्तःकरण और स्वयं मैं स्फटिक मणिके समान स्वच्छ एवं निमंल हो 
रहा हूँ ।! ऐसी भावनासे जो आभ्यन्तर स्नान किया जाता है--शास्त्रोंमें 
कहा है कि वह मान्त्र स्नानसे भी हजारगुता उत्तम है। 


शाक्तोंके आभ्यन्तर स्तानमें ऐसा चिन्तन होता है कि ज्ञानानन्द- 
स्वरूपिणी महामाया अपने बीजाक्षर “ह्रीं के रूपमें प्रकट हो रही 8 | तीन 
ह्ीं'मेंसे सतू, चित्‌ु और आनन्दकी तीन धाराएँ प्रवाहित होकर मुझे 
सम्पूर्ण रूपसे आप्लावित कर रही हैं। ये धाराएँ अविच्छिन्न आनन्द, 
अनन्त ज्ञान और अखण्ड स्वातन्त्रवका वितरण करती हैं। इनका अनुभव 
केवल भावुक साधक ही कर सकता है। जो इस प्रकार आभ्यन्तर स्नान 
करता है, वह कृतक्ृत्य हो जाता है| 

दोवोंका आभ्यन्तर स्नान इस प्राणीलीसे होता है--“अपने इृष्ट-मन्त्रसे 
प्राणायाम करके मूलाधारसे लेकर आज्ञाचक्रपय॑न्त शक्तिका उत्थान और 
गमन सम्पन्न करके सहस्नार स्थित परमशिवके साथ उसका सद्भम करावे। 
उन दोनोंके सम्मिलनसे प्रकट अमृतकी धारामें मैं स्तान कर रहा हूँ, ऐसी 
भावना करे ।' यह शेवाभ्यन्तर स्नान सद्योमुक्तिस्वरूप है। इसी प्रकार 
अन्य देवताओंका भी आभ्यन्तर स्नान होता है । 


जैसे पृथिवीतलमें और स्थूल ब्रह्माण्डमें गंगा, मन्दाकिनी, भोगवती 
आदि अनेक नदियाँ और मानस-सरोवर आदि अनेक तीथ॑, स्तानके लिए 
विशेष महत्त्वके माने गये हैं वेसे ही पिण्ड-ब्रह्माण्डके लिए अत्यन्त सूक्ष्म 
भावराज्य अथवा मनोमय जगतुमें भी स्तानके अनेक तीथ॑ माने गये हैं । 
यह भी कहा गया है कि जो अन्तजंगत्‌में तीर्थोमें स्नान करते हैं, उन्हें 
बाह्य तीर्थोमें स्‍्नानकी विशेष अपेक्षा नहों रहती | जगत॒के सुख-दुःख और 
बन्ध-मुक्तिका कारण मन ही है। जिसका मन तीथंसेवी हो गया, वह 
समस्त गोरखधन्धोंसे छुटकारा पा गया। उदाहरणके लिए मनुष्यके 
हृदयमें पुष्कर तीथं है; शिरोभागमें बिन्दु तीथ॑ है; सुषुम्णामें शिव तीर्थ 
है; इडा पिंगला और सुषुम्णाका जहाँ समागम होता है वहाँ त्रिवेणी 


२१७ भक्ति-सवंस्व 


तीर्थराज है; भोहोंके बीचमें वाराणसी है। इसी प्रकार छहों चक्रोंमें विशेष- 
विशेष तीर्थ हैं। उनमें जो स्नान करता है, वह स्नानमात्रसे ही समस्त 
पापोंसे मुक्त एवं भगवत्प्राप्तिका अधिकारी हो जाता है स्नानकी उपयुक्त 
विधि शरीर, प्राण, मन, सभीकी दृष्टिसे कितनी लाभप्रद है--यह कहनेकी 
आवश्यकता नहीं । 
वस्त्र-धारण 
वस्त्र-धारणके सम्बन्धमें यह नियम है कि यदि जलके अन्दर ही 
नित्यकर्म करना हो तब तो गीले वस्त्रसे ही कर लेना चाहिए, परन्तु यदि 
स्थलपर करना हो तो अवद्य ही सूखा वस्त्र पहन लेना चाहिए। व्त्र 
हुद्ध होता चाहिए और सादा भी। गीला वस्त्र कभी नहीं पहनना 
चाहिए। सिले हुए, जले हुए, फटे हुए और दूसरेका ( पारक्‍्य ) वस्त्र 
पहनकर नित्यकर्मं करनेका निषेध है । 
न कुर्यात्‌ सन्धितं वस्त्र देवकसंणि भूसिष। 
न दग्धं न च वे छिन्नं पारक्‍्यं न तु धारयेत्‌ ॥ 
यहाँ 'पार्य'का अर्थ दूसरेका किया गया है। एक बार पण्डित 

श्रीपच्चाननजी तकरत्नने इस शब्दका अर्थ 'विदेशी' लिखा था। अर्थात्‌ 

विदेशी वस्त्र पहनकर नित्यकमं नहीं करना चाहिए। र्वेत वर्णका 

रेशमी वस्त्र नित्यकमंमें तो प्रशस्त है, पर उसे पहनकर स्तात नहीं करना 

चाहिए । ऊनी वस्त्र मलमृत्रके त्यागके समय नहों पहनना चाहिए । बाकी 

सब समय पहना जा सकता है । ऊनी कपड़ेकी अशुद्धि अग्निके ताप, वायु 

ओर सूयंकी किरणोंसे ही नष्ट हो जाती है। इष्ट और कर्मोके भेदसे भी 

वस्त्र भेद होता है। इन सब ब्रातोंका विचार करके ही वस्त्र धारण 

करने चाहिए । कस्त्रोंमें मल रहनेसे शरीर और चित्तपर उनका बुरा 

प्रभाव पड़ता है। इसलिए वस्त्रोंको सदा साफ रखना चाहिए। बिना 

धोये अथवा धोबीके यहाँ धोये हुए वस्त्र भी अपवित्र माने गये हैं। 

धोबीके घर धुले वस्त्रोंकी फिरसे धोकर पहनना चाहिंए। मेले, गन्दे और 

दूषित वस्त्र अस्वास्थ्य, ग्लानि आदिके कारण होनेसे भावोत्पत्तिमें प्रति- 

बन्धक होते हैं। भगवदीय अथवा आध्यात्मिक रसकी अनुभूतिके लिए 

जितने भी उद्दोपन आवश्यक हैं, उनमें वस्त्र भी हैं। इसलिए इसका 


विचार कर लेना चाहिए । 
तिलक अथवा भस्म 


वस्त्राधारणके पदचात्‌ पूव॑मुख अथवा उत्तरमुखसे बेठकर तिलक 


साधकोंके कुछ देनिक कृत्य २१५ 


धारण करना चाहिए। द्वेत या रक्त चन्दन, गोपीचन्दन, कुंकुम, 
मृत्तिका, मलयज, बिल्वपत्र-भस्म आदिसे अपने-अपने सम्प्रदायके अनुसार 
तिलक करना चाहिए। और कुछ न हो तो जलसे ही तिलक कर लेना 
चाहिए। शास्त्रोंपें इसकी बड़ी महिमा है। इसके द्वारा भगवान्‌की 
स्मृतिमें सहायता मिलती है। वैष्णवोचित तिलक देखते ही बहुत-से लोग 
'जय सियाराम' 'जय श्रीकृष्ण और भस्मके त्रिपुण्डर देखकर जय शद्भूर' 
आदि कहकर भगवान्‌का स्मरण करते हैं। उससे अपने हृदयमें भी बड़ी 
पवित्रता और आनन्दका अनुभव होता है। तिलकके रूपमें अपने इष्टदेव 
ही तो शरोरपर निवास करते हैं--जिसके हृदयमें इस सुन्दर भावका 
उदय होता है. उसकी शान्तिमें सन्देह ही क्या है ? सिर, ललाट, कण्ठ, 
दोनों बाहुमूल नाभि, पीठ और दोनों बगलमें--बारह अज्ोंमें तिलक 
करनेका विधान है। इनकी आकृति साम्प्रदायिक परम्परासे जाननी 
चाहिए। तिलक करनेका सामान्य मन्त्र है-- 
केशवानन्त गोविन्द वराह पुरुषोत्तम । 
पुण्यं यशस्यमायुष्यं तिरुक॑ में प्रसोदतु ॥ 
चन्देन-धारणका मन्त्र है-- 
कान्ति लक्ष्मीं धुति सौख्यं सोभाग्यमतुलं मम । 
ददातु चन्दनं नित्यं सततं धारयाम्यहम्‌ ॥ 

इतना विशेष समझ लेना चाहिए कि त्रिपुण्ड्‌ और अध्व॑पुण्डू दोनों 
एक व्यक्तिके लिए एक साथ निषिद्ध हैं। इसलिए दोनोंमें-से कोई एक 
ही करता चाहिए। इनसे शरीर और मनमें पवित्रताका विशेष सच्चार 
होता है। 

सन्ध्या 

सन्ध्याकी विधि बहुत ही प्रसिद्ध है। यह इतनी पवित्र विधि है कि 
व्यावहारिक जीवनको पूर्ण बनाने, परमार्थथी ओर अग्रसर होने, थाप 
एवं पापजन्य ग्लानिको नष्ट करनेमें इसके समान और कोई भी कम नहीं 
है। इससे चित्तकी एकाग्रता एवं अन्तर्मूखता इस प्रकार बढ़ती है कि 
यदि विधिपूवंक और भावसे कुछ दिनोंतक लगातार सन्ध्या की जाय तो 
बहुत ही शीघ्र परमात्मामें स्थिति हो सकती है। हम लोगोंपर बहुत ही 
अनुग्रह करके शास्त्रकारोंने हमारे जीवनके साथ इसको जोड़ दिया है । 
यह विधि इतनी प्रचलित है कि इसका उल्लेख करना पिष्टपेषणमात्र 


का नाज्त्कि हा 


है। इसके एक-एक अजुका व्यष्टि और समष्टिके साथ क्या सम्बन्ध है, 
इसके अनुष्ठानसे उनपर बया प्रभाव पड़ता है और यह किस प्रकार 
साधकको स्थूलराज्यसे भावराज्यमें और भावराज्यसे आत्मराज्यमें 
पहुँचाती है--इस प्रश्नका उत्तर देनेके लिए कोई नवीन विचार नहीं 
करना पड़ता, युक्तियोंकी आवश्यकता नहीं होती, स्वयं अनुभूति ही सब 
शद्भाओंका समाधान कर देती है। सन्ध्यामें मुख्यतः दस क्रियाएँ हैं-- 
आसनशुद्धि, मार्जन, आचमन, प्राणायाम, अघमषंण, अध्यंदान, सुर्थोप- 
स्थान, ज्यास, ध्यात और | क्षेपमें वर्ण 
किया जप। यहाँ इनका बहुत ही संक्षेपमें वर्णन 
आसमछुद्धि--इस क्रियामें तीन बातोंका ध्यान रखना पड़ता है। 
एक तो वह स्थान स्वभावतः पवित्र होना चाहिए--नदीतट हो, जंगल 
हो, मन्दिर हो अथवा पूजा करनेका स्थान हो । दूसरे जिस आसनपर 
बठा जाय वह कुश, कम्बल अथवा अन्य किसी पवित्र वस्तुका बना हो । 
तीसरे, बेठनेका ढंग शास्त्रीय हो अर्थात्‌ सिद्धासन आदि आसमनोंमें-से 
किसी आसनसे बैठा जाय । इन तीनों बातोंके विचारसे पवित्रता और 
एकाग्रताकी अभिवृद्धि होती है। उस समय जो मन्त्र पढ़ा जाता है, 
उसका अर्थ है कि हे माँ पृथिवी, तुम्हें विष्णुने धारण कर रक्खा है और 
तुमने लोगोंको। माँ, तुम मुझे भी धारण करो और यह आसन पवित्र 
कर दो । इस मन्त्रकी शक्ति और भावनासे साधकको बहुत ही बल 
मिलता है और वह अपने साध्यकी ओर अग्रसर होता है । 
सन्ध्याकी क्रिप्रामें कई बार मार्जन करना पड़ता है। इससे शरीरमें 
शीतलता आती है; जलकी अधिष्ठात्री देवता आलूस्य आदि वृत्तियोंको 
नष्ट करके शुद्ध, शान्त, सात्त्विक भावोंकी धारा प्रवाहित करती हैं। 
मारजनके बहुत-से मन्त्र हैं, जिनमे कुछका अर्थ इस प्रकार है--हे जलकी 
अधिष्ठात्री देवताओं, तुम सम्पूर्ण जगतुके लिए सुखकर हो । मेरे हृद यमें 
परम सुखरूप परमात्माको प्रकट करो। ऐसी शक्ति दो मुझे कि मैं 
निरन्तर परमात्मामें ही स्थित रहूँ। तुम अपने माताके समान रसदानसे 
मुझे तृप्त ओर कृतकृत्य करो | मुझे षरम रसके आस्वादनका अधिकारी 
बनाओ ।/' जलाधिष्ठात्री देवताके अनुग्रहसे शरीर, प्राण, इन्द्रिय ओर 
मन द्गन्त हो जाते हैं और साधक स्थिरभावसे भगवान्‌के चिन्तनमें 
समय होता है ! 
आचमनके मन्‍्त्रोंमें ऐसो भावना है कि ग्रह समस्त सृष्टि परमात्सासे 


उत्पन्न हुई है और इस सुष्टिमें ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, जो परमात्मासे 
शून्य हो । इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि सूर्य, अग्नि आदि 
देवता पापोंसे मुझे बचावें और अबतकके किये हुए पाप उनके अमृत- 
स्वरूपमें में हवन करता हँ। इस प्रकारक॑ आचमनसे कितनी शक्ति 
मिलती है साधनामें-यह कहनेकी बात नहीं, अनुभव करके देखने 
योग्य है । 

प्राणायामकी महिमा सभी जानते हैं। शारीरिक स्वस्थ्यकी वृद्धि 
पाप-वासनाओंकी निवृत्ति और चन्चलताको दूर करनेके कि वह अद्भुत 
उपाय है। जिसका प्राण वशमें है, उसका मन और वीय॑- भी वशमें है । 
सन्ध्याका प्राणायाम समन्त्रक होनेके कारण और भी लाभप्रद है और 
इसमें जो ध्यान हैं, वे तो मानो सोनेमें सुगन्ध हैं । 

अधमष॑ंण और भूतशुद्धि एक हो वस्तु हैं। सन्ध्यामें अधमषंणकी 
क्रिया बहुत ही संक्षिप्त है, फिर भी वह लाभकी दृष्टिसे अत्यन्त उपयोगी 
है। उसका भाव समझ लेनेपर जान पड़ता है कि उसमें कितना महत्त्व है । 

अध्यंदान और सूर्योपस्थान दोनों ही भगवान्‌ सुर्यकी उपासना हैं। 
न्यासका एक स्वतन्त्र लेखमें अलग विचार किया गया है। संक्षिप्तरूपसे 
इतना समझ लेना चाहिए कि दारीरके प्रत्येक अद्भमें जब मन्त्र और 
देवताओंका स्थापन हो जाता है तब सम्पूर्ण शरीर मन्त्रमय, देवमय हो 
जाता है, देवों भूत्वा देवं यजेत्‌'के अनुसार वास्तवमें तभी देवपूजाका 
अधिकार प्राप्त होता है। ध्यान, मानस पूजा और जपके सम्बन्धमें आगे 
निवेदन करना है। सन्ध्याकी तैयारी है। ध्यानके पश्चात्‌ केवल जप 
करना ही अवशिष्ट रह जाता है। जपकी महिमा अवर्णनीय है। जपोंमें 
भी गायत्री-जपक विषयमें तो कहना हो कया है ? 

यह तो वेदिक सन्ध्या हुई, एक तान्त्रिक सन्ध्या भी होती है। यह 
विधि कुछ अप्रसिद्ध होनेसे लिखी जाती है। शाक्त सन्ध्यामे आचमनके 

मन्त्र निम्नलिखित हैं-- 

४ आत्मतत्त्वाय स्वाहा ।! “३5 विद्यातत्त्वाय स्वाहा ४ '४* शिव- 
तत्त्वायं स्वाहा । 

शेव आदिकोंकी सन्ध्यामें केवल आचमन ही होता है। इसके 
पश्चात्‌ 'गज्गे च यमुने' इत्यादि स्नानविधिमें लिखे हुए मन्त्रके द्वारा 
तीर्थोका आवाहन करके अपने दृष्ट-मन्त्रसे कुशके द्वारा तीन बार पृथिवो 


२१८ भक्ति-सर्वस्व 


पर जल छिड़के और सात बार अपने सिरपर | दृष्ट-मन्त्रसे प्राणायाम और 
पडड्भन्यास करके बायें हाथमें जल लेकर दाहिने हाथसे ढककर €हं य॑ 
व॑ं ले र! इनसे तीन बार अभिमन्त्रित करके दृष्ट-मन्त्रका उच्चारण करते 
हुए, गिरते हुए जलबिन्दुओंसे तत्त्वमुद्राके द्वारा सात बार अभ्युक्षण करके 
शेष जल दाहिने हाथमें ले ले। उसको तेजोरूप चिन्तन करके इडा 
नाडीसे खींचकर, देहके भीतर रहनेवाले पापको धोकर, उस जलको 
काले रंगका एवं पापरूप देखते हुए पिगलासे बाहर निकालकर सामने 
कल्पित वज्नशिलाके ऊपर 'फट” इस मन्त्रका उच्चारण करके पटक दे । 
इसके पश्चात्‌ हाथ धोकर आचमन करके हीं हं सः % घृणि: सूर्य 
आदित्य: इस मन्त्रसे सू्यंको अध्यं दे और “# सूर्यमण्डलस्थायै नित्य- 
चेतन्योदितायै अमुकदेवताये नमः इस मन्त्रमें अमुकके स्थानपर अपने 
इष्टदेवताका नाम जोड़कर तीन बार जलाज्ञलि देनी चाहिए। यह क्रिया 
इष्टदेवताकी गायत्रीसे भी सम्पन्न होती है। इसके पदचात्‌ समयोचित 
ध्यान करना चाहिए। प्रातःकाल ब्राह्मीका, मध्याक्षमें वेष्णवीका और 
सायाक्तमें शाम्भवीका ध्यान करना चाहिए। गायत्री सबकी पृथक्‌-पुथक 
हैं। यहाँ कुछका उल्लेख किया जाता है-- 
विष्णु-गायत्री 
त्रेलोक्यमोहनाय विद्यहे कामदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु: प्रचोदयात्‌ । 
नारायण 
नारायण विद्यहे वासुदेवाय हक तप्नो विष्णु: प्रचोदयातु । 
नात्त 
वज्त्रनखाय विद्यहे तीक्ष्णदंट्राय धीमहि तन्नो नरसिंह: प्रचोदग्रात्‌ । 


दशरथाय विद्यहे बीतोवेेटेमांग वीमेहि तन्नो रामः प्रचोदयात्‌ । 
तत्पुरुषाय विद्यहे लोग व तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्‌ । 
तत्पुरुषाय विद्यहे वक्रतुण्डाय *धोमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ । 
सव॑सम्मोहिन्ये विद्यहे आर क तन्नः शक्ति: प्रचोदयात्‌ । 


महालक्ष्म्ये विद्यदं महाश्रिये घीमहि तपन्नः श्री: प्रचोदयात्‌ । 
साषकोंके कुछ देनिक कृत्य २१५ 


सरस्वतो 
वाग्देग्पे विद्वतां कामराजाय धीमहि तन्नः देवी प्रचोदयात्‌ । 
गोपाछ 
कृष्णाय विद्यहे दामोदराय्र धीमहि तन्नो विष्णु: प्रचोदयात्‌ । 
सु 
आदित्याय विद्यहे मात्तण्डाय धीमहि तन्नो सूर्य: प्रचोदयातु । 
- इत्यादि इश्टदेवताके अनुसार भिन्न-भिन्न गायत्री हैं। उनका १०८ 
अथवा कमस्से-कम १० बार जप करना चाहिए। जपके समय सय- 
मण्डलमें अपने देवताका चिन्तन करना चाहिए। तदनन्तर संहारमुद्रासे 
देवताको अपने हृदयमें लाकर स्थापित करना चाहिए । स्तानविधिमें कहे 
हुए ढंगसे तर्पण भी कर देना चाहिए । 
सन्ध्या और तपंण आभ्यन्तर भी होते हैं। उनका भी यहीं उल्लेख 
कर देना आवश्यक प्रतीत होता है । कुण्डलिनी शक्तिको जागरित करके 
उसे मूलाधारादि-क्रमसे सहस्नारमें ले जाकर परमशिवके साथ एक कर 
देना ही सन्ध्या है। आभ्यन्तर तपंण भी इसी प्रकारका ह ता है। मूला- 
धारसे उत्थित चन्द्र-स्‌यं-अग्निरूपिणी कुण्डलिनीकी परमबिन्दुर्में सबन्निविष्ट 
करके उससे निकलते हुए अमृतके द्वारा ही देवताओंका तपंण करना 
चाहिए। ऐसा भी कहा गया है कि ब्रह्मरन्त्रके नीचे आज्ञाचक्रमें चन्द्र- 
मण्डलमय पात्र है। उसको अमृतसारसे परिपूर्ण करके उसीके द्वारा इष्ट- 
देवताका तर्पण करना चाहिए। तपंणके अनुरूप हो ध्यातकी भी 
व्यवस्था है। कहा गया है कि किरणोंमें, चन्द्रमामें, सूर्यमें और अग्निमें 
जो ज्योति है उसको एकत्र करके केन्द्रित कर दे और फिर सबको 
महाशन्यमें विलीन करके पूर्णहपसे स्थित हो जाय। यह निरालम्ब 
स्थिति हो योगियोंका ध्यान है। इसके पश्चात्‌ पूजामण्डपमें प्रवेश करता 
चाहिए। पूजाकी सामग्रो, पूजाकों विधि आदिपर क्रमशः विचार किया 
जायगा | हिन्दू साधनाक़ी एक-एक क्रिया साक्षात्‌ परमात्मासे ही सम्बन्ध 
रखती है और साधकको सवंविध उनन्‍नतिदान करनेमें समथं है ! विचार- 
शोल पुरुषोंको चाहिए कि वे उनपर विचार करें और उनका अनुष्ठान 
करें। इस प्रकार अपनी प्राचीन शक्ति और शान्तिका समुचित संग्रह 
करके अभ्युदय और निःश्नेयसका लाभ करें । 
छ 


२२० भक्ति-सर्व स्व 


मानसी सेवा 


जीवका सुख सहज प्रेम होता है। सभी सुख चाहते हैं। परन्तु 
सुखका निवास या सुखका मूर्तिमान स्वरूप क्‍या है इस सम्बन्धमें 
लोगोंकी जानकारी उलटी है। ऐसो वस्तुओं या व्यक्तियोंमें लोग सुख 
मान बेठते हैं जिनके सुखरूप होनेकी सम्भावना तो दूर, सुखकी छाया 
भी नहीं है। ऐसे पदार्थोंसे देर-सबेर दुःख हो मिलता है। किसी भी 
नाशवान्‌ वस्तुसे नित्य सुखकी प्राप्ति नहीं हो सकती । इससे यह सिद्ध 
है कि हमारा इष्ट संसारको कोई वस्तु नहीं है। हमारा इष्ट अविनाशी 
सुख है- ऐसा केवल ईइवर है। वह कृष्णके रूपमें प्रकट है। हमारे 
जीवनका सवंसुख, समाधि, ब्रह्म, प्यारा एकमात्र कृष्ण है। यह साँवरा- 
सलोना, मोर-मुकुटवारा, पीताम्बरधारी, नन्‍्दकिशोर ही हमारे प्राणोंका 
स्वामी हृदयेश्वर है--यह निश्चय हो जानेपर ही मानसी सेवा प्रारम्भ 
होती है। 

१-शरोर, मन, स्थान और आसन पवित्र हो । 

२--प्रतिदिन एक ही समय और आसन हो तो मन अच्छा 
लगता है। 

३--संसारकी क्षोरसे निश्चिन्त होकर सवंदाके लिए भगवान्‌की 
सेवाका सद्भूल्प करना चाहिए । 

४--आसनप र बेठकर '३& रं! इस मन्त्रका जप करके चारों ओर 
जल छिड़कना और यह भाव करन! कि मेरे चारों ओर अग्निकी एक 
दीवार है और जतबक मैं इसके भीतर बेठकर भजन करता हूँ, कोई 
विध्त नहीं आवेगा । 

५--पहले यह भाव करना चाहिए कि मेरे सिरके सामने एक 
कमलपर मेरे इष्टदेव प्रकट हुए हैं और उनके नखसे अमृतकी धारा 
बह-बहकर मेरे सिरपर गिरती है। उससे बाहर-भीतर सब शुद्ध हो रहा 
है। मेरा शरीर दिव्य होकर भगवान्‌की सेवा योग्य हो रहा है। 

६--शेषनामर्फे सिरपर धरती है, गोदमें विष्णु भगवान्‌ लेटे हैं, यदि 
शेषनताग हिलें तो धरती हिल जाय । इसीसे वे अचल, स्थिर रहते हैं । 
उनकी स्थिरताका ध्यान करनेसे अपना शरीर भी स्थिर हो जाता है। 

७--भगवानूसे प्राथंना करती चाहिए-हे प्रभो ! सब वेद, शास्त्र, 
पुराण, सन्त, सदगुरु एवं आप भी कहतें हैं कि ईश्वर सबके हृदयमें 


मानसी सेवा २२१ 


रहता है।' तब आप मेरे हृदयमें भी अवद्य ही हैं। तब फिर आप 
दिखायी क्यों नहों पड़ते ? माना कि मेरा मन आपसे विमुख रहा है और 
संसारकी ओर भागता-दौड़ता रहता है। तथापि अब आपकी तथा 
सन्‍्त-महात्माओंकी कृपासे यह समझ गया है कि संसारमें सुख नहीं है, 
शान्ति नहों है। इसीसे सब ओरसे उदास तथा निराश होकर आपके 
चरणोंकी शरणमें आया है। आप इसे अपनाइये। पाहि माम्‌ ! पाहि 
माम॒ ! 

८--आपके दर्शनके लिए मेरा मन मचल रहा है। आँखें तरस रही 
हैं। प्राण व्याकुल हो रहे हैं। ये कान आपकी मीठी-मीठी बातें सुनना 
चाहते हैं। ये मेरे दोनों हाथ आपके चरणयुगल पकड़कर हृदयसे 
लगानेके लिए उतावले हो रहे हैं। हे नाथ ! है स्वाभी ! प्राणेश्वर ! अब 
अधिक न तरसाइये ! कृपा कीजिये ! *कृृपा कीजिये !! शीघ्र ही प्रकट 
होकर दर्शन दीजिये । 

९--हे हृदयेश्वर ! हे जीवन-सवंस्व !: में सब प्रकारसे अयोग्य हूँ, 
तथापि आप परम दयालु हैं। आपसे मुझपर दया किये बिना रहा ही 
नहीं जायगा । आप मेरे हृदयकी एक-एक बात-मेरी नस-नस जानते 
हैं। मेरा मन आपके दर्शंनका प्यासा है--आपके लिए तड़फड़ा रहा है। 
आप कहाँ छिपे हैं ? आप क्या मुझे अंपराधी जानकर रूठ गये हैं ? प्रभु, 
प्रभु ! यदि आप मेरे अपराधोंकी ओर देखेंगे तो कोटि कल्पोंमें भी मेरा 
निस्तार नहीं होगा । इसलिए हे करुणाके सागर, अपनी अकारण 
करुणाका एक कण--केवल एक फुहिया मेरे ऊपर डाल दीजिये। मैं 
आपके चरणकमलोंपर अपना सिर रख दूँ और आप भेरे सिरपर अपने 
कोमल करकमल रख दीजिये। जब में भरे हृदय और गीली आँखोंसे 
आपकी ओर देखूं, तब आप मन्द-मन्द मुसका दें, ओर मधुर-मधुर स्वरसे 
अमृत बरसाते हुए कह दें कि 'तुम मेरे हो, हमारा-तुम्हारा सम्बन्ध 
अखण्ड है--अटूट है ।' बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए । 

१०--अहो ! यह वृन्दावन है, कालिन्दीका कूल है, हरी वृक्षावली 
है, खिली लताएँ हैं, ललित लता-निकुज्ञ है, परन्तु प्राणप्यारे, आपके 
बिना यह सूना-सूना लगता है। क्षण-क्षण युगके समान बीत रहे हैं। 
हृदय व्याकुल हो रहा है । आँसू रुकते नहीं हैं। यह फूलोंकी सेज आपके 
लिए बिछायी है। सुन्दर-सुन्दर पुष्पोंकी माला आपके लिए गूंथी है। मेरे 


२२२ भक्ति-सर्वस्थ 


हृदयकी झारी भावके जलसे भरी आपके पाँव पखारनेके लिए है। कितने 
उत्साह, कितने उल्लाससे भरकर रखी थी; परन्तु हाय-हाय ! आप 
अबतक न आये ! हृदय फट रहा है, प्राण सूख रहे हैं। अब एक क्षण भी 
नहीं” रहा जाता। मेरी चेतना नष्ट हो रही है, बेहोशी आ रही है। 
प्रभो ! आइये, आइये ! मेरे पास आ जाइग्रे! मेरे सामने प्रकट हो 
जाइये ! मेरी ओर देखिये । मेरी सेवा स्वीकार कीजिये ! मुझे अपना- 
लीजिये, आप मेरे बन जाइये। 

११--यह स्थान तो दिव्य गन्धसे भर रहा है। यह मधुर-मधुर 
स्वर-लहरी कहाँसे आ रही है ? यह शीतल-शीतल दिव्य प्रकाश छा रही 
है। यह नूपूरकी रुनझुन सुनायी पड़ रहो है। तब क्या आ गये ? मेरी 
जन्म-जन्मकी प्यास बुझानेका अवसर आ गया! धन्य है, धन्य है, वही 
हैं। वहो हैं वही । अहा ! कैसी मस्तानी चालसे आ रहे हैं। बाँकी 
चितवनसे देख रहे हैं। मेरी ओर देख-देखकर मन्द-मन्द मुस्करा रहे हैं। 
आओ ! प्रभो आओ ! मेरी युग-युगकी साध पूरी करो। 

१२--वेसे तो ईद्वर हृदयमें ही रहता है। कहीं जाता नहीं है। 
और कहींसे आता भो नहीं है। मन जब उसके सम्मुख होता है, तभी 
वह आ जाता है। और जब विमुख होता है तब चला जाता है। इसलिए 
हर समय मन ईश्वरके सम्मुख रखना चाहिए। विशेष करके भगवान्‌के 
मुखकमलंपर मुसकान और चितवनका ध्यान करना चाहिए। भगवान्‌के. 
मनमें बहुत भारी खुशी है और वह मुखारविन्दपर साफ-साफ झलक रही 
है। आँख-से-आँख मिलती है और देखनेवाला भी खुशीसे भर जाता है। 
यह दोनों ओरसे आनन्दकी लहर उठना ही भगवान्‌का स्वागत है। जहाँ 
यह आननन्‍्दका स्वागत होता है वहीं भगवान्‌ आते हैं, और ठहरते हैं । 

१३--मन ईश्वरके सम्मुख तो हो परन्तु टिके नहीं, तब ईश्वर बेठे 
कहाँ ? शीतल स्थानमें कोमल कमलपर स्थिरताका आसन देना 


हिए !प 
शीनिलेतॉको अथ॑ है कि मनमें जलन न हो किसी प्रकारकी । 
कोमलताका अथ्थं है स्नेहसे तर, नरम होना । स्थिरता माने मनका 
चशञ्चल न होना । आसनका हिलना अच्छा नहीं है। 
१४--स्तेहका जल, श्रद्धाके फूल, भावके अक्षत, सद्गुणोंकी सुगन्ध, 
सम्बन्धकी मधु लेकर पाद्य, अध्ये, आचमन, मधुपक आदि क्रिपा करनी 


चाहिए । 
मानसी सेवा २२३ 


पाद--भगवातन्‌के पाँव प्रेमसे पखारना । 

अध्यं--भगवान्‌के करकमलोंपर जल, फूल, दूर्वा आदिका अपंण, 
हाथ धुलाना । 

आचमनीय-मुँह घुलाना । 

मधुपक॑ं--सत्कारकी एक रीति। यह आदरणीय पुरुषोंको म्रधु 
चटॉकर की जाती है। भगवान्‌की पूजामें उनके साथ जो अपना सम्बन्ध 
है--माँ, बाप, स्वामी, पति, पुत्र, गुरु आदि, यही मघुके समान मीठा है। 

१५--भगवान्‌ नित्य शुद्ध हैं। उन्हें स्नामकी आवश्यकता नहीं है। 
मायाकी मेल उनका स्पर्श नहीं कर सकती, किरभों मंबसीकी सेवा 
स्वीकार करके उन्हें सुखी करनेके लिएं, उनके हाथसे स्तान भी करते 
हैं। द्रध, दही, घी, मधु और शुद्ध जलसे स्वानमण्डपमें रत्न-सिंहासनपरे 
बेठाकर स्नान कराना चाहिंए। भगवान्‌के लिए नये-तये स्तान॑मेण्डपे, 
श्यूज्धा रमण्डप, भोजनमण्डप, शयनंमण्डप, विहारमण्डप, सभामण्डप आदि 
जहाँ भगवान्‌ रहते हैं वहीं अपने-आप चिन्मय होनेके कारण समय-समय- 
पंर स्वयं प्रकट होते रहते हैं। भगवानक्नो कभी-कभी ठंड और गरंमी 
भो भासने लगती हैं। भगवानूका भाव उनकी आँख और चेष्टासे 
जानकर अथवा उनकी आज्ञाके अनुसार ठण्डे और गरम जलसे स्वान 
कराना चाहिए। मानस पूजामें स्तान न करावें तब भी कोई हानि 
नहीं है । 

१६--भगवान्‌के वस्त्र भी पँचरंगे होने चाहिए पृथिवोका पीला, 
जलका दवेत, अग्निका लाल, वायुका बैंगनी और आकाशका नोला। 
सभी तत्त्वोंमें जो श्रेष्ठ और सार-सार अंश हैं, उन्हें निकालकर तब रंग 
बनता है, आत्मा ( अहंकार ) रुई, बुद्धितुत, मनकी चिकनाई, पाँचों 
तत्त्वोंके रंग--इन्हींसे वस्त्र बनाकर भावसे धारण कराया जाता है। 
सम्बन्धका यज्ञोपवीतत, अनुरागका अद्भूराग, शीतहूताका चन्दन ओर 
चेतनाका आभूषण तथा भावके पँच रंगे पृष्पोंकी माला पहनाकर भगवान्‌- 
को अपने हृदयका दपंण दिखाना चाहिए । 

१७--तीनों गुणोंकी धूप जलाकर उसमें जो व्यापक ब्रह्मकी सत्ता 
है उसकी फेली हुई सुगन्‍्धका अनुभव करना चाहिए और ज्ञानका दीप 
सँजोकर उसीके प्रकाशमें भगवान॒के चमचम चमकते आभूषण और 


२२४ भक्ति-सर्वस्य 


छबि छलकते अद्भकी झिलमिल जगमगाहटका दर्शन करके आनन्दित 
होना चाहिए। 

१८--पृथिवीकी सुगन्ध, जलकी मधुरता, अग्निकी सुन्दरता, वायुका 
कोमल स्पर्श --सब-का-सब समेटकर हृदयके आकाशमें-भावसे पके प्रेमका 
नेवेद्य भगवानुको लगाना चाहिए। भगवान्‌ देखक़र-आरोगकर प्रसन्न 
होते हैं। कोई-कोई पदार्थ पसन्द आता है तो और माँगते हैं। कभी आँख 
मिल जानेसे उनकी प्रसन्नता देखकर अपना हृदय आनन्दसे भर जाता 
है। उनके सुखमें ही अपना सुख है। मुखवास आदि भी अप॑ण करना 
चाहिए। 

१९--संसारकी सारी बाहरी सम्पत्ति, शरी<, प्राण, इन्द्रिथ, मत, 
मनमें रहनेवाले संकल्प, अहंकार, ममता, सम्बन्ध आदि सब कुछ, बुद्धि, 
उसमें रहनेवाले विचार, निश्चय आदि--जीव जैसा पहले था, अब है 
और आगे होगा - सब भगवान॒का ही.है। यह सत्य सिद्धान्त समझना, 
मानता और याद रखना, बादमें कभी न भूलना--निरन्तर अनुभव 
होना, यही भगवानेको आत्मसमर्पंण है । 

२०--आरतीमें पाँच वस्तुएँ रहती हैं। पृथिवीकी गन्ध, जलकी 
स्नेह-धारा--धघी, आगकी लो, वायुका हिलना, आकाशकी ध्वनि | सम्पूर्ण 
संसारसे ही भगवान्की आरती होती है। वेसे अपने देहका दीपक, 
जीवनका धी, प्राणकी बाती और आत्माकी लौ सँजोकर भगवान्‌के 
इदशारेपर नाचना-यही आरती है। इस सच्ची आरतीके करनेपर 
संसारका बन्धन छुट जाता है और जीवको भगवान्‌के दर्शन होने 
लगते हैं । 

२१--ईह्वरके लिए हमारे मनमें जो उत्तम-उत्त म भाव उठने लगते 
हैं वही पुष्प हैं। कभी उनका अनुभव करके शान्‍्त हो जाना, कभी उनकी 
सेवा करना, कभी उनसे हँसना-खेलना, बात करना--मानो मित्र हों, 
कभी वात्सल्यसे खिलाना, पिलाना, दुलारना--मानों वे कोई अल्हड़ 
शिशु हों, कभी पत्नीके समान प्रेम करना--यही सब भाव हैं । इन्हीं सब 
भावोंको बार-बार भगवानुके साथ जोड़ना, इसीको पुष्पाज्ञलि कहते हैं | 
यही सब करते-करते भगवान्‌में समा जाना--मानो आनन्दके समुद्रमें डूब 
रहे हों । यहीं डूबना-उतराना भगवान्‌की मानसी सेवा-पूजा है। 

छ 


मानसी सेवा २२५ 


राजा शंखकी साधना और भ्रगवत्प्राप्ति 


हैहय वंशमें श्रृंत नामके बड़े ही धर्मात्मा राजा हो गये हैं। उनके 
सम्बन्धमें यह प्रसिद्ध है कि वे अपनी प्रजाकों पुत्रसे भी बढ़कर प्रिय 
मानते थे । उनकी न्यायप्रियता, ध्मंपरायणता और दयाशीलताने समस्त 
प्रजाके हृदयमें घर कर लिया था। यहो कारण है कि चिरकालतक वे 
निविध्न राज्य करते रहे। विद्रोह अथवा विप्लव किसे कहते हैं, यह 
लोगोंको भालूमतक नहीं था। उनके एकमात्र पुत्र थे शद्ब । पिताकी 
धामिकताकी छाप पुत्रपर बंचपनमें ही प्रद् गयी थी। वे संस्कारसम्पन्न 
होकर -गुरुकुछमें गये, वहां गुरुजनोंकी सेवा करते हुए सहपाठियोंसे 
प्रेमका वर्ताव करते हुए, वेद-वेदाज़ोंका अध्ययन किया ओर अपनी 
विद्यासे गुरुदेवको सन्तुष्ट करके, उन्हें यथाद्क्ति दक्षिणा देकर अपने 
पिताके पास लोट आये । पिताने बड़े हषके साथ उनका अभिनन्दन किया 
ओर सब प्रकारसे योग्य देखकर राज्यका सम्पूर्ण भार उन्हें सौंप दिया । 
राज-काजकी बिन्तासे मुक्त होकर महाराज श्रुत भगवान्‌के चिन्तन- 
स्मरणमें अपना समय॑ बिताने लगे। विद्वान, सदाचारी एवं युवक दद्भुको 
स्वामीके रूपमें पाकर प्रजाको पुराने राजाके अलग होनेका कष्ट नहीं 
५० पुराने राजाको ही नये रूपमें पाकर उसके आनन्दमें और 
वृद्धि हुई । 


शद्भुकी योग्यता असाधारण थी। उनमें इतना नीतिनेपुण्य था कि 
कोई भी समस्या उलझनेके पहले ही वे सुलझा लेते थे। उनके हृदयकी 
आँख खुली हुई थी। कोई बात उनकी बुद्धिके बाहर नहीं थी। इसलिए 
उनका राज्य निष्कष्टक था। उनकी सच्चाई, ईमानदारी और प्रेमपूर्ण 
बर्ताव देखकर लोग मुग्ध हो जाते । उनकी बुद्धि तीक्ष थी और हृदय 
पवित्र । निष्काम-भावसे शास्त्रोंका अध्ययन करनेके कारण भगवान्‌के 
दिव्य स्वरूप और महान गुणोंको वे कुछ-कुछ समझ सके थे । यही कारण 
है कि भगवानपर उनका पूर्ण विश्वास था । भगवान्‌ ही एकमात्र जगतुके 
स्वामी हैं, वे ही सबसे श्रेष्ठ, सबसे सुन्दर और सबसे मधुर हैं। उनके 
अतिरिक्त और किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तुका विश्वास करना अपनेको 
धोखा देना है, यही उनंका निरचय था और वे वास्तवमें भगवानपर 


श्र६ भॉक्त-सर्व॑स्व 


निर्भर थे। वे जो कुछ भी काम करते, भगवान्‌का ध्यान करते हुए ही 
करते । उनके चिक्तमें इस प्रकारके भाव उठा करते कि एकमात्र भगवान्‌ 
ही समस्त देवताओं और दिव्यताओंके मूल हैं, उनका स्वरूप, उनकी 
महिमा अनन्त है, वे जगत्‌के स्वामी हैं, जीवके स्वामी हैं, जो कुछ यह 
जगत्‌ या जीव हैं, सब उनकी शक्तिके नन्‍्हें-से चमत्कार हैं। इस प्रकार 
उनका चित्त निरन्तर भगवन्मय रहता, उनका अन्तस्तल प्रभु-स्मरणके 
सोरभसे सतत सुवासित रहता। वे एकादशी, पूणिमा आदि ब्रत करते, 
प्रतिदिन ब्राह्मणों और दीन-दु:खियोंको उत्तम वस्तुओंका दान करते और 
इसके फलस्वरूप त्रिलोकीकी कोई भी वस्तु न चाहकर केवल भगवान्‌की 
प्रसन्नता, उनकी प्रीतिकी अभिलाषा करते । बड़े-बड़े यज्ञ किये, बड़े-बड़े 
दान दिये, राज्यके समस्त ब्राह्मणोंको दक्षिणा दे-देकर सन्तुष्ट किया, 
राज्यभरमें बहुत-से कुण्ड बनवाये, बावलियाँ खुदवायीं, प्याऊ लगवाये, 
सब लोगोंके लिए बहुत-से बाग-बगीचोंका निर्माण करवाया। बड़ी 
सावधानीके साथ निरन्तर भगवान्‌को याद रखते हुए, भगवानुके लिए, 
उनकी प्रसन्नताके लिए ही वे सम्पूर्ण क्म॑ करते थे। उन्होंने अपने 
हृदयको, जीवनको, सर्वस्वको और अपने-आपको भगवान्‌के चरणोंमें 
प्रमपित कर दिया था, निछावर कर दिया था। वे निरन्तर भगवानका 
प्मरण करते, उनके नामोंकी माला फेरते, उनकी मूर्तिकी पूजा करते 
और संकोच छोड़कर प्रेम-विह्धठ होकर भगवानुकी लछीला, गुण ओर. 
तामोंका सद्भीत॑न करते | पुराणोंका रहस्य जाननेवाले ब्राह्मण उन्हें 
भगवान्‌की परम पावन कथाएँ सुनाते, जिनके श्रवणमात्रसे इस संसारसे 
प्राणियोंका निस्तार हो जाता है। इस प्रकार बड़ी सावधानीसे बिना 
थके जागरणसे लेकर शयनपयंनन्‍त वे भगवान्‌की प्रसन्नताके लिए प्रयत्न 
किया करते और अपनी ओरसे कोई त्रुटि नहीं होने देते थे । 


यह सब होनेपर भी उनके हृदयमें एक ज्वाला निरन्तर जलती 
रहती थी। यह थी अपने प्रियतम प्रभुके दर्शनकी तीब्रतम अभिलाषाकी 
अन्तर्ज्वाला । भगवत्प्राप्तिके लिए जो कुछ वे कमं-उपासना, साधन- 
भजन, स्मरण चिन्तन करते थे, उसीका यह फल था कि शह्डुक चित्तमें 
भगवान्‌के दर्शनकी सच्ची अभिलाषा, उत्कट उत्कण्ठा जागरित हुई। 
यह लालसा प्रत्येक जीवके अ्तर्देशमें प्रसुप्त रहती है। इसका जागरण 
तब होता है जब सत्कमे, सत्सज्भ ओर सत्सडभुल्पोंके अखण्ड प्रवाहसे 


राजा शंखकी साधना और भगवत्प्राप्ति २२७ 


हृदय घुल जाता है और भीतरकी यह अमोलक निधि निरावरण होकर 
बाहर आ जाती है। शद्भने देखा--अभीतक मेरे सामने संसार-ही-संसार 
है। मेरी दृष्टि बाहर जब जाती है--संसार ही दीखता है। यह दुःखागार 
संसार कबतक मेरे सामने रहेगा ? यह क्षणभंगुर वस्त्र मेरी आँखोंके 
सामनेसे सदाके लिए हट न जायगी? क्या मैं सम्पूर्ण सौंन्दय॑ ओर 
माधुयंके परम आश्रय, मुनियोंके मनको चुरानेवाले करुणावरुणालय 
भगवानुको अपनी इन्हीं आँखोंसे नहीं देख पारऊंगा ? यही सोचते-सोचते 
शड्भका हृदय भर आया, वे शोकाकुल हो गये । 


राजा छाड्डके पास सांसारिक दृष्टिसि किसी वस्तुकी कमी नहीं थी 
उन्हें वषयभोगकी सारी सुविधा प्राप्त थी, परन्तु वे उसीमें भूल जानेवाले 
नहीं थे। वे तो उस शाब्वत सुखको प्राप्त करना चाहते थे जिससे बढ़कर 
ओर कुछ है ही नहीं। उस सुखके लिए, भगवान॒के लिए, उनकी आतुरता 
इतनी बढ़ गयी कि एक क्षणका भी विलम्ब उनको असह्य हो गया। वे 
मन-ही-मन कहने लगे, इस संसारके चकक्‍करमें में अनादि-कालसे भटक 
रहा हूँ। न जाने किस-किस योनिमें जन्म लेना पड़ा । कभी स्वरग॑में गया 
तो कभी नरकमें । कभी मनुष्य हुआ तो कभी पशु-पक्षी । न जाने कितने 
प्रकारके सुख-दुःख भोगे, भोगने पड़े। परन्तु अबतक भगवान्‌के, अपने 
प्रभुके दर्शन नहीं मिले । अवद्य ही मैं महान्‌ पापी हूँ, मेरी आँखोंपर 
अभी इतना मोटा पर्दा है कि में भगवानको देख नहीं सकता । मेरे इस 
दुर्भाग्यकी कोई अवधि भी है या नहीं, वया पता ! अनेक जन्मोंतक घोर 
तपस्या कीं जाय और यदि उन सबका एक हो अखण्ड फल प्राप्त हो तब 
भी तपस्याओंके फलशथ्वरूप भगंवान्‌के दर्शन हो सकेंगे, इसमें सन्देह ही 
है। उनके दर्शन तो उनकी कृपासे हो हो सकते हैं। केब होगी उनकी 
कृपा, कब वे मेरी आँखोंके सामने अपनी रूप-माघधुरीकी घारा प्रवाहित 
कर देंगे, कब मेरे हृदयकी प्यास बुझावेंगे ! मेरे कान कब उनके सुधा 
“बचनोंको सुनकर भाग्यवान्‌ होंगे ! में तो.अभागा: हूँ, यदि में भगवानुके 
दर्शंनका अधिकारी होता तो क्या अबतक उससे चचश्चित रहता ! मुझे 
घिककांर है, मेरा जीवन व्यथं है, मैं अपराधी हँ। मेरे जीवनका जो 
एकमात्र उद्देश्य है. जिसके लिए मेरे जीवनकी समस्त चेश्ाएँ हैं, उसीसे 
शनन्‍्य रहकर भगवान्‌की कृपासे दूर रहकर, संसारकी उलझनोंमें फ्चते 
रहना भला यह भी कोई जीवन है ! ऐसे जीवनको रखकर क्या करना 


२२८ भक्ति-सवंस्व: 


है ? यही सोचते-सोचते शद्भ इतने आतुर हो गये कि उनका दम घुटने 
लगा। 


भगवान्‌की दृष्टि संब ओर रहती है, एक-एक अणुके अन्तरालमें कोटि- 
कोटि ब्रह्माण्ड प्रतिक्षण वनते-बिगड़ते रहते हैं; परन्तु उनका एक भी 
अंश भगवान्‌की दृष्टिसि ओझल नहीं रहता। जो कुछ होता है, समयसे 
और ठीक उनके इज्डितके अनुसार। विम्वके क्रास और रोदन उनकी 
रज़शालाके अद्भुत और करुण अभिनय-मात्र हैं। नटवरकी लीला 
सृत्रधारकी इच्छा, कठयुवद्वी केसे समझे ? एक बार नाम लेनेसे रोझ 
जानेवाले भगवान्‌ राजा शल्लुके सम्म इतनी तपस्था, साधना और 
व्याकुलताके बाद भी प्रकट नहीं हुए। अवश्य ही इसमें कुछ-न-कुछ 
रहस्य होगा | यही मान लें कि अभी राजा शड्डके प्रेमको, उनकी 
अनासबित और त्यागको और भी उत्कृष्ट रूपपें जगत॒के सामने प्रकट 
करना था। लोग कहते हैं कि हम अपनी अमुक्र बस्तुको छोड़ें क्यों ? 
उनसे अनासकत रहेंगे, बस । पर यह भ्रम है। छोड़ें क्‍्यों--यही तो 
आसक्तिका स्वरूप है। इसलिए साधनामें साधकके जीवनमें त्यागकी 
भी आवश्यकता हुआ करती है। राजा शड्डकी व्याकुलता पूर्ण थी, 
परन्तु उनका वेराग्य अभी पूर्णतया व्यक्त नहीं हुआ था। उनकी 
व्याकुलताकी दृष्टिसे भगवान्‌कों दर्शन देना चाहिए था और वेराग्यको 
पूर्ण करनेके लिए थोड़े विलम्बकी भी अपेक्षा थी। भगवान्‌ने मध्यम 
मार्गंसे काम लिया, वे राजा शद्भुके सामने प्रकट नहीं हुए, अदृश्य रूपसे 
ही बोले--'राजन्‌, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, तुम्हें इस प्रकार शोकाकुल न 
होना चाहिए। तुम मेरी शरणमें हो, मेरे प्रेमी हो, भला में तुम्हें केसे 
त्याग सकता हूँ ? में तुम्हारे हितकी बात कहता हूँ। घवराना नहीं, 
अभी तुम्हें दर्शन होनेमें थोड़ा विलम्ब है, परन्तु दर्शन होंगे अवश्य, इसमें 
सन्देह नहीं है। महषि अगस्त्य भी तुम्हारी भाँति मेरे दर्शन होनेके लिए 
अत्यन्त लालायित हैं, तुम चलो वेड्भुटाचलपर, जब वे वहाँ आयेंगे, तब 
तुम दोनोंको एक साथ ही दर्शन होंगे। तबतक मेरा स्मरण-चिन्तन करते 
हुए अपना समय व्यतीत करो ।' 


दड्भुने अविलम्ब आज्ञाका पालन किया। जो भगवानके प्रेमी हैं, 
जिनका हृदय सचमुच भगवान्‌का रूप-रस पान करनेके लिए उत्सुक है, 


राजा शंखकी साधना और भगवतद्याध्ति २२५ 


उनके लिए तीनों लोकोंकी सम्पत्तिका कोई मूल्य नहीं है । इन तुच्छ 
वस्तुओंके त्यागमें उन्हें किसी प्रकारका विचार नहीं करना पड़ता, यह 
तो प्रेमियोंकी मनचाही बात है। अवसर पाते ही वे भाग निकलते हैं । 
यदि भगवान्‌की प्रेरणा प्राप्त हो जाय तो कहना ही क्या है ! शद्भूने पुत्र 
वज्त्र॒को राजसिहासनपर बेठाया और इस महान्‌ कार्यंके लिए वे भूतलके 
वेकुण्ठ वेडूटानाथपर पहुँच गये । वहाँ जाकर उन्होंने स्वामिपृष्करिणीमें 
स्नान और अमृतोपम दिव्य जलका पान किया। उस पवित्र भूमिमे शद्भुका 
मन रम गया, वहीं एक छोटी-सी कुटियामें रहकर वे उस समयकी 
प्रतोक्षा करने लगे। अब कर्मोका सम्पर्क बहुत कम हो गया था। इसलिए 
निरन्‍्तर भगवन्नामका जप एवं उनकी लीला और स्वरूपका चिन्तन, 
यही उनका काम रहा । योगक्षेमका निर्वाह तो भगवान्‌ करते ही थे। 


उन्हीं दिनों महाष अगस्त्य वेड्भूटाचछकी परिक्रमा करते हुए, 
भगवान्‌के दर्शनकी अभिलापासे अनेक स्थानोंमें विचरण कर रहे थे। 
ब्रह्माने उनसे कहा था, तुम्हें वहीं भगवान्‌के दर्शन होंगे । उनके हृदयकी 
भी वही दशा थी, जो राजाके हृदयकी। कुमारधारा आदि तोथोमें स्नान 
करके वे भगवान्‌की पूजा करते, नाम-जप करते और बड़ी उत्सुकताके 
साथ प्रतीक्षा करते कि अब भगवान्‌ आते ही होंगे । बहुत दिन बीत गये, 
पर भगवान्‌ नहों आये। किसी पेड़का पत्ता खड़कता, तो वे ससम्भ्रभ 
उठकर खड़े हो जाते, कहीं भगवान्‌ न आ रहे हों। किसी पक्षीर्क उड़नेकी 
आहट मिलती तो आकाशकी ओर देखने लगते, शायद गरुइपर चढ़कर 
भगवान्‌ ही आ रहे हों । परन्तु उनकी यह आशा सो-सौ बार निराशाके 
रूपमें परिणत हो गयी। उनके हृदयमें ऐसी हुक उठतो, इतनी व्यथा 
होती कि वे पागल-से हो जाते। उनकी अन्त:पीडाको जानकर भगवानने 
ब्रह्माक हृदयमें प्रेरणा की | उन्होंने बृहस्पति, उपरिचर वसु आदिको 
सन्देश देकर अगस्त्यके पास भेजा । इन लोगोंने आकर अगस्त्य ऋषिसे 
कहा कि आपको राजा शह्भके साथ ही भगवान्‌के दशंन होंगे, इसलिए 
आप स्वामिपुष्करिणीके तटतर चलिये। हम लोग भी आपके साथ 
भगवान्‌के दर्शन करके क्ृतार्थ होंगे। भगवान्‌के दरशंत होंगे यह सुनते ही 
महषि अगस्त्यका चित्त अदम्य उत्साह, स्फूर्ति और आननन्‍्दसे भर गया। 
सम्पूर्ण निराशा और उद्वंग नष्ट हो गये। वे बिना एक क्षणका भी विलम्ब 
किये सब-के-सब स्वामिपुकरिणीके तटपर स्थित राजा दद्भुके पास जानेके 


२३० भक्ति-सव॑स्व 


लिए के पड़े; रास्तेके वृक्ष-लताएँ, नदी-नद, पशु-पक्षी--सब-के-सब आज 
उन लोगोंको शान्ति, प्रेम और आनन्दका सन्देश दे रहे थे । 


शद्धने बड़े प्रेमसे सबका स्वागत किया। जब सुत्थिर हुए, तब 
कीत॑न प्रारम्भ हुआ। एक उद्देश्य, एक अभिलाषा, एक साथनाके इतने 
भक्त इकट्छे हो गये और प्रेममें पाकर ऊँचे स्वरसे नारायण नामकी 
ध्वनि करने लगे। समस्त पव॑तमालाएँ, सम्पूर्ण वनस्थली और अनन्ता- 
काश उस दिव्य ध्वनिसे मुबरित हो गया, दिशा-विदिश्ञाएँ गूँज उठीं । 
मानो आनन्दके अनन्त समुद्रमें बाढ़ आगयरी हो और सारा जगत्‌ उसीमें 
डूब-उतरा रहा हो। सबका चित्त तल्‍लीन हो गया। एक दिन, दो दिन, 
तीन दिन बीत गये, रातके चौथे पहरमें सबको नींद आ गयी । नींद क्या 
थी, भगवान्‌की एक लीला थी। सबने एक साथ ही स्व८्त देखा-- 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ सबके सामने प्रकट हुए, श्याम वर्ण, पीत वस्त्र, चार 
कर-कमलोंमें चार आयुध--शद्धभू, चक्र, गदा, पद्म | प्रसन्नमुख होठोंमें 
मन्द-मन्द मुसकान, प्रेमभरी चितवन, भौंहोंसे मानो अनुग्रहकी वर्षा हो 
रही है। बड़े प्रेमसे बोल रहे हैं--तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी 
भाव-भक्तिसे प्रसन्न हूँ, चाहे जो माँग लो, सब कुछ दे सकता हूँ। 


नींद टूटी । सबको एक ही स्वप्त । बड़े आश्चयंकी बात है। सबके 
हृदयसे आनन्दकी धारा छलक रही थी। आँखें प्रेमके आँसुओंसे भर रही 
थीं। महान्‌ कृपा, महान अनुग्रह। स्वप्नका ही स्मरण करते हुए लोगोंने 
स्वामिपुष्करिणीमें स्नान किया। आवश्यक कृत्थ करके फिर सब-के-सब 
भगवान्‌की सेवा-पूजामें लग गये। सब्रके चित्तमें उल्लास था, सबके 
एक-एक अज्भ फड़क-फड़ककर कह रहे थे--भगवान्‌ आनेवाले हैं। 
स्तुतिप्राथंनाके अनन्तर शबद्भू और अगस्त्य दोनों ही मन्त्र-जप करने 
लगे । वे 3& नमो नारायणाय' इस अष्टाक्षर मन्त्रका जप करते थे। उसी 
समय उनके सामने एक अत्यन्त अद्भुत तेज प्रकट हुआ। वह तेज कोटि- 
कोटि सूर्य, चन्द्रमा और अग्निका एक पुद्ध था । उस ज्यातिसे सम्पूर्ण 
गगनमण्डल भर गया। उस दिव्य ज्योतिम॑य चेतन्यको देखकर सब-के- 
सव आदइचर्यचकित हो गये । सम्पूर्ण हृदयसे भगवान्‌का चिन्तन करने 
लगे । भगवान्‌ उनके सामने प्रकट हुए बड़े भयद्धूर रूपमें, विराट्रूपमें-- 
मन जिसका चिन्तन नहीं कर सकता, वाणी जिसका वर्णन नहीं कर 


राजा शंखकी साधना और भगवत्प्राप्त २३१ 


सकती, ऐसे रूपमें--हजारों नेत्र, हजारों हाथ, हजारों पेर, चमकते हुए 
सोनेकी तरह कान्ति, बड़े विकराल दाँत, मुखसे आगकी बड़ी-बड़ी लपरें 
उगलते हुए। सारा संसार भय ग्रस्‍्त। अगस्त्य, शद्ध, वृह्पति आदि 
बार-बार वन्दना करने लगे। 


भगवान्‌के जो आयुध संसारकी रक्षाके लिए सवंत्र विचरण किया 
करते हैं, वे सब उनकी सेवाके लिए आगये । चक्र, गदा, खड़ग, पुण्डरीक, 
पाञ्चजन्य सब-के-सब मूर्तिमान्‌ होकर सेवा करने लगे। पाश्चजन्यकी 
ध्वनिसे, जिसे सुनकर देत्य भयभीत हो जाते हैं, सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड-मण्डल 
परिपूर्ण हो गया और उसके द्वारा सूचना पाकर ब्रह्मा आदि देवतागण 
अपने-अपने वाहनोंपर सवार होकर वहाँ आगये। सनकादि योगीश्वर, 
वसिष्ठ आदि मुनीश्वर भगवान्‌की स्तुति करते हुए वहाँ उपस्थित हुए । 
साररूप मुक्तिप्राप्त ब्वेतदीपवासी जय-विजय आदि पाष॑द वहाँ आगये। 
कल्पवृक्षसें सबके मानसको आमोदित करनेवाल़ी पुष्पवर्षा होने लगी, 
गन्धव गान करने लगे,. अप्सराएँ नाचने लगीं । ब्रह्मा आदि देवताओंने 
एक स्वरसे स्तुति की--'प्रभो ! तुम्हारी जय हो ! क्ृपासिन्धो ! तुम्हारी 
जय हो! श्यामसुन्दर ! तुम्हारी जय हो ! तुम्हीं संसारके जीवनदाता 
हो, तुम्हीं भक्तोंके भगरभल्लन हो | स्वामिनर ! तुम्हारी जय हो, जय हो, 
जय हो ! तुम आनन्द हो; शान्त हो, वाणी और मनके अगोचर हो । 
तुम्हारे चिदानन्दस्वरूपको भला कौन जान सकता.है:? तुम अणुसे भी 
अणु, स्थूलसे भी स्थूल, सर्वान्तर्यामी हो | लुम्हीं;जाव और प्रकृतिसे परे 
पुरुषोत्तम हो ! तुम्हारे निविशेष ब्रह्मस्वरूपकों मायाघीन: प्राणी नहीं 
जान सकता। तुम्हारे भीषण रूपकी देखकर हम सब. भयभीत हो गये 
हैं। अब कृपा करके सौम्य, शान्तरूपसे दांत दो ।” भगवानने ब्रह्माकी 
प्राथंना स्वीकार की | सबके देखते-ही-देखतें :भगंवानूने अपना भयद्ूर 
रूप अन्तहिंत करके बड़ा हो मधुर सनोहर स्वरूप प्रकट कर दिया। 
रल्लजटित विमानपर वध्यामसुन्दर पीताम्बरधारीचतुर्भूज मूर्ति, कर- 
कमलोंमें चारों आयुष, चन्द्रमाके समान शात्त-शोतंछू मुख, प्रेमभरी 
चितवन, मन्द-मन्द मुसकात देखकर सभी मुरधः हों ग़ये। जब सबने 
प्रणाम-स्तुति कर ली, तब .भगक़ानुने घिज़यावतत्र अंग्रेस्थ्से कहा-- 
'मुनीखर ! तुमने मेरे लिए घोर तपत्या को है, तुम्हारी भाव-भक्तिसे 


२३२ भक्ति-सवंस्व 


में प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो माँगो, मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण 
करूँगा ।' अगरत्य बार-बार भगवानूको प्रणाम कर रहे थे, उनका शरीर 
पुलकायमान था और वाणी गदुगद । उन्होंने रुँधे कण्ठसे कहा--प्रभो ! 
तुम्हारे दर्शनसे मेरी तपस्या, स्वाध्याय, चिन्तन सब सफल हो गये । 
तुम मेरी आँखोंके सामने प्रकट हुए, तुमने मेरा आदर किया, इससे 
बढ़कर मुझे और क्या चाहिए ? तुम्हारी कृपासे मेरी सब इच्छांएँ पूर्ण 
हैं। सोचनेपर भी नहीं मालूम पड़ता कि में तुमसे क्या माँग; फिर भी 
मेरा बालचापल्य यह कहनेके लिए विवश कर रहा है कि तुम मुझे अपने 
चरणोंकी अहैतुकी भक्ति प्रदान करो प्रभो ! एक प्रार्थना है, देवताओंकी 
प्राथंनासे संसारके कल्याणाथं सुवर्णमुखरी नदी आ रहो थी, वह पव॑तोंमें 
फेस गयी है, तुम कृपा करके इसका उद्धार कर दो और इसी पर्वतपर 
तुम निवास करो जिससे लोग तुम्हारी सेवाका अवसर प्राप्त कर सकें ।” 
भगवान्‌ने कहा-मुनीश्वर, मेरी भक्ति तो तुम्हारे हृदयमें पहलेसे हो 
निवास करती है, आगे भी रहेगी । सुवर्णमुखरी नदी भी मुक्त हो-जायगी 
ओर दूसरी गड्भाके समान जगतृका कल्याण करतो रहेगी । तुम्हारी यह 
इच्छा पूर्ण हो । में तुम्हारी प्राथंना स्वीकार करके यहाँ निवास करूँगा, 
जो मेरा दर्शन करेंगे, उनका कल्याण होगा ।' 


भगवानूने राजा शद्भूकों सम्बोधित करके कहा--तुम्हारी प्रेम- 
भक्तिसे में अत्यन्त प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो अभिलाषा हो मैं पूर्ण करूँगा ।' 
शब्भूने अज्ञल्ि बाँधकर कहा--नाथ ! तुम्हारे चरणकमलोंकी सेवाके 
अतिरिक्त और कौन-सी वस्तु में माँग। तुम्हारे प्रेमी भक्त जिस उत्तम 
गतिको प्राप्त होते हैं, वही मुझे भी दो ।” भगवान्‌ने कहा--तुम्हारी 
प्रार्थना पूर्ण होगी । जो मेरी सेवा करते हैं उनके लिए अलभ्य कुछ भो 
नहीं है। तुम कल्पपय॑न्त मेरा स्मरण करते हुए, उत्तम लोकोंमें निवास 
करो। अन्‍न्तमें तुम मेरे लोकमें आओगे । भगवान्‌की आज्ञासे सत्र लोग, 
अपने-अपने लोकको गये और भगवान्‌ अन्‍्तर्धान हो गये। अगस्त्थ ओर 
शद्धभू दोनोंकी अभिलाषा पूर्ण हुई । दोनों कृतकृत्य हो गये । 


धन्य हैं प्रेमी भक्त और उनके भगवान्‌ । 


राजा शंखकी साधना और भगवत्प्राप्ति २३३ 


भक्त पदच्चमाभ 


भगवान्‌ दयामय हैं। सम्पूर्ण जगतपर निरन्तर दयाकी वर्षा करते 
हैं। उनकी ओरसे किसी भी प्रकारका भेद-भाव नहीं है। उसके अनुभवमें 
जो कुछ विलम्ब है वह जीवकी ओरसे ही है, भगवान्‌की ओरसे नहीं । 
जीव जिस समय सच्चे दिलसे उनकी क्पाका अनुमव करनेके लिए 
उन्मुख हो उसी समय वे अपनी उन्नत क्षपाका अनुभव करा देते हैं। 
जीवका सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ इसीमें है कि वह भगवानुकी कृपाका अनुभव 
करे | इसके लिए किसी विशेष साधनाकी आवश्यकता नहीं, केवल भाव- 
भक्ति चाहिए। भीम कुम्हारने कौन-सी तपध्या की थी ? वह तो केवल 
मिट्टीके तुलढसीदक, फल और फूल बनाकर भगवान्‌को चढ़ा दिया करता 
था। इसीसे उसपर रीझ गये । वसु किसान कौन-सा बहुत बड़ा तपस्वी 
था? वह तो केवल साँवेकी खेती करता और उसीका भोग लगाकर 
प्रसाद पाता; केवल इंतनेसे ही उसपर प्रसन्न हो गये । वह रज्दास शूद्र 
ही भगवान्‌के लिए कितना व्याकुल था, केवल उसके एक मानसिक 
अपराधके मार्जनके लिए ही आप चले आये। भगवान्‌की लीला विचित्र 
है। वे कब किसपर क्यों प्रसन्न होते हैं इसको वे ही जानते हैं। परन्तु 
इतना निश्चित है कि वे दयाकी मूर्ति हैं और जो उनको चाहता है, 
उसको वे अवश्य मिलते हैं । 

भारतवर्ष सन्‍्तोंकी खान है। इसमें इतने अधिक सन्त हुए हैं कि 
उनकी गणना किसी प्रकार सम्भव नहीं है। एक-एक तीथंमें, तीथेके 
एक-एक स्थानमें अनेक-अनेक भकक्‍त हो गये हैं। तीथंकी तो बात ही 
क्या, शायद ही कोई ऐसा गाँव बचा हो जिसमें कोई भक्त न हुआ हो । 
वेडूटाचल तो मानो भकतोंके लिए वेकुण्ठ धाम ही है। वहाँ इतने 
अधिक भवत हुए हैं कि इस गये-बीते जमानेमें भी वेडूटाचल इतना 
सुन्दर और इतना आकषंक है कि वहाँ जानेपर एक बार तो प्रत्येक 
सहृदयके मनमें वहीं रह जानेकी अभिलाषा हो ही जाती है। वहाँको 
हरी-भरी परव॑तमालाएँ आकाशगल्ा, स्वामिपुष्करिणी, चक्रतीर्थ आदि 
ऐसे स्थान हैं, जिनमें स्वभावसे ही सात्त्विकता भरी हुई है, ओर उनके 
साथ कोई-न-कोई ऐसी स्मृति लगी हुई है जो जीवको भगवानकी ओर 
अग्रसर करती है । 


२३४ भक्ति-सर्व॑ स्व. 


प्राचीन कालको बात है। आजकल जहाँ बालाजीका मन्दिर है, 
वहाँ थोड़ी दूर एक चक्रपुष्करेणी नामका तीथं है। उसके तटपर 
श्रीवत्सगोत्रीय पद्मताभ नामके ब्राह्मण निवास करते थे। उनके पास न 
कोई संग्रह था न परिग्रह। भगवान्‌के नामका जप, उन्हींका स्मरण, 
उन्हींका चिन्तन--बस, यही उनके जीवनका ब्रत था। इन्द्रियाँ उनके 
बशमें थीं, हृदयमें दीन-दुःखियोंके प्रति दया थी । सत्यसे प्रेम, विषयों के 
प्रति उपेक्षा तथा सम्पूर्ण प्राणियोंमें आत्ममाव--यही उनका जोवन 
था। अपने सुख-दुःखकी कल्पनासे ही उनका हृदय द्रवोभूत हो जाता 
था। कभी वे सूखे पत्ते खा लेते थे, तो कभी पानीपर ही निर्वाह कर 
लेते ओर कभी-कभी तो भगवानके ध्यानमें इतने तन्‍्मय हो जाते कि 
शरीरकी सुधि ही नहीं रहती, फिर खाये-पिये कौन? परन्तु यह सब 
तो बाहुरकी बात थी। उनका हृदय भगवानुके लिए छटपटा रहा था। 
उनके सामने जीवनका कोई मूल्य नहीं था। वे तो ऐसे-ऐसे सौ-सौ जीवन 
निछावर करके भगवान्‌को अपने प्रियतम प्रभुको प्राप्त करना चाहते थे । 
उनके हृदयमें आशा और निराज्ञाके भयद्धूर तुफन उठा ही करते । 
कभी वे झ्ोचने लगते कि भगवान्‌ बड़े दयाल हैं, वे अवश्य ही मुझे 
मिलेंगे, में उनके. चेरण प्रेमाश्ुसे भिगो दूँगा, वे मुझे अपने करकमलोंसे 
उठाकर ह॒ृदयसे लगा लेगे, मेरे सिरपर हाथ रक्‍खेंगे, मुझे अपना कहकर 
स्वीकार करेंगे, में उनके चरणकमलोंपर लोट जाऊँगा। आननन्‍्दके 
समुद्रमें डूबता, उतराता होऊँगा। कितता सोभाग्यमय होगा वह क्षण, 
कितना मधुर होगा उस समयका जीवन ! वे कहेंगे “वरदान माँगो' 
और में कहँगा “मुझे कुछ नहीं चाहिए, में तो तुम्हारी सेवा करूँगा, तुम्हें 
देखा करूँगा। तुम मुझे भूल जाओ या याद रक्‍्खो मैं तुम्हें कभी नहीं 
भूलंगा ।” ऐसी भावना करते-करते पद्मनाभ आनन्द-विभोर हो जाते, 
उनके शरीरमें रोमाश्व हो जाता, आँखोंसे आँसू गिरने लगते । उनकी 
यह प्रेममुग्ध अवस्था बहुत देरतक्क रुहती। वे सारे संसारको भूलकर 
प्रभुकी सेवामें लगे रहते । 

कभी-कभी उनके चित्तमें ठोक इसके विपरोत भावना होने लगती-- 
'कहाँ मैं दीन-हीन, मलिनहृदय एक क्षुद्र प्राणी, कहाँ निखिल ब्रह्म ण्डोंके 
अधिपति भगवान्‌ ! मेरे इस पापपूर्ण हृदयमें वे क्‍यों आने लगे ? मैंने 
कौन-सी ऐसी साधना की है, जिसपर रीझकर वे मुझे दर्शन देंगे ! न जप 


भक्त पद्मताभ र्रे५ 


न तप, न दान न समाधि । जिस हृदयसे उनका चिन्तन करना चाहिए, 
उससे संसारका चिन्तन ! यह तो अपराध है, इसका दण्ड मिलना 
चाहिए। मैं दुःखकी ज्वालामें झुलस रहा हूँ, विषयोंके लिए भटक रहा 
हैं संसारमें; फिर भी भगवस्प्राप्तिती आशा। यह मेरी दुराशा नहीं तो 
और कया है ? शरीरके लिए कितना चिन्तित हो जाता हूँ, विषयोंके 
लिए कितनी उत्सुकता आ जाती है मेरे हृदयमें, संसारके लिए कितनी 
बार रो चुका हूँ में; पर भगवान्‌के लिए आँखोंमें दो बूँद आँसृतक नहीं 
आते । कैसी विडम्बता है, कितना पराडमुख जीवन है । क्या यही जीवन 
भगवत्प्राप्तिके योग्य है, इसका तो विनाश ही उचित और श्रेयस्कर है ।' 
यही सब सोचते-सोचते इतनी वेदना होती उनके हृदयमें कि ऐसा मालूम 
होता मानो अब उनका हृदय फट जायगा। कई बार निराशा इतनी 
बढ़ जाती कि उन्हें अपना जीवन भार हो जाता, कभी-कभी वे मूच्छित 
हो जाते और बेहोशीमें ही पुकारने लगते--हे प्रभो, हे स्वामी, हे 
पुरुषोत्तम ! क्या तुम मुझे अपनो दर्शत नहीं दोगे ? इसी प्रकार रोतें- 
रोते, बिलखते-बिलखते मर जाना ही मेरे भाग्यमें बदा है ? मैं मृत्युसे 
नहीं डरता, इस बीच जीवनका अन्त हो जाय--यही अच्छा है। परन्तु 
मैं तुम्हें देख नहीं पाऊँगा । न जाने कितने जन्मोंके बाद तुम्हारे दर्शन 
हो सकेंगे। मेरी यह करुण पुकार क्या तुम्हारे विश्वव्यापी कानोंतक 
नहीं पहुँचती ? अपना लो प्रभो! मेरी ओर न देखकर अपनी ओर 
देखो।” इस प्रकार प्रार्थना करते-करते वे चेतनाशून्य हो जाते ओर 
उनका शरीर घण्टोंतक यों दही पड़ा रहता । 

लोग कहते हैं, भगवान॒के लिए तप करों; परन्तु तपका अथं क्या 
है--इसपर विचार नहीं करते । जेठकी दुपहरीमें जब सुय॑ बारहों कलासे 
तप रहे हों, पाँच अथवा चौरासी अग्नियोंके बीचमें बैठना, अथवा घोर 
सर्दीमें पानीमें खड़े रहना--तपकी केवल इतनी ही व्याख्या नहीं है । 
तपका अर्थ है अपने किये हुए प्रमादके लिए पद्चात्ताप | अपने जीवनकी 
निम्न स्थितिस असन्तोष और भगवान्‌के विरहकी वह ज्वाला जो 
जीवनकी सम्पूर्ण कलुबताओंको जलाकर उसे सोनेकी भाँति चमका दे 
वास्तवमें यही तपका अर्थ है। यही ताप देवदुलंभ तप है। पद्यनाभका 
जीवन इसी तपस्यासे परिपूर्ण था और वे सच्चे अ्थ॑में तपस्वी थे । एक 
दिन उनकी यह तपस्या पराकाष्ठाको पहुँच गयी। उन्होंने सच्चे हृदयसे, 


२३६ भक्ति-स्व॑स्व 


सम्पूर्ण शवितसे भगवानसे प्रार्थना बी--हे प्रभो, अब मुझे अधिक न 
तरसाओ | तुम्हारे दर्शनकी आशामें अब मैं और कितने दिनोंतक जीवित 
रहूँ ? एक-०»क पल कल्पके समान बीत रटा है, संसार सूना दीखता है 
और मेरा यह दग्ध जीवन, यह प्रभुहीन जीवन विबसे भी कट मालूम 
हो रहा है। वे आँखें किस कामकी, जिन्होंने आजतक तुम्हारे दर्शन नहीं 
क्ये ? अब इनका फूट जाना ही अच्छा है। यदि इस जोवनमें तुम नहीं 
मिल सकते तो इसे नष्ट कर दो । मुझे स्त्री-पुत्र, धन-जन, लोक-परलोक 
कुछ नहीं चाहिए ।। मुझे तो तुम्हारा दशंन चाहिए, तुम्हारी सेवा चाहिए। 
एक वार तुम मुझे अपना स्वीकार कर लो, बस इतना हीं चाहिए। गज, 
ग्राह, गणिका और गीधपर जैसी कृपा तुमने की, क्या उसका पात्र में 
नहीं ? तुम तो बड़े कृपालु हो, क्रपापरवश हो; क्ृपालुता ही' तुम्हारा 
विरद है। मेरे ऊपर भी अपनी कृपाक्री एक किरण डालो |” इस प्रकार 
प्राथंना करते-करते पद्मनाभ भग्वान्‌की अहैतुकी कृपाके स्मरणमें तन्‍्मय 
हो गये । 
भगवानके धेयेंक्री भी एक सीमा है। वे अपने प्रेमियोंस कबतक छिप 
सकते हैं | वे तो सर्वदा, सब जगह, सबके पास हो रहते हैं, केवल प्रकट 
होनेका अवसर ढंढ़ा करते हैं । जब देखते हैं कि मेरे प्रकट. हुए बिना अब 
काम नहीं चल सक्रता, तब तत्क्षण प्रकट हो जाते हैं। वे तो पद्मताभके 
पास पहलेसे ही थे; उनके ताप, उत्कण्ठा और प्रार्थनाको देख-देखकर 
मुग्ध हो रहे थे। जब उनकी अवधि पूरी हो गयी, तब वे पदद्मताभ 
ब्राह्मणके सम्मुख प्रकट हो गग्रे। सारा स्थान भगवान्‌की दिव्य अद्भ- 
ज्योतिसे भर गया। पद्मताभकी पलकें खुल गयीं। सहख्न-सहस्र सुयंके 
समान दिव्य प्रकाश और उसके भीतर शब्ज चक्रगदा पद्मधारी चतुर्भूज 
भगवान्‌ ! हृदय शीतल हो गया। आँखें निन्तिमिष होकर रूपरसका पान 
करने लगीं । पद्मनाभका सम्पूर्ण हृदय उन्मुक्त होकर भगवान्‌ रे कृपापूर्ण 
नेत्रोंसे बरसती हुई प्रेम-बारामें डूबने-उतरा। छलगा। जन्म-जन्मकी 
अभिलाषा पूरी हुई। कुछ कहा नहीं जाता था। भगवान्‌ने एकाएक 
ऐसे अनुम्रहकी वर्षा की कि वे चकित-स्तसम्भित रह गये । भगवान्‌ केबल 
मुस्करा रहे थे । 
कुछ क्षणोंतक निस्तब्ध रहकर गदुगद वाणीसे पद्मताभने स्तुति 
की-प्रभो ! आप ही मेरे, निखिल जगतुक्े और जगतृके स्वामियोंके भी 


भक्त पद्मताभ २३७ 


स्वामी हैं; सम्पूर्ण ऐशव्ये और माधुयँ आपके ही आश्रित हैं। आप 
पतितपावन हैं, आपके स्मरणमात्रसे ही पापोंका नाश हो जाता है। आप 
घट-घटमें व्यापक हैं, जगत्‌के बाहर और भीतर केवल आप ही हैं | आप 
विश्वातीत, विश्वेश्वर और विश्वरूप होनेपर भी भक्‍तोंपर कृपा करके 
इनके सामने प्रकट हुआ करते हैं। ब्रह्मा आदि देवता भी आपका रहस्य 
नहीं जानते, केवल आपके चरणोंमें भक्तिभावसे नम्न होकर प्रणाम 
करते हैं। आपकी सुन्दरता, आपकी कोमलता और आपकी प्रेमवशता 
किसे आपकी ओर आशछ्ृष्ट नहीं कर लेती आप क्षीरसागरमें शयन 
करते रहते हैं, फिर भी अपने भक्‍तोंकी विपत्तिका नाश करनेके लिए 
सवंत्र चक्रधारी रूपमें विद्यमान रहते हैं। भक्त आपके हैं और आप 
भक्‍्तोंके । जिसने आपके चरणोंमें अपना सिर झुकाया, उसको आपने 
समस्त विपत्तियोंसे बचाकर परमानन्दमय अपना धाम दिया। आप 
योगियोंके संमाधिगम्य हैं, वेदान्तियोंके ज्ञानस्वरूप आत्मा हैं, और 
भक्तोंके सव॑स्व हैं । में आपका हुँ, आपके चरणोंमें समपित हुँ--नत हूँ ।” 
इतना कहकर पद्मनाभ मौन हो गये, ओर कहना ही क्या था ? 

अब भगवान्‌की बारी आयी। वे जानते थे कि पद्मनाभ निष्काम 
भक्त हैं, इनके चित्तमें संसारके भोगोंकी तो बात ही क्या--मुक्तिकी भी 
इच्छा नहीं है। इसलिए उन्होंने पद्मनाभसे वर माँगनेकों नहीं कहा । 
उनके चित्तकी स्थिति जानकर उनको सुधामयी वाणीसे सींचते हुए 
भगवानने कहा--हे महाभाग ब्राह्मणदेव, में जानता हूँ कि तुम्हारे 
हृदयमें केवल मेरी सेवाकी इच्छा है। तुम लोक-परलोक, मुक्ति और 
मेरे धामतक-का परित्याग करके मेरी पूजा-सेवामें ही सुख मानते हो 
और वही करना चाहते हो; तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। कल्पपरय॑न्त मेरी 
सेवा करते हुए यहीं निवास करो। अनन्‍्तमें तो तुम्हें मेरे पास आना ही 
पड़ेगा ।। इतना कहकर भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये और पद्मनाभ 
भगवान्‌की शारीरिक तथा मानसिक सेवा करतें हुए अपना सर्वश्रेष्ठ एवं 
आनन्दमय जीवन व्यतीत करने लगे। भगवान॒की सेवा-पजासे बढ़कर 
और ऐसा कर्तंव्य ही कौन-सा है, जिसके लिए भगवान्‌के प्रेमी भक्त 
जीवन धारण करें ? पद्मनाभकी प्रत्येक क्रिया, उनकी प्रत्येक भावना 
भगवान्‌के लिए ही होती थी और स्वभावसे ही उनके द्वारा जगत्‌का 
कल्याण सम्पन्न होता था। ऐसे भक्त एकान्तमें रहकर भी, भगवानुकी 


२३८ भक्ति-सवंस्व 


सेवामें हो लगे रहकर भी अपने शुद्ध सड्धूल्पसे संसारकी जितनी सेवा कर 
सकते हैं, उतनी सेवा कामऐं छगे रहकर बड़े-बड़े कमंनिष्ठ भी नहीं कर 
सकते । 
इसी प्रकार भगवान्‌की सेवा-पूजा करते हुए पद्मनाभकों अनेक वर्ष 
बोत गये। वे एक दिन भगवान्‌का स्मरण करते हुए उनकी पूजाकी 
सामग्री इकट्ठी कर रहे थे, इसी समय एक भयडू:र राक्षसने उनपर 
आक्रमण किया । उन्हें अपने शरोरका मोह नहीं था। मरनेके बाद किसी 
दुःखमय स्थानमें जाना पड़ेगा, यह आशा भी उनके चित्तमें नहीं थी ! 
परन्तु राक्षत खा जायेगा, इस कल्पनासे उनके चित्तमें यह प्रइन अवश्य 
उठा कि तब क्या भगवानूने मुझे अपनी सेवा-पूजाका जो अवसर दिया 
है, वह आज हो, इसी क्षण समाप्त हो जायगा ? मेरे इस सौभाग्यकी 
यहीं इस प्रकार पर्णाहुति हो जायगी ? भगवान्‌ने मुझे जो एक कल्पतक 
पूजा करनेका वरदान दिया है, वह क्‍या झूठा हो जायगा ? यह तो बड़े 
दुःखकी बात है। ऐसा सोचकर वे भगवान्से प्रार्थना करने लगे--हे 
दयासागर ! हे दीनोंके एकमात्र आश्रय ! हे अन्तर्यामी ! हे चक्रवाणे ! 
आप मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। जो भी आपकी शरणमें आया, 
आपने उसकी रक्षा की । मैं आपका शरणागत हूँ, आपका अपना हूँ; क्या 
आपके देखते-देखते यह राक्षस मुझे खा जायगा ? जब ग्राहने गजेन्द्रको 
पकड़ लिया था, दुर्वासाकी क्रृत्या अम्बरीषको खा जाना चाहती थी, 
तब आपने अपना चक्र भेजकर उनकी रक्षा की थी। प्रह्नादकी रक्षाके 
लिए स्वयं आप ही पधारे थे। इस राक्षसका साहस तो इतना बढ़ गया 
है कि यह आपके वरदानको ही खा जाना चाहता है। प्रभो! अपने 
विरदकी रक्षा कीजिये, मुझे इस राक्षससे बचाइये ।! 
तीखी सुईसे कमलका कोमल दल वेधनेमें विलम्ब हो सकता है, 
परन्तु सच्ची प्राथंनाके भगवानृतक पहुँचनेमें तनिक भी विलम्ब नहीं हो 
सकता । अन्‍्तर्यामी भगवान्‌ भक्त पद्मनाभकी प्रार्थनाके पहले ही जान 
गये ये कि उनपर सद्भुट आया है। भगवान्‌ जानते तो सब कुछ हैं और 
करते भी सब कुछ ठीक ही हैं; लोगः उनके विधानपर निर्भर नहीं रह 
पाते, इसीसे कुछ कहने या सोचने लगते हैं। भगवान्‌ने भक्त पद्मनाभकी 
रक्षाके लिए अपने प्रिय आयुध सुदर्शन चक्रकों भेजा । चक्रका तेज कोटि- 
कोटि सूर्यके समान है। भक्‍तोंके भयको भस्म करनेके लिए आगकी 


भक्त पद्मताभ २३९ 


भीषण लपटें उससे निकला करती हैं। चक्रकी ते जोमय मूर्ति देखकर वह 
राक्ष)। भयभीत हो गया और ब्राह्मणको छोड़कर बड़े वेगसे भागा। 
परन्तु सुदर्शन चक्र उसे कब छोड़नेवाले थे ? उन्हें इस राक्षसक्रा भी तो 
उद्धार करना था। 


यह राक्षस आजसे सोलह वर्ष पहले गन्ध्॑ था। इसका नाम सुन्दर 
था । एक दिन श्रीरज्ुक्षेत्रमें अपनी स्त्रियोंके साथ कावेरी नदीमें जल- 
हार कर रहा था। उसी समय उधरसे श्रीरद्भताथके परमभक्‍त मर्हषि 
वसिष्ठ निकले, उन्हें देखकर स्त्रियाँ लज्जित हो गयीं । उन्होंने जल्दीसे 
बाहर निकलकर अपने-अपने वस्त्र पहन लिये। परन्तु मदान्ध सुन्दर 
जहाँ-का-तहाँ उच्छुद्भुेलभावसे खड़ा रहा। महषि वसिष्ठने उसके इस 
अनुचित कृत्यको देखकर डाटा और कहा--नीच गन्धव॑ ! तू इस पवित्र 
क्षेत्रमें, इस पावन नदीमें, इतना गहित कृत्य कर रहा है ! तू गन्धर्व रहने 
योग्य नहीं है; जा राक्षस हो जा ।' वसिष्ठके शाप देते ही उसकी 
स्त्रियोंने दौड़कर महर्षिकं चरण पकड़ लिये। उन्होंने प्रार्थना की कि है 
महर्ष ! आप बड़े शक्तिमान्‌, धमंज्ञ और दयालु हैं। आप हम लोगोंकी 
ओर देखकर हमारे पतिदेवपर क्रोध न करें। पति ही स्त्रियोंका ध्व्‌ ड्रार 
है, पति ही सती स्त्रियोंका जीवन है; यदि सौ पुत्र हों तो भी पतिके 
बिना स्त्री विववा कही जाती है। पतिके बिना स्त्रीका जीवन शून्य है। 
है दयासागर, आप हमपर प्रसन्न हों | हम स्त्रियोंके सम्मानके लिए हमारे 
स्वामीपर कृपा करें| उनका थहू एक अपराध आपकी दय .लुतासे हमारी 
ओर देखकर क्षमा करें; वे आपके सेवक हैं, आपकी आज्ञाकी प्रतीक्षामें 
हैं। महष वसिष्ठ प्रसन्न हो गये। उन्होंने कहा--देवियो, तुम्हारा 
पतिप्रेम आदश है, परन्तु मेरी बात कभी झूठी नहीं होती, मैं जान-बूझकर 
कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए अनजानमें कहो हुई बात भी सत्य हो 
जाती है। इसलिए सुन्दरको राक्षस तो होना ही पड़ेगा; परन्तु आजके 
सोलहवें वर्ष जब यह भगवान्‌के भवत पद्मनाभपर आक्रमण करेगा, तब 
सुदर्शन चक्र इसका उद्धार कर देंगे ?' 
आज बही सालह॒वाँ वर्ष पूरा होनेवाला था। राक्षस बड़े बेगसे भाग 
रहा था, परन्तु सुदर्शन चक्रसे बचकर कहाँ जा सकता था ? देखते-ही- 
देखते, सुदर्शन चक्र उसका सिर काट लिया और तत्क्षण वह राक्षस 
गन्धवं हो गया। दिव्य शरीर, दिव्य वस्त्र एवं दिव्य आभूषणोंसे यक्‍्त 


२४० भक्ति-सर्वस्व 


होकर सुन्दरने सुदर्शन चक्रको प्रणाम करते हुए स्तुति की--'हे भग- 
वान्‌के परम प्रिय आयुध ! में आपको बार-बार नमस्कार करता हूँ। 
आपका तेज कोटि-कोटि सूयंसे भी अधिक है। आप भक्तोंके द्रोहियोंका 
संहार करते हैं । आपने कृपा करके मुझे राक्षसयोनिसे मुक्त किया | अब 
मैं गन्धव॑ होकर अपने लोकमें जा रहा हूँ, आप सवंदा मुझपर कृपा 
रखिये । मुझे आप ऐसा वरदान दीजिये कि मैं आपको कभी न भूल ओर 
सवंदा आपका स्मरण करता रहूँ। में चाहे जहाँ रहूँ, मेरा मम आपकी 
सन्निधिमें रहे ।' सुदर्शन चक्रने 'तथास्तु! कहकर उसकी अभिलाषा पूर्ण 
की । उसने दिव्य विमानपर बेठकर अपने लोककी यात्रा की | 


भक्त पद्मनाभने सुन्दरके गन्धवंलोकमें चले जानेपर सुदर्शन चक्रकी 
स्तुति की--हे सुदर्शन, में तुम्हें बार-बार प्रणाम करता हूँ। तुम्हारे 
जीवनका ब्रत है संसारकी रक्षा। इसीसे भगवानने तुम्हें अपने कर- 
कमलोंका आभूषण बनाया है। तुमने समय-समयपर अनेक भक्तोंको 
महान्‌ विपत्तियोंसे बचाया है, मैं तुम्हारी इस क्रपाका ऋणी हूँ। तुम 
सवंशक्तिमान्‌ हो, में तुमसे यही प्रार्थना करता हूँ कि तुम यहीं रहो और 
सारे संसारकी रक्षा करो | सुदर्शन चक्रने भक्त पद्मनाभकी प्रार्थना 
स्वीकार कर ली और कहा--भकक्‍तवर, तुम्हारी प्रार्थना कभी व्यथ्थ॑ नहीं 
हो सकती, क्योंकि भगवान्‌के तुम परम क्ृपा-पात्र हो। में यहीं तुम्हारे 
समीप हो सवंदा निवास करूँगा । तुम निर्भय होकर भगवान्‌की सेवा- 
पूजा करा। अब तुम्हारी उपासनामें किसी प्रकारका विघ्न नहीं पड़ 
सकता ।' भक्‍त पद्मनाभको इस प्रकारका वरदान देकर सुदर्शन चक्र 
सामनेकी पुष्करिणीमें प्रवेश कर गये। इसीसे उसका नाम चक्रतीथ् 
हुआ । 

भगवान्‌की कृपाका प्रत्यक्ष अनुभव करके भक्त पद्मनाभका हृदय 
प्रेम और आनन्दसे भर गया। वे और भी तन्मयता तथा तत्परतासे 
भगवानूकी सेवा करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगे। ऐसे प्रेमी 
भक्तोंका जीवन ही धन्य है, क्योंकि वे पल-पलूपर और पग-पगपर 
भगवान्‌की अनन्त क्ंपाका अनुभव करके मस्त रहा करते हैं । 

धन्य हैं प्रेमो भक्त ओर उनके प्रियतस प्रभु ! 


भक्त पद्मयनाभ २४१ 


भक्त किरात और नन्‍दी वैश्य 


आशुतोष भगवान्‌ हांकर औढरदानीके नामसे प्रसिद्ध हैं। उनकी 
मुृति वेराग्य, शान्ति, ज्ञान, कृपा और शक्तिकी प्रतीक है। वे सर्वेदवर 
होकर इ्मशानवासी हैं, कर्पुरधवल होनेपर भो सारे शरीरमें भस्म लपेटे 
रहते हैं, अर्द्धनारीश्वर होनेपर भी ऊर्ध्वरेता हैं, धनाधीश कुबेर उनकी 
आज्ञाकी बाट देखते रहते हैं, फिर भी वे क्ृत्तिवासा हैं। स्वार्थ ओर 
परमाथ्थंसे ऊपर उठे होनेपर भी जगत॒ुके आदर्शके लिए वे तपस्यामें संलग्न 
रहते हैं। भगवान्‌ विष्णुक्नी मूति आनन्दमय है तो शद्भ[रकी ज्ञानमयी | 
शद्धूर विष्णुके हृदय हैं तो विष्णु शद्धू रके। दोनोंके स्वरूप दोनों हैं। इसलिए 
दोनों ही एक एवं ज्ञानानन्दघन हैं। किसी भी एककी उपासना कीजिये, 
फल एक ही है। वास्तवमें उनकी उपासना ही जीवनका फल है। जैसे 
विष्णुके अनेक भक्त हो गये हैं, वेसे हो शिवके भी । जैसे भगवान्‌ शद्भूर 
दिव्य हैं, वेसे ही उनके भक्त और उनकी भक्ति भी। वे कब, किसपर, 
क्‍यों रीझते हैं-यह कहा नहीं जा सकता। इस सम्बन्धमें अनेक कथाएँ 
प्रचलित हैं। यहाँ शिवभकत किरात और ननन्‍्दी वेश्यकी कथाका उल्लेख 
किया जाता है। 


प्राचीनकालमें नन्‍दीं नामके वेश्य अवन्ती नगरीके एक धनीमानी 
और प्रतिष्ठित पुरुष थे । वे बड़े सदाचारी थे, अपने वर्णाश्रमोचित धमंके 
पालनमें उनकी बड़ी निष्ठा थी। प्रतिदिन शिवपूजा करनेका तो उन्होंने 
नियम ही ले रखा था। प्रतिदिन प्रातः:काल उठते, विधि-विधान जानने- 
वाले ब्राह्मणोंके साथ मन्दिरमें जाते और अपनी शक्तिके अनुसार 
भगवान्‌ शद्भुरकी पूजा करते । पश्चामृतसे स्तान कराकर नाना प्रकारके 
रंग-विरंगे सुगन्ध्रित पुष्प चढ़ाते और सपहारमें मणि, मोती ओर हीरे 
समर्पित करते। नैवेद्यके लिए अनेक प्रकारकी सामग्री नित्य तैयार 
करवाते और बड़े उत्साहसे उसका भोग लगातें । उनका यह नित्यनियम 
बहुत वर्षोतक चलता रहा । 


रढर भक्ति-सर्व॑स्व 


यद्यपि भगवान्‌ शंकर केवल पूजासे भी प्रसन्न होते हैं, इन्द्रसेन राजापर 
तो जो अपने सेनिकोंसे आहर-प्रहर' कहा करता था उसके 'हर-हर' 
इस'उच्चारणपर ही प्रसन्न हो गये - तथापि वे अपने भक्‍तमें कोई त्रुटि 
नहीं रहने देना चाहते; इसलिए कभी-कभी प्रसन्न होनेमें विलम्ब भी कर 
दिया करते हैं। यह विलम्ब भी उनकी अतिशय कृपासे परिपूर्ण ही होता 
है। उन्होंने वहाँ एक ऐसी घटना घटित की जिससे यह मालूम हो जाय 
कि भगवान्‌ केवल नियमपालनसे ही प्रसन्न नहीं होते, उनके लिए और 
भी कुछ आवश्यक है ओर वह है भाव-भक्ति, प्रेम एवं आत्मसमपंण । 


जिस मन्दिरमें नन्‍दी वेश्य पूजा करते थे, वह बस्तीसे कुछ दूर 
जंगलमें था। एक दिनकी बात है कि कोई किरात शिकार खेलता हुआ 
उधरसे निकला । प्राणियोंकी हिसामें, जो कि अत्यन्त गहित है, उसे रस 
मिलता था। उसको बुद्धि जड़प्राय थी, उसमें विवेकका लेश भी नहीं 
था। दोपहरका समय था, वह भूख प्याससे व्याकुल हो रहा था। 
मन्दिरके पास आकर वहाँके सरोवरमें उसने स्नान किया और जल- 
पानकर अपनी तृषा शान्‍्त की। जब वहाँसे लौटने लगा, तब उसकी 
दृष्टि मन्दिरपर पड़ी | पूर्व॑जन्मकें न जाने कौन-से संस्कार उसके चित्तमें 
उग आये और उसके मनंमें यह इच्छा हुई कि मन्दिरमें जाकर भगवान्‌- 
का दर्शेन कर ल। जब उसने मन्दिरमें जाकर भगवान्‌ शब्भूरका दर्शन 
किया तो उसके चित्तमें पूजा करनेका संकल्प उठा और उसने अपनी 


बुद्धिके अनुसार पूजा की । 


उसने केसे पूजा की होगी इसका अनुमान सहज ही लग सकता है । 
न उसके पास पूजाकी सामग्री थी ओर न वह उसे जानता ही था। किस 
सामग्रीका उपयोग किस विधिसे किया जाता है, यह जाननेकी भी उसे 
आवश्यकता नहीं प्रतीत हुईं। उसने देखा, लोगोंने स्नान कराकर बिल्व- 
पत्र आदि चढ़ाये हैं। उसने एक हाथसे बिल्वपत्र तोड़ा, दूसरे हाथमें 
मांस पहलेसे ही था। गण्डूष-जलसे स्नान कराकर उसने बिल्वपत्र और 
मांस चढ़ा दिया। वह मांसभोजी भील था, उसको इस बातका पता 
नहीं था कि देवताको मांस नहीं चढ़ाना चाहिए। यही काम यदि कोई 
जान-बूझकर करे तो वह दोषका भागी होता। परन्तु उसने तो भावसे 
अपनी शक्ति ओर ज्ञानके अनुसार पूजा की थी। बड़ा आनन्द हुआ उसे, 


भक्त किरात और नन्‍्दी वेश्य २४३ 


प्रेममुगध होकर वह शिवलिंगके सम्मुख साष्टाड़ दण्डवत्‌ करने लगा। 
उसने दृढ़तासे यह निचइय किया कि आजसे में प्रतिदिन भगवान्‌ दाद्धु र- 
की पूजा करूँगा । उसका यह निदचय अविचल था, क्योंकि यह उसके. 
गम्भीर अन्तस्तलकी प्रेरणा थी । 


दूसरे दिन प्रातःकाल नन्दी वैश्य पूजा करने आये। मन्दिरकी 
स्थिति देख वे अवाक रह गये। कलकी पूजा इधर-उधर बिखरो पड़ो 
थी, मांसके टुकड़े भी इधर-उधर पढ़े थे | उन्होंने सोचा-- यह क्‍या हुआ ? 
मेरी पूजामें ही कोई त्रुटि हुई होगी, जिसका यह फल है। इस प्रकार 
मन्दिरको भ्रष्ट करनेवाला विघ्त तो कभी नहीं हुआ था। अवध्य ही 
यह मेरा दुर्भाग्य है।' यही सब सोचते हुए उन्होंने मन्दिर साफ कियो 
और पुनः स्तानादि करके भगवानुकी पूजा की। घर लौटकर उन्होंने 
पुरोहितसे सारा समाचार कह सुनाया और बड़ी चिन्ता प्रकट की । 
पुरोहितको क्‍या मालूम था कि इस काममें भी किसीका भक्ति-भाव हो 
सकता है। उन्होंने कहा--अवश्य ही यह किसी मूखंका काम है, नहीं 
तो रत्नोंकी इधर-उधर बिखेरकर भला कोई मन्दिरको अपवित्र एवं 
भ्रष्ट क्यों करता ? चलो, कल हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे और देखेंगे 
कि कौन दुष्ट ऐसा काम करता है ? नन्‍दी बेब्यने बड़े दुःखसे वह रात्रि 
व्यतीत की । 


प्रात:काल होते-न-होते नन्‍दी वेश्य अपने पुरोहितको लेकर शिव- 
मन्दिर पहुँच गया । देखा, वही हालत आज भी थो जो कल थी। वहाँ 
मार्जज आदि करके नन्दीने शिवजीकी पद्चयोपचार पूजा की और रुद्रा- 
भिषेक किया। बाह्मण स्तुतिपाठ करने लगे । वेद-मन्त्रोंकी ध्वनिसे वह 
जंगल गूँज उठा, सबकी आँख लगी हुई थी कि देखें मन्दिरको भ्रष्ट 
करनेवाला कब किधरसे आता है। 


दोपहरके समय किरात आया। उसकी आकृति बड़ी भयदड्धुर थी। 
हथोंमें घनुष-बाष लिए हुए था। शद्भुर भगवान्‌की कुछ ऐसी लीला 
ही थी कि किरातको देखकर सब-के-सब डर गये और एक कोनेमें जा- 
छिपे । उनके देखते-देखते किरातने उनकी की हुई पूजा नष्ट-अरष्ट कर 
दी एवं गण्डूष-जलसे स्नान कराकर बिल्वपत्र ओर मांस चढ़ाया। जंब 
वह साष्टाज़ु नमस्कार करके चला गया, तब नन्‍्दी वेश्य ओर ब्राह्मणोंके 


२४४ भक्ति सर्वस्व 


जीमें जी आया और सब बस्तीमें लौट आये । नन्‍दीके पूछनेपर ब्राह्मणोंने 
यह व्यवस्था दी कि यह उपासना विध्त है। बड़े-बड़े देवता भी इसका 
निवारण नहीं कर सकते । इसलिए उस लिज्भमूतिको ही अपने घर ले 
आना चाहिए। उन विद्वानोंके चित्तमें यह बात कब आ सकती थी कि 
वह किरात नन्दी वेश्यकी अपेक्षा भगवान्‌का श्रेष्ठ भक्त है और वह भी 
अपनी जानमें भगवान्‌की उपासना ही करता है। ब्राह्मणोंकी व्यवस्थाके 
अनुसार शिवलिज्भ वहाँसे उखाड़ लाया गया और- नन्‍्दी वैश्यके घरपर 
विधिपूवंक उसकी प्रतिष्ठा की गयी। उनके घर सोने और मणि-रत्नोंकी 
कमी तो थी ही नहीं, संकोच छोड़कर उनका उपयोग किया गया; 
परन्तु भगवान्‌को धन-सम्पत्तिके अतिरिक्त कुछ और भी चाहिए। 


प्रतिदिनके नियमानुसार किरात अपने समयपर छद्भूरकी पूजा करने 
आया; परन्तु मूतिको न पाकर सोचने लगा--यह क्या, भगवान्‌ तो 
आज हैं हो नहीं ।” मन्दिरका एक-एक कोना छान डाला, एक-एक 
छिद्कको ध्यानपूर्वंक देखा, मन्दिरके आस-पास भी यथासम्भव ढूँढ़नेकी 
चेष्टा की; परन्तु सब व्यथं । उसके भगवान्‌ उसे नहीं मिले । किरातकी 
दुष्टिमें वह म॒ति नहीं थी, स्वयं भगवान्‌ थे । अपने प्राणोंके लिए वह 
भगवान्‌की पूजा नहीं करता था। अपने जीवनसवं॑स्व प्रभुको न पाकर 
वह विह्ल हो गया और बड़े आतंस्वरसे पुकारने लगा--महादेव, 
शम्भो, मुझे छोड़कर तुम कहाँ चले गये ? प्रभो, अब एक क्षणका भी 
विलम्ब सहन नहीं होता । मेरे प्राण तड़फड़ा रहे हैं, छाती फटी जा रही 
है, आँखोंसे कुछ सूझता नहीं। मेरी करुण पुकार सुनो, मुझे जीवनदान 
दो। अपने दर्शनसे मेरी आँखें तृप्त करो। जगन्नाथ, त्रिपुरान्तक, यदि 
तुम्हारे दर्शन नहीं होंगे तो में जीकर क्या करूँगा ? प्रतिज्ञापूवंक कहता 
हूँ और सच कहता हूँ, तुम्हारे बिना मेरी क्या दशा हो रही है, में तुम्हारे 
बिना जी नहों सकता । क्‍या तुम देख नहीं रहे हो आशुतोष, कि यह 
निष्ठुरता तुम्हारे अनुरूप नहीं है ? क्या तुमने समाधि लगा ली ? क्या 
कहीं जाकर सो गये ? मेरी करुग पुकार क्या तुम्हारे कानोंतक नहीं 
पहुँच रही है?” इस प्रकार प्रार्थता करते-करते किरातकी आँखोंसे 
आँसुओंकी धारा अविरल रूपसे बहने लगो। वहू विकल हो गया,-अपने 
हाथोंको पटकने तथा शरीरको पीटने लगा | उसने कहा--अपनी जानमें 


भक्त किरात और नन्‍्दी वेश्य २४५ 


मैंने कोई अपराध नहीं किया है, फिर क्या कारण है कि तुम चले गये ? 
अच्छा यही सही; में तो तुम्हारी पूजा करूँगा ही । किरातने अपने हाथसे 
बहुत-सा मांस काटकर उस स्थानपर रक्‍्खा जहाँ पहले शिवलिज्ध था। 
स्वस्थ हृदयसे, क्योंकि अब उसने प्राणत्यागकका निरचय कर लिया था, 
सरोवरमें स्नान करके सदाकी भाँति पूजा की और साष्टाजु प्रणाम 
करके ध्यान करने बैठ गया । 


ध्यान तो बहुत-से लोग करते हैं, परन्तु वे तो कुछ समय तक 
कतंव्यपालनके लिए ध्यात करते है। इसीसे वे अपने अन्तर्देश्में प्रवेदद 
नहीं कर पाते, क्‍योंकि ध्यानके बादके लिए बहुत-सी वासनाओंको वे 
सुरक्षित रखे रहते हैं। किरातके चित्तमें अब एक भी वासना अवधिष्ट 
नहीं थी, वह केवल भगवान्‌का दर्शन चाहता था । ध्यान अथवा मृत्यु 
यही उसकी साधना थी। यही कारण है कि बिना किसी विक्षेपके उसने 
लक्ष्वेध कर लिया और उसका चित्त भगवान्‌क लीलालोकमें विचरण 
करने लगा। उसकी अनन्‍्तदूंष्टि भगवानुके कर्पूरोज्ज्वल भस्मभूषित, 
गज्भातरड्भरमणीयजटाकलापसे श्योभित एवं सपंपरिवेष्टित अड्भोंकी 
सौन्दर्यसुधाका पान करने लगी और वह उनकी लीलामें सम्मिलित 
होकर विविध प्रकारसे उनकी सेवा करने लगा । उसे बाह्य जगत्‌, शरीर 
अथवा अपने-आपकी सुधि नहीं थी| वह कंवल अन्तज॑गत्‌की अमृतमयी 
सुरभिसे छक रहा था, मस्त हो रहा था। बाहरसे देखनेपर उसका शरीर 
रोमाश्वित था, आँखोंसे आँसूकी बूँदें दुलक रहा थीं, रोम-रोमसे आनन्दकी 
धारा फूटी पड़ती थी। उस क्रूरकर्मा किरातके अन्तरालमें इतना माघुय॑ 
कहाँ सो रहा था, इसे कौन जान सकता है। 


किरातकी तन्‍्मयता देखकर शिवने अपनी समाधि भज्ड की | वे 
उसके हृदयमें नही, इन चर्मचक्षुओंके सामने-जिनसे हम लोग इस 
संसारको देखते हैं--प्रकट हुए। उनके ललाटदेशस्थित चन्द्रने अपनी 
सुधामयी रश्मियोंस किरातकी काया उज्ज्वल कर दी । उसके शरीरका 
अणु-अणु बदलकर अमृतमय हो गया। परन्तु उसकी समाधि ज्यों-की-्त्यों 
थी। भगवानुने मानो अपनी अनुपस्थितिके दोषका परिमाज॑न करते हुए 
किरातसे कहा--हे महाप्राज्ञ, हें वीर, में तुम्हारे भक्तिभाव और प्रेमका 
ऋणी हूँ। तुम्हारी जो बड़ी-से-बड़ी अभिलाषा हो, वह मुझसे कहो; में 


२४६ भक्ति-सवंस्व 


तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ ।!” भगवान्‌की वाणी और सड्ूल्पने 
किरातको बाहर देखनेके लिए विवश किया ! परन्तु जब उसने जामा 
कि में जो भीतर देख रहा था वही बाहर भी है, तब तो उसकी प्रेमभक्ति 
पराकाष्ठाको पहुँच गयी और वह सर्वाड्रसे नमस्कार करता हुआ 
श्रीभगवान्‌के चरणोंमें लोट गया। भगवान्‌के प्रेमपृवंक उठानेपर और 
प्रेरणा करनेपर उसने प्रार्थना की--'भगवन्‌, में आपका दास हूँ। आप 
मेरे स्वामी हैं--मेरा यह भाव सदा बना रहे और मुझे चाहे जितनी बार 
ज़न्म लेना पड़े, में तुम्हारी सेवामें संलग्न रहूँ। प्रतिक्षण मेरे हृदयपें 
तुम्हारा प्रेम बढ़ता ही रहे। प्रभो ! तुम्हीं मरी दयामयी माँ ही ओर 
तुम्हीं मेरे न्‍्यायशील हो। मेरे सहायक बन्धु और प्राणप्रिय संखा भी 
तुम्हीं हो । मेरे गुरुदेव, मेरे इष्टदेव और मेरे मन्त्र भी तुम्हीं हो । तुम्हारे 
अतिरिक्‍त तीनों लोकोंमें और कुछ नहीं है, केवल तुम्हीं हो।' किरातकी 
निष्काम प्रेमपूर्ण प्राथंना सुनकर भगवान्‌ बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने 
सवंदाके लिए उसे अपना पाष॑द बना लिया। उसे पार्षदरूपमें प्राप्त करके 
हाद्धूरको बड़ा आनन्द हुआ और वें अपने उल्लासको प्रकट करनेके लिए 
डमरू बजाने लगे । 


भगवान्‌के डमरूके साथ ही तीनों लोकमें भेरी, शंख, मृदड़ु और 
नगारे बजने लगे | सवंत्र 'जय-जय'की ध्वनि होने लगी। शिवभकक्‍तोंके 
चित्तमें आनन्दकी बाढ़ आ गयी। यह आनन्द-कोलाहल तत्क्षण नन्‍्दी 
वेश्यके घर पहुँच गया । उन्हें बड़ा आइचयं हुआ और वे अविलम्ब वहाँ 
पहुँचे । किरातके भक्तिभाव और भगवत्‌-प्रसादको देखकर उनका हृदय 
गदगद हो गया और जो कुछ अज्ञानरूप मल था उनके जिक्तमें कि: 
भगवान्‌ धन आदिसे प्राप्त हो सकते हैं वह सब धुल गया, वे मुग्ध होकर 
किरातक़ी स्तुति करने लगे--'हे तपस्वी, तुम भगवान्‌के परम भक्त हो; 
तुम्हारी भक्तिसे ही प्रसन्न होकर भगवान्‌ यहाँ प्रकट हुए हैं। में तुम्हारी 
शरणमें हूँ। अब तुम्हीं मुझे भगवान्‌के चरणोंमें अपित करो ! नन्दीकी 
बातसे किरातको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने तत्क्षण नन्‍्दीका हाथ 
पकड़कर भगवानके चरणोंमें उपस्थित किया। उस समय भोले बाबा 
सचमुच भोले बन गये । उन्होंने किरातसे पूछा--'ये कौन सज्जन हैं ? 
मेरे गणोंमें इन्हें लानेकी गया आवश्यकता थी ?” किरातने कहा--प्रभो, 


भक्त किरात और नन्दी बेइय २४७ 


ये आपके सेवक हैं, प्रतिदिन रत्न-माणिक्यसे आपको पूजा करते थे । 
आप इनको पहचानिये और स्वीकार कीजिये ।” शदड्भुरने हँसते हुए 
कहा--'मुझे तो इनकी बहुत कम याद पड़तो है। तुम तो मेरे प्रेमी हो, 
सखा हो; परन्तु ये कौन हैं ? देखो भाई, जो निष्काम हैं, निष्कपट हैं ओर 
हृदयसे मेरा स्मरण करते हैं, वे ही मुझे प्यारे हैं, में उन्हींको पहचानता 
हूँ किरातने प्रार्थना की--भगवन्‌, में आपका भक्त हूँ और यह मेरा 
प्रेमी है। आपने मुझे स्वीकार किया और मैंने इसे, हम दोनों ही आपके 
पाषंद हैं।” अब तो भगवान्‌ शद्भुरको बोलनेके लिए कोई स्थान ही नहीं 
रहा । भक्तकी स्वौकृति भगवान्‌को स्वीकृतिसे बढ़कर होती है। किरातके 
मुंहसे यह बात निकलते ही सारे संसारमें फेल गयी । लोग शत-शत 
मुखसे प्रशंसा करने लगे कि किरातने नन्‍्दी वेश्यका उद्धार कर दिया । 


उसी समय बहुत-से ज्योतिमंय विमान वहाँ आगये ।. भगवान्‌ 
शद्भुरका सारूप्य प्राप्त करके दोनों भक्त उनके साथ केलास गये ओर 
माँ पावंतीके द्वारा सत्कृत होकर वहीं निवास करने लगे। यही दोनों 
भक्त भगवान्‌ शद्भूरके गणोंमें नन्दी और महाकालके नामसे प्रसिद्ध 
हुए। इस प्रकार नन्‍्दीकी भक्तिके द्वारा किरातकी भक्तिको पूर्ण करके 
अशुतोष भगवान्‌ छड्भुरने दोनोंको स्वरूपदान किया और कृतकृत्य 
बनाया । 


धन्य हैं ऐसे दयालु भगवान्‌ और -उनके प्रेमी भक्त ! 


भक्त राजा 


दक्षिग देशमें पाण्डथ और चोलवंशियोंके राज्य चिरकालसे प्रसिद्ध 
हैं। दोनों ही वंशोंमें बड़े-बड़े धर्मात्मा, न्‍्यायशील, भगवद्भूक्त राजा हो 
गये हैं । उनके प्रजापालतकी बात आज भी बड़े प्रेमसे कही-सुनी जाती 
है। वे प्रजाको सगे पुत्रसे बढ़कर मानते थे और प्रजा भी उन्हें मनुष्यके 
रूपपें परमेश्वर ही समझती थी | सब सुखी थे, सवंत्र शान्ति थी। जिन 
दिनों पाण्डयवंशकी राजधानी मथुरा थी--जिसे आजकल मदुरा कहते 
हैं, उसके एकच्छत्र अधिपति थे राजा पुष्यनिधि। पृषण्यनिधिका नाम 
साथंक था; वास्तवमें वे पुण्योंक खजाने हो थे। उनका सादा जीवन 
इतना उच्च और आदशे था कि जो भी उन्हें देखता, प्रभावित हुए बिना 
नहीं रहता । उनके जीवनमें शान्ति थी, उनके परिवारमें शान्ति थी और 
उनके राज्यमें शान्ति थी। उनके पुण्यप्रतापसे, उनके छुद्ध व्यवहारसे 
सम्पूर्ण प्रजा पुण्यात्मा हो रही थी। शासनकी तो आवश्यकता ही नहीं 
पड़तो थी, सब लोग बड़े प्रेमसे अपने-अपने कतंव्यका पालन करते थे । 
उनके पास सेना प्रजाकी रक्षाके लिए ही थी। उनका सारा व्यवहार 
प्रेम और आत्मबलसे ही चलता था। वे समय-समयपर तीथ॑यात्रा करते, 
यज्ञ करते, दान करते और दिल खोलकर दीन-दुखियोंकी सहायता 
करते | सबसे बड़ा गुण उनमें यह था कि वे जो कुछ भी करते थे, 
भगवान्‌के लिए, भगवानुकी प्रसशन्नताके लिए और भगवान्‌के प्रेमके लिए। 
उनके चित्तमें न तो इस लोकके लिए कामना थी न परलोकके लिए। वे 


शुद्ध भावसे भगवान्‌की आज्ञा समझकर उन्हींकी शक्तिसे, उन्हींकी 
प्रसप्नताके लिए अपने कत॑व्योंका पालन करते थे । 


एक बार अपने परिवार और सेनाके साथ. राजा पृष्यनिधिने सेतुबन्ध 
रामेश्वरकी यात्रा की | इस बार उनकी यह इच्छा थी कि समुद्रके पवित्र 
तटपर गन्धमादन पर्वतकी उत्तम भूमिमें अधिक दिनोंतक निवास किया 
जाय । इसलिए राज्यका सारा भार पुत्रको सौंप दिया और आवश्यक 
सामग्री एवं सेवकोंको लेकर वे वहीं निवास करने लगे । 

वैसे तो मथुरा भी एक परम पावन तीथं ही है। भगवती मीनाक्षी 
और भगवात्‌ सोमसुन्दरकी क्रीड़ास्थली होनेके कारण उसकी महिमा भी 
कम नहीं है। परन्तु रामेश्वर तो रामेश्वर ही है । वहाँ भगवान्‌ रामने 
शिवलिड्की प्रद्िष्ठा की है। सब तीर्थ मूर्तिमानु होकर वहाँ निवास 


भक्त राजा पुष्यनिधि २४९ 


करते हैं । वहांका समुद्र, वहाँके जड़ ल--सभी मोहक हैं, तपोमय हैं और 
सात्त्विकताका सश्चार करनेवाले हैं। राजा पुण्यनिधिका मन वहों रम 
गया । वे बहुत दिनोंतक वहीं रह गये । उनके हृदयमें भगवान्‌की भक्ति 
थी। वे जहाँ जाते, जहाँ रहते वहीं भगवान्‌का स्मरण-चिन्तन किया 
करते | मतमें कोई कामना तो थी नहीं, इसलिए उनका अन्तःकरणं शुद्ध 
था| शुद्ध अन्त:करणमें जो भी सद्धूल्प उठता है वह भंगवानकी प्रसन्नताके 
लिए होता है और उस सदड्थूल्पके अनुसार जो क्रिया होती है वह भी 
भगवान्‌के लिए ही होती है। राजाके चित्तमें विष्णु और शिवके प्रति 
कोई भेदभाव नहीं था। वे कभी जड़्लोंमें घूम-घूमकर भगवान्‌ रामकी 
लीलाओंका अनुसन्धान करते । एक बार उनके मनमें आया कि एक 
महान यज्ञ करके भगवान्‌की प्रसन्नता प्राप्त की जाय । बड़ी तैयारीके 
साथ यज्ञकी समाप्तिपर अवभूथ स्नान करनेके लिए राजा धनुष्कोटि 
तीर्थमें गये । रामेश्वर “तीथंसे बारह-तेरह मीलकी दूरीपर समुद्रमें 
धनुष्कोटि तीर है। वहाँका समुद्र धनुषाकार है। कहते हैं कि लंकापर 
विजय प्राप्त करके जब भगवान्‌ राम लौटकर आ रहे थे तब उन्होंने यहाँ 
धनुषका दान किया था अथवा धनुषकी प्रत्यश्चा उतार दी थी। उस 
तीथंमें स्नान करके राजाकों बड़ा आनन्द हुआ | भगवान्‌की स्मृतिके 
साथ जो भी काम किया जाता है, वह आनन्ददायक होता है। 

राजा पुण्यनिधि जब स्नान, दान, नित्यकमं और भगवान्‌की पूजा 
करके वहाँसे लोटने लगे तब उन्हें रास्तेमें एक बड़ी सुन्दर कन्या मिली । 
वह कन्या कया थी सौन्दर्यकी प्रतिमा थी। उसकी आँखोंमें पविन्नता थी 
और उसका सम्पूर्ण शरीर एक अद्भुत कोमलतासे भर रहा था मानो 
भगवान्‌की प्रसन्नता ही मूर्तिमान होकर आयी हो। वास्तवमें वह 
भगवान्‌की प्रसन्नता ही थो। न जाननेपर भी राजाका चित्त उसकी ओर 
खिंच गया मानो वह उनकी अपनी ही लड़की हो उन्होंने वात्सल्यस्नेहसे 
भरकर पूछा--बेटी ! तुम कौन हो, किसकी कन्या हो, यहाँ किसलिए 
आयी हो ?' कन्याने कहा--'मेरे माँ-बाप नहीं हैं, भाई-बन्धु भी नहीं हैं, 
मैं अनाथ हूँ। मैं आपकी पुत्री बननेके लिए आयी हूँ । मैं आपके महलमें 
रहुगी आपको देखा करूँगी; लेकिन एक शर्त है, यदि कोई मुझे बलपूर्वंक 
स्पर्श करेगा अथवा मेरा हाथ पकड़ लेगा तो आपको उसे दण्ड देना 
पड़ेगा । यदि आप ऐसा करेंगे: तो बहत दिनोंतक मैं आपके पास रहूँगी।' 


२५० भक्ति-सवंस्व 


राजा पुण्यनिधि यह नहीं समझ रहे थे कि मेरे अक्षय पुण्योंका फल 
ही मूर्तिमान होकर आया है। उन्हें इस बातका बिल्कुल पता नहीं था 
कि भगवान्‌की अर्धाड्िनी लक्ष्मी ही मुझपर कृपा करनेके लिए भगवान्‌की 
इच्छासे उनसे प्रेमकलह करके मेरे घर आयी हैं। उन्हें इस बातका 
अनुमान भी नहीं था कि ये मेरे धर्मकी, सत्यकी, प्रतिज्ञाके पालनकी 
परीक्षा लेकर मेरे जीवनको और भी उज्ज्वल रूपमें जगतके सामने 
रखनेके लिए, भगवान्‌को प्रकट करनेके लिए, मेरे सामने प्रकट हुई हैं । 
भगवान्‌के प्यारे भक्त तो यों ही परम दयालु होते हैं, अनाथकी सेवा 
करनेके लिए उत्सुक रहने हैं; क्योंकि जो किसीका नहीं है, वह भगवानका 
है। जो उसकी सेवा करता है, वह भगवानके अपने जनकी सेवा करता 
है। राजा इस अनाथ लड़कीको कैसे छोड़ सकते थे । उनकी दृष्टिमें तो 
यह एक अनाथ लड़की हो नहीं थी, अस्पष्ट रूपमें उनके हृदयके किसी 
कोनेमें यह बात अवश्य थी कि इसका मेरे इष्टदेवसे सम्बन्ध है। हा-न- 
हो यह उनन्‍्हींकी कोई लीला है। राजाने कहा--“बेटी, तुम जो कह रही 
हो वह सब मैं करूंगा । मेरे घर कोई लड़की नहीं है, एक लड़का है, 
तुम अन्त:पुरमें मेरी धर्मंपत्नीके साथ पृत्रीके रूपमें निवास करों। जब 
तुम्हारी अवस्था विवाहके योग्य होगी तब तुम जैसा चाहोगी वेसा कर 
दूँगा ।' कन्याने राजाकी बात स्वीकार की और उनके साथ समथपर 
राजधानीमें गयी । राजा पुण्पनिधिकी धमंपत्नी विन्ध्यावली अपने पतिके 
समान ही शुद्ध हृदयकी थी । अपने पतिको ही भगवान्‌ुकी मूर्ति समझकर. 
उनकी पूजा करती थी। उनकी प्रसन्नताके लिए ही प्रत्येक चेष्टा करती 
थी। उसका मन राजाका मन था, उसको जीवन राजाका जीवन था। 
यह कन्या पाकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुईं। राजाने कहा यह हमलोगोंकी 
लड़की है, इसके साथ परायेका-सा व्यवहार कभी नहीं होना चाहिए । 
विन्ध्यावलीने प्रेमसे कनन्‍्याका हाथ पकड़ लिया और अपने पुत्रके समान 
ही इसका पालन-पोषण करने लगी । इस प्रकार कुछ दिन बीते । 
भगवान्‌की लीला बड़ी विचित्र है। वे कब, किस बहाने किसपर 
कृपा करते हैं, यह उनके सिवा और कोई नहीं जानता। राजा पुण्य- 
निधिपर कृपा करनेके लिए ही तो यह लीला रची गयी थी। अब वह 
अवसर आ पहुँचा। एक दिन वह कन्या सखियोंके साथ मह॒लके 
पुष्पोद्यानमें फूल चुन रही थी। एक ही उम्रकी सब लड़कियाँ थीं, हँस- 
खेलकर आपसमें मनोरज्न कर रही थीं। उसी समंय वहाँ एक ब्राह्मण 


भक्त राजा पण्यनिधि २५१ 


आया | उसके कन्धेपर एक घड़ा था, जिसमें जल भरा हुआ था । एक 
हाथसे वह उस घड़ेको पकड़े हुए था, मानो अभी गड्भास्नान करके लौट 
रहा हो । उसके शरीरमें भस्म लगा हुआ था और मस्तकपर त्रिपुण्डु 
था। हाथमें रुद्राक्षकी माला और मुखमें भगवान्‌ शद्धूरका नाम | इस 
ब्राह्मणको देखकर वह कन्या स्तब्ध-सी हो गयी । वह पहचान गयी कि 
ब्राह्मणके वेषमें यह कौन है। यह छलद्यवेशी ब्राह्मण इसी कन्याको तो 
ढूँढ़ रहा था| कन्याकी ओर दृष्टि जाते ही ब्राह्मणने पहचान लिया और 
आकर उस कन्याका हाथ पकड़ लिया। कन्या चिल्ला उठी। उसकी 
सखियोंने भी साथ दिया । उनकी आवाज सुनते हो कई सेनिकोंके साथ 
राजा पुण्यनिधि वहाँ आ पहुँचे और पूछा--बेटी, तुम्हारे चिल्लानेका 
क्या कारण है? किसने तुम्हारा अपमान किया है ?' कन्याकी आँखोंमें 
आँसू थे, वह खेद और रोषसे कातर हो रही थी, उसने कहा --'पाण्ड्य- 
नाथ, इस ब्राह्मणने बलात्‌ मेरा हाथ पकड़ लिया, अब भी वह निडर 
होकर पेड़के नीचे खड़ा है ।' राजा पृण्यनिधिको अपनी प्रतिज्ञा याद आ 
गयी। वे सोचने लगे कि मैंने इस कन्याको वचन दिया है कि यदि कोई 
तुम्हारी इच्छाके विपरीत तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा तो उसे मैं दण्ड 
दूँगा । इस कन्याको मैंने अपनी पुत्री माना है, मुझे अवश्य ही ब्राह्मणको 
दण्ड देना चाहिए। उनके चित्तमें इस बातकी कल्पना भी नहीं हो 
सकती थी कि मेरे भगवान्‌ इस रूपमें मुझपर क्ृपा करने आये होंगे । 
उन्होंने सेनिकोंको आज्ञा दी और वे ब्राह्मण पकड़ लिये गये। हाथोंमें 
हथकड़ी और पेरोंमें बेड़ी डालकर उन्हें रामनाथके मन्दिरमें डाल 


दिया गया। कन्या प्रसन्न होकर अन्तज़ुरमें गयो और राजा अपनी 
बेठकमें गये । 


रात हुई। राजाने स्वप्नमें देखा--जिस ब्राह्मणको केद किया गया 
है वह तो ब्राह्मण नहीं है। साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं। वर्षाकालीन मेघके 
समान श्यामल छबि, चारों करकमलोंमें शंख-चक्र गदा-पद्म, शरीरपर 
पीताम्बर एवं वक्षः्थलूपर कौस्तुभभणि और वनमाला धारण किये हुए 
हैं. मन्द-मन्द मुस्कराते हुए मुखमें-से दाँतोंकी किसणें निकलकर दिशाओं- 
को उज्ज्वल कर रही हैं। मकराक्ृति कुण्डलोंकी छटा निराली ही है। 
गरुड़के ऊपर शेषदाय्यापर विराजमान हैं। साथ ही राजाकी वह कन्या 
लक्ष्मीके रूपमें खिले हुए कमलपर बेठी है। काले-काले घुँघराले बाल 
हैं। हाथमें कमल है, बड़े-बड़े दिग्गज स्वरंकलशोंमें अमुत भरकर 


२५२ भक्ति-सर्व॑स्व 


अभिषेक कर रहे हैं। अमूल्य रत्न और मणियोंकी माला पहने हुए हैं । 
विष्वकसेन आदि पाषेंद, नारदादि मुनिगण उनकी सेवा कर रहे हैं। 
महाविष्णुके रूपमें उस ब्राह्मणको और महालक्ष्मीके रूपमें अपनी पृत्रीको 
देखकर राजा पुण्यनिधि चकित--स्तम्भित हो गये। स्वप्न टूटते ही 
वे अपनी कन्याके पास गये । परन्तु यह क्या ? कन्या कन्याके रूपमें नहीं 
है। स्वप्तमें जो रूप देखा था वहो रूप सामने है। महालक्ष्मीको साष्टांग 
प्रणाम करके वे उनके साथ हो रामनाथ मन्दिरमें गये । वहाँ ब्राह्मणको 
भी उसी रूपमें देखा, जिस रूपमें स्वप्नके समय देखा था। अपने अपराध- 
का स्मरण करके वे मूच्छित-से हो गये । त्रिलोकीके नाथको मैंने केदमें 
डाल दिया; जिसकी पूजा करनी चाहिए, उसीको बेडोसे जकड़ दिया। 
धिक्‍्कार है, मुझे सौ-सौ बार धिक्कार है! बड़े-बड़े योगी लोग जिन्हें 
अपने हृदयके सिहासनपर विराजमान करके अपना सर्व॑स्व समर्पित कर 
देते हैं, अपने-आपको जिनका समझकर कृतार्थ हो जाते हैं, उन्हींके 
हाथोंमें मैंने हथकड़ी डाल दी । मुझसे बड़ा अपराधी भला और कौन हो 
सकता है ? राजा पुण्यनिधिका हृदय फटने लगा, शरीर शिथिल हो 
गया, उनकी मृत्युमें अब आधे क्षणका भी विलम्ब नहीं था, इतनेमें ही 
उन्हें भगवान्‌की कृपाका स्मरण हो आया | ऐसी अद्भुत लीला ! भला 
उन्हें कौन बाँध सकता है ! यशोदाने बाँधा था प्रेमसे और मैंने बाँधा 
शक्तिके घमण्डसे, अपने रोषसे, पर मुझसे भी बँध गये प्रभो ! यह तुम्हारी 
क्रपा-परवशता नहीं तो और क्या है ! 
राजा पुण्यनिधिने प्रेममुग्ध हृदयसे, गदगद कण्ठसे, आँसूभरी आँखोंसे, 
सिर झुकाकर, रोमाशित शरीरसे हाथ जोड़कर स्तुति को 'प्रभो! में 
आपके चरणोंमें कोटि-कोटि प्रणाम करता हूँ। आप मुझपर कृपा करें, 
प्रसन्न हों; मैंने अनजानमें यह अपराध किया है; परन्तु अपराध चाहे जेसे 
किया गया हो, है अपराध हो । हे कमलनयन ! है कमलाकान्त ! आपने 
रामावतार लेकर रावणका नाश किया, नृसिहावतार ग्रहण करके 
प्रह्मादको बचाया । आप सम्पूर्ण जगत्‌में व्याप्त रहनेपर भी भक्तोंके लिए 
समय-समयपर प्रकट हुआ करते हैं। आपकी मूर्ति करपामयी है। आप यदि 
अपनेको प्रकट नहीं करें तो संसारी छोग भला अपनेको केसे पहचान 
सकते हैं। हे दयामूततें ! मेंने आपको हृथकड़ी-बेड़ीसे जकड़कर महान 
अन्याय और अपराध किया है। यदि आप मुझपर कृपा नहीं करेंगे तो भेरे 


भक्त राजा पुण्यनिधि २५३ 


निस्तारका कोई साधन नहीं है। में आपके चरणोंमें बार-बार नमस्कार 
करता हूँ ।' 

राजा पुण्यनिधिने महालक्ष्मीकी ओर देखकर कहा--है देवि ! है 
जगद्धात्री ! में आपको बार-बार नमस्कार करता हूँ। आपका निवास 
भगवानका वक्षस्थल है। मैंने साधारण कन्या समझकर आपको कष्ट 
दिया है। आपकी महिमाका भला कौन वर्णन कर सकता है ? सिद्धि, 
सन्ध्या, प्रभा, श्रद्धा, मेधा, आत्मविद्या आदि आप हीके नाम हैं, उन 
रूपोंमें आप ही प्रकट हो रही हैं। वे ब्रह्मस्वरूपिणी ! अपनी कृपा दुष्टिसे 
मुझे जीवनदान दो ।” इस प्रकार स्तुति करके राजाने भगवानूसे प्रार्थना 
की--हे प्रभो ' मैंने अनजानमें जो अपराध किया है, उसे आप क्षमा कर 
दीजिये । यह सम्पूर्ण संसार और इसमें रहनेवाले सब जीव आपके नन्‍हें- 
नन्‍हें शिशु हैं। आप सबके एक मात्र पिता हैं। हे मधुसूदत ! शिशुओंका 
अपराध गरुजन क्षमा करते ही आये हैं। प्रभो ! जिन देत्योंने अपराध 
किया था उनको तो आपने अपने स्वरूपका दान किया । भगवन्‌ ! आप 
मेरे इस अपराधको भी क्षमा करें। है नाथ ! कृष्णावतारमें पृतता आपको 
मार डालनेकी इच्छासे आयो थी। उसे आपने अपने चरणकमलोंमें स्थान 
दिया । है लक्ष्रीकान्त ! आप अपनी क्रपा-कोमरू दृष्टि मेरे ऊपर भी 
डालें ।! 

पुण्यनिधिकी प्रार्थना सुनकर भगवान्‌ने कहा--हे राजन्‌ ! मुझे केद 
करनेके कारण भयभीत होना उचित नहीं है। मैं तो स्वभावसे ही 
प्रेमियोंका केदी हूँ, भक्तोंके वशमें हूँ । तुमने मेरी प्रसन्नताके लिए यज्ञ 
किया था । जो मेरी प्रसन्नताके लिए कम करते हैं, वे मेरे भक्त हैं। तुम्हारे 
यज्ञसे में तुम्हारे अधीन हो गया हूँ। इसीसे चाहे तुम हथकड़ी-बेड़ी 
पहनाओ या मत पहनाओ, में तुम्हारे प्रेमकी बेड़ीमें बँधा हुँ। मैं अपने 
भक्तोंके अपराधको अपराध ही नहीं गिनता । इसलिए डरनेकी कोई बात 
नहों है। ये महालक्ष्मी मेरी अर्धाज्डिनी शक्ति हैं। तुम्हारी भक्तिकी 
परीक्षाके लिए ही मेरी सम्मतिसे यह तुम्हारे पास आयी थीं। तुमने 
इनकी रक्षा करके, अनाथ बालिकाके रूपमें होनेपर भी, इन्हें अपने घरमें 
रखकर और सेवा करके मुझे सन्तुष्ट किया है। ये मुझसे अभिन्न हैं, 
जगत्‌की आदिजननी हैं; इनका सेवक मेरा सेवक है। इनकी पूजा करके 
तुमने मेरी पूजा की है। तुमने अपराध्र नहीं किया है, मुझे प्रसन्न किया 


रपड भक्ति-सवेस्व 


है। इनके साथ तुमने जो प्रतिज्ञा की थी, उसकी रक्षाके लिए मुझे कैदमें 
डालना किसी प्रकारका अनुचित नहीं है। तुमने इनकी रक्षा की है, 
इसलिए में तुमपर प्रसन्न हूँ। अपनी प्राणप्रियाके लिए अपने प्यारे भक्‍्सके 
हाथसे बँध जाना मेरे लिए कितना प्रियकर है, इसे मैं हो जानता हूँ । 
ये लक्ष्मी तुम्हारी पुत्री हैं, ऐसा ही समझो । सत्य सत्य है, इसमें सन्देहु 
नहीं 

महालक्ष्मोने कहा--राजन्‌ ! तुमने बहुत दिनोंतक मेरी रक्षा की है, 
इसलिए मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान्‌ और मैंने तुम्हारी भक्तिको 
शुद्ध करनेके लिए प्रेम-कलहका बहाना बनाया था ओर इस प्रकार हम 
दोनों ही तुम्हारे सामने प्रकट हुए । तुमने कोई अपराध नहीं किया। हम 
तुमपर प्रसन्न हैं। हमारी कृपासे तुम सवंदा सुखी रहोगे। सारे भूमण्डलका 
ऐश्वयं तुम्हें प्रात हो। जबतक जीवित रहो, हमारे चरणोंमें तुम्हारी 
अविचल भक्त बनी रहे | तुम्हारी बुद्धि कभी पापमें न जाय, सदा धम्म॑में 
ही लगी रहे। तुम्हारा हृदय निरन्तर भक्ति-रसमें डूबा रहे। इस जीवनके 
अन्तमें तुम हमारा सायुज्य प्राप्त करो / इतना कहकर महालक्ष्मी 
भगवान्‌ वक्ष:स्थलमे समा गयीं। भगवान्‌ने कहा--राजनु ! यह जो 
तुमने मुझ बाँधा है, यह बड़ा मधुर बन्धन है। में नहीं चाहता कि इससे 
छुट जाऊँ और इसकी स्मृति यहीं लुप्त हो जाय । इसलिए अब में यहाँ 
इसी रूपमें निवास करूँगा और मेरा नाम 'सितुमाधव' होगा ।” इतना 
कहकर भगवान्‌ चुप हो गये । 


राजा पुण्यनिधिने भंगेवानुकी इस अर्चा-मूर्तिकी पूजा की और 
रामनाथ-लिज्भकी सेवा करके अपने घर गये। जीवनपयंनन्‍्त वे अपनी 
पत्नीके साथ भगवान्‌का स्मरण-चिन्तन करते रहे। अन्तमें दोनों भगवान्‌की 
सायुज्य-मुक्ति प्राप्त करके भगवानूसे एक हो गये। इस प्रकार अद्भुत 
प्रेममयी लीला करके भगवानुने अपने भकतोंको अपनाया और भक्‍तके 
द्वारा जो बन्धन प्राप्त हुआ था, उसको सर्वंदाके लिए स्वीकार करके 
अपनी फ्रूपा और प्रेमकी परवशताको स्पष्टरूपसे प्रकट कर दिया। 


धन्य हैं ऐसे परम दयालु भगवान्‌ ओर उनके परमप्रिय कृपापात्र भक्त ! 


ल्ड 


भकक्‍त॑ राजा पुण्यनिधि २५५ 


माँकी गोदमें 


श्रीवृन्दावनधाममें बड़ा ही सुन्दर स्थान है वह। दूर तक घनी 
झाड़ियाँ हैं और हरी-भरी लताओंसे आलिज््ित करीलोंके कुझ्न, पुष्पोंपर 
रक्तिमा, पीतिमा ओर कहीं-कहीं श्वेतिमा भी है। सौरभ इतना है कि 
भोरोंका उन्मत्त सद्भीत कभी बन्द ही नहीं होता । उसपर भी कोयलोंकी 
कुह और मयूरोंका मधुर नृत्य । बड़ी कोमल स्निग्ध ओर दिव्य भूमि है। 
यमुनाकी मन्द-मन्द बहती हुई धारा भी वहाँसे दूर नहीं है। में कभी- 
कभी वहाँ स्नान करने जाया करता था। वहाँसे थोड़ी ही दूरपर 
श्रीगोपालजीका एक मन्दिर भी है जहाँ मैंने एक दिन छाछ माँगकर पी 
थी। पुजारीजी प्रायः लोगोंको छाछ पिलाया करते हैं । 


एक दिन प्रातःकाल ही पहुँच गया मैं उस पावन प्रान्तमें । मुझे कुछ 
ठंड मालूम हों रही थो, स्नानके लिए धुपकी प्रतीक्षा थी, मैं एक वृक्षके 
नीचे बेठ गया । एक दूध-सी सफेद ग्राय वहाँ आयी । उसके साथ फुदकता 
हुआ एक बछड़ा भी था। वह थोड़ी दूर दौड़चर आता और फिर अपनी 
माँका दूध पीने लगता । कभी-कभी उसके थनमें हिब्बा भी मारता और 
कभी-कभी उसकी ललरियोंके साथ सटकर खड़ा हो जाता। मातृस्पशंका 
रस लेता। सूर्योदय हो रहा था। उन दोनोंका रोआँ-रोआँ प्रसन्नतासे 
चमक रहा था। हाँ, जब कभी वह दुर भाग जाता तब वह हुँकार भरती 
ओर वह पलक मारते उसके पास आ जाता। में कुछ देरतक देखता 
रहा। मुझे अपनी बचपनकी स्मृति हो आयी जब मैं अपनी माँकी 
गोदमें था । 


मुझमें दो गुग बचपनसे ही हैं- आलस्य और निद्रा। अपने बच- 
पनकी याद करते-करते में सो गया, अलसाया हुआ तो था ही। परल्तु 
वह सोना क्या था ? एक देहसे सोकर दूसरे देहसे जागना। शायद वह 
स्वप्न ही था; पर था कुछ अवद्य। में दो वषका बालक होकर अपनी 
माँकी गोदमें खेल रहा था। में था और मेरी माँ थी। सामने विशाल 
आकाश था, परन्तु उस समय में उसकी विद्यालतासे अपरिचित था। 
नीला-नीला, सुन्दर-सुन्दर देखते रहनेकी चीज थी। पर में अधिकतर 
अपनी माॉकी ओर देखता । वह मुझे अपने हृदयसे रूगा लेती, मेरा सिर 


२५६ भवित-सवंस्व 


सूंघती ओर आँख चूम लेती। जितना आनन्द होता था मुझे उस समय 
हतना आज कोई मुझे एकच्छत्र सम्राट्‌ बना दे तो भी नहीं हो सकता; 
क्योंकि मैं माँकी गोदमें था। मेरे हित-अनहित ओर भले-बुरेका भार मेरे 
ऊपर नहीं था। मैं एकटक देखता ही रह जाता। कहीं मैं मुस्करा देता 
था तो मेरी माँ मानो अमृतके समुद्रमें डूब जाती । में सोचता, मैं भी कहीं 
माँ हो जाता और माँ मेरे जैसा नन्‍्हा-सा शिशु हो जाती तो मैं भी उसे 
अपनी गोदमें लेकर खिलाता, हँसाता, प्यार करता, दुलारता और 
पुचकारता। परन्तु मैं मन ही मन सोचता था, बोल नहीं सकता था । 
सोचते-सोचत में सो गया; क्योंकि मैं माँकी गोदपें था और उससे बढ़कर 
सोनेके लिए अच्छी जगह हो नहीं सकतो । 


शायद वह भी स्वप्न ही होगा । सम्भव है मेरे मनको कल्पना हो 
हो । मेरी गोदमें एक सुन्दर साँवरा-सलोना नन्हा-सा शिशु था और में 
बड़े प्यास्से उसकी ओर देख रहा था। इतना कोमल था उसका 
्रीर कि छूनेमें डर लगता था--कहों खून न छछछला आवे | चिकनाई 
ओर चमक इतनी थी कि मानो आर-पार दिखता हो। मुखड़ेपर मन्द- 
मन्द मुस्कराहट थी और कपोलोंपर काली-काली अलके खेल रही थीं। 
ऐसा मादक आकर्षण था उसमें कि मेरे प्राण मानो उसके दारीरमें भी 
हों; मेरा हृदय उसके हृदयसे इतना एक हो गया था कि यह निर्णय 
करनेमें में असमर्थ था कि मेरी आत्मा शिशु शरीरमें है या मातृशरीरमें । 
और तो क्या मुझे यह भी स्मरण नहीं था कि में माता हूँ या शिशु । 
दोनोंकी आँखें दोनोंको देख रहो थीं। शिशु माताके हृदयसे सटा हुआ 
था। उनके प्राण एक गतिमें सच्चारित हो रहे थे, उनका मन एक मन 
हो गया था। उस समय में कोन था, मुझे स्मरण ही नहीं था कि में कोन 
हूँ। में हो माता था, माता ही शिशु थी, में माता और शिशु--तीनों 
तीन नहीं, एक थे । क्या इसीका नाम प्रेम है? में नहीं जानता । 

उस एकत्वमें द्वेत विलीन हो गया। वह नन्हा-सा शिक्षु मातामें 
समा गया--समा गया नहीं, जब माताका मातृत्व जागरित हुआ तब 
वह शिशुक़ो नहीं देख सकी । उसने आधे क्षणमें ही चारों ओर ढूँढ़ डाला, 
अपनी गोदकी ओर उसकी दृष्टि नहीं गयी। उसका कलेजा धकसे बेठ 
गया । मुँहंते आवाज आयी--भेरे मोहन ! मेरे प्यारे कन्हैया ! तुम कहाँ 
हो मेरे प्राण, मेरे स्व॑स्व.! में तुम्हारे बिना जी नहीं सकती ।” आवाज 


माँकी गोदमें २५७ 
१७ 


आयी+--मेरे बेटा, तुम तो अपनी माँकी गोदमें हो, ओर में, सचमुच 
अपनी माँकी गोदमें था। मेरी धड़कन तेज चड रही थी, मुँह लाल हो 
गया था और मेरा शरीर अब भी काँप रहा था। माँने समझा-मेरा 
लल्ला कोई स्वप्न देखता रहा होगा । डर गया है। वह पुचकारने 
लगी--मेरे लल्ला, वह तो सपना था। तुम मेरी गोदमें हो, डर 
काहेका ?' में स्वप्नका तत्त्व नहीं समझता था । हाँ, इतना तो समझ् ही 
गया कि डरनेकी बात नहीं है। 

माँके हृदयका स्पर्श पाया, उसके मूर्तिमान्‌ स्‍्नेहका पात किया । उस 
अमृत-रसके सामने कोई भी स्वर्गीय सुधाका उपहास कर सकता है। मुझे 
एक-एक घटनाका स्मरण होने लगा। मैं भी तो अपने नन्‍हें-से शिशुसे प्रेम 
करता था। वही मेरी आँखोंकी ज्योति था, मेरे हृदयका धन था, मेरे 
जीवनका स्व॑स्व था। कितना मोहक था, कितना मघुर था ! कितना 
सौन्दर्य था उसके -अद्भ-अद्भ में ! मेरे हृदयमें अब भी रसकी धारा बह 
रही है। उसकी मादकता खेल रही है आँखोंके सामने | प्राण छटपटा 
रहे हैं उसको पानेके लिए। वह मेरा अपना था। तब क्या मैं अपनी 
माँके लिए वेसा ही हूँ ? अवश्य वेसा ही, हूँ। में हो क्‍यों ? सभी अपनी 
माँके लिए वेसे ही हैं। सब माताओंकी माँ भी तो कोई होगी । वह भी 
सबके लिए वेसी ही होगी। जो सब माताओंकी माँ है, जिसकी स्नेह- 
घाराकी एक-एक बँद समस्त माताओंके हृदयमें प्रकट हुई है--कितनी 
दयामयी होगी वह माँ ! मेंने तो कभी उसका स्मरण नहीं किया, उसकी 
सेवा नहीं की, उसको पुकारा भी नहीं। तब क्या वह भी हमें अपनी 
गोदमें ही रखती होगी ? जेसे मेरी यह माँ मुझसे प्यार करती है वेसे ही 
वह भी करतो होगी ? तब तो में अपराधी हूँ। में पुकार उठा, माँ, 
माँ, तुम कहाँ हो ? में तुम्हें देखैगा। मेरे न पुकारनेसे क्या तुम रूठ 
गयी हो ? मेरी सच्ची माँ, आओ, मुझे अपनी गोदमें उठा लो।' मैं 
उत्सुकता-मिश्रित व्याकुलताके आवेदमें था। मेरी आँखोंसे आंसू गिरने 
लगे। आवाज आयी “बेटा, तुम गोदमें ही तो हो। आज बार-बार स्वप्न 
क्यों देखने लगते हो ? आज ही तुम बोले, केवल दो बार बोले, सो भी 
स्वप्नमें डरते हुए ही। मेरी गोदमें रहकर डरना क्‍यों ?' मेरा आवेश टूट 
गया था, परन्तु मेरी भावधारा अविच्छन्न बह रही थी। में अपनी सच्ची 
माँको पानेके लिए व्याकुल हो रहा था । 


२५८ भक्ति-सवंस्व 


मेरी व्याकुलता बढ़ती हीं गयी । मेरी वाणी बन्द थी, परन्तु मेरी 
आत्मा बोल रही थी। मेंने कहा, 'मेरी प्यारी माँ, तुम अवश्य ही मुझसे 
प्रेम करती हो। कभी एक क्षणके लिए भी मैं तुम्हारे प्रेमसे वश्चित नहीं 
हुआ। भूलसे भी तुमने अपने कर-कमलोंको मेरे सिरपर-से नहीं हटाया 
है। मेरी भूलको भी तुमने एक खिलवाड़ समझा है और उससे प्रसन्नताका 
अनुभव किया है। तुमने मेरे ऊपर अनन्त प्रेमकी अजस्र वर्षा की है। में 
तुम्हारे प्रेम ओर वरदानके अतिरिक्त हूँ ही क्या ? परन्तु तुम्हारा तो में 
सब कुछ हूँ, मेरी तुम कोन हो ? मैंने अपनी माँको माँके रूपमें नहीं 
पहचाना, स्मरण नहीं किया, ढूँढ़ा नहीं-और तो क्या, पुकारा भी नहीं। 
जिसने अपनी दया और स्वीकृतिसे मुझे अस्तित्व दिया, उज्जीवित किया, 
मैंने उसीकी ओरसे मह फेर लिया। क्या इस अपराधका भी कोई प्राय- 
श्वित है ? नहीं, किसी भी प्रायश्चितसे इसका परिमाज॑न नहीं हो 
सकता । ऐसे कृतध्न जीवनसे क्या लाभ है ? माँ, माँ, तुम क्या इस 
अपराधीको अपने दर्शनंसे वश्चित ही रक्‍्खोगी ? माँ, मुझे दर्शन दो, अपनी 
गोदमें उठा लो / यह सोचते-सोचते में सचमुच बोल उठा, 'माँ, मुझे 
अपनी गोदमें उठा लो !” और मेरे कानमें ये शब्द आये, “बेटा तुम मेरी 
गोदमें ही हो / मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि माताकी गोद और भी कोमल 
हो गयी है और मुझे वह हृदयसे सटाये हुए है। 


मेरी भाषनाएँ उभरतो ही गयीं । में सचमुंच माँकी गोद: ही हूँ। 
उसकी स्वीकृति मेरी अस्तित्व है, उसका प्रेम मेरा हृदय है ओर उसका 
वरदान ही मेरा जीवन है--मेरा ही नहीं, सारे जगतुका। एक परदा 
पड़ गया था मेरी बुद्धि पर-पड़ क्‍या गया था, मेरी माँने ही मेरे ओर 
अपने बीचमें एक क्षीना-सा परदा डालकर एक ऐसी लीला रची थी 
कि मानो मैं उससे अलंग होऊँ, वह मुझे देख सके ओर में उसे न देख 
सक॑ । गोदमें रहनेपर भी यह दूरी मालूम होने लगी थी ओर में अपनेको 
दूर समझने लगा था । आज उसने वह परदा फाड़ डाला। मैं सचमुच 
अपनी माँकी गोदमें हूँ, गोदमें हो हूँ। मेरा चित्त एक दिव्य प्रसादसे भर 
गया, मेरों आत्मा एक अदभुत रससे आप्लावित हो गयी। मेरा यह 
श्ानन्द अन्तःकरणमें ही छिपा नहीं रह सका । शायद चेहरेपर भी प्रकट 
हो गया। तभी तो मेरे क्ानोंमें ये शब्द सुनायी पड़े--'बेटा, आज तुम 


आँकी गोदमें २५५९ 


बहुत स्वप्न देखते हो ! क्या हो गया है तुम्हें ? उठो, हँसो, बोलो, खेलो, 
मेरे प्राणोंको तृप्त करो ।” मैंने देखा सचमुच में माँकी ही गोदमें हूँ। 


में मांकी ही गोदमें था । परन्तु यह गोद वेसी नहीं थी जेसी गोदमें में 
पहले था। मेरी वह स्वप्नकी माँ जिसे अपनी गोदके रूपमें जान रही थी 
और जिस गोदमें जगनेके लिए वह मुझे सचेत कर रही थी, अब में उसी 
गोदमें नहीं था। बल्कि मेरी माँ भी उसी गोदपें थी जिसमें मैं था। यों 
भी कह सकते हैं कि सारा संसार उसी गोदमें था और माँ उसे सन्तानके 
रूपमें नहीं, अपने ही रूपमें देख रही थी । और जब मैंने यह जाता कि माँ 
किस दृष्ट्रिसि देखती है, तब मेरे कौतृहलको पूर्ण करनेके लिए माँने अपनी 
दृष्टि मुझे दे दी और मैंने जो कुछ देखा, इतना अद्भुत देखा कि वेसा 
देखना बिना वह दृष्टि प्राप्त किये किसीकी कल्पनामें आ ही नहीं सकता । 
मैंने वह दृष्टि माँको लौटा दी ! माँ तुम्हीं सँभालो इसे । में तुम्हारी गोदमें 
हूँ, में माँकी गोदमें हूँ । 

में माँकी गोदमें हूँ, यह बात मैंने इतनी दृढ़ता और आवेगसे कही कि 
वह मुँहके बाहर निकल ही गयी। मेरी माँने, जिसकी गोदमें में सोया 
हुआ था, बड़े प्रेमसे पुचकारकर कहा--'हाँ, बेटा, सचमुच मेरी गोदमें 
ही हो | मैंने आँखें खोलीं और अपनेको माँकी गोदमें पाया। मेरी 
प्रसन्नता और खिले हुए चेहरेकी देखकर जब उसने मुझे अपने वक्षःस्थलसे 
लगाया, तब मेरा सारा शरीर हिल गया और मेंने आश्चरयंचकित दृष्टिसे 
देखा कि में यमुनातटपर एक वृक्षके नीचे पृव॑वत्‌ सोया हुआ हूँ। गाय 
और बछड़े वहाँ नहीं थे । धूप हो गयी थी। जब मैंने स्नान करनेके लिए 
यमुनामें प्रवेश किया, तब मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि यमुनाकी प्रत्येक 
तरज्भ कह रही है, तुम अपनी माँकी गोदमें हो', और भेरा रोम-रोम इस 
सत्यका साक्षात्कार कर रहा है कि में माँकी गोदमें हूँ । 


"२६० भक्ति-स्व॑स्क 


भृतशुद्धि 

भूतशुद्धिका अर्थ है अव्यय ब्रह्मके संयोगसे शरीरके रूपमें परिणत 
पब्नभूतोंका शोधन । भावनाशक्ति और मन्त्रशक्तिके संयोगसे क्रियाविशेष- 
द्वारा शरीरस्थ मलिन भूतोंको भस्म करके, नवीन दिव्य भूतोंका निर्माण 
करने और स्थूलशरीर और सृुक्ष्मशरीरके शोधनमें ही इस क्रियाका 
तात्य॑ है। चित्तशुद्धिके लिए जितनी क्रियाओंका निर्देश किया गया है, 
उनमें इस क्रियाका स्थान सर्वोपरि है । वसिष्ठसंहितामें तो यहाँतक कहा 
गया है कि इसके बिना जप-पूजादि कृत्य निरर्थक हो जाते हैं। वास्तवमें 
ऐसी ही बात है। जबतक शरीर अशुद्ध रहेगा, मनमें पापभावनाएँ रहेंगी, 
तबतक एकाग्रभावसे किसीको पुजा, ध्यान आदि कैसे किये जा सकते 
हैं? भूतशद्विके संक्षेप और विस्तारभेदसे कई प्रकार हैं। उनमें-से कुछ 
थोड़े-से यहाँ लिखे जाते हैं । 

स्नान, सन्ध्या आदि नित्य कृत्योंसे निवृत्त होकर ध्यानके स्थानपर 
आवे और वहाँ आसनपर बेठकर आचमनादि आवश्यक कृत्य करके 
अपने चारों ओर जल छिड़के ओर अग्निबीज 'रंका जप करे। साथ ही 
ऐसी भावना करे कि 'ेरे चारों ओर अग्निकी चहारदीवारी है, मेरा 
आसन दृढ़ एवं शरीर स्थिर है, परमात्माकी कृपासे कोई विष्न-बाधा मुझे 
अपने संकल्पसे विमुख नहीं कर सकेगी ।' इसके पदचात्‌ भूतशुद्धिका 
संकल्प करे-- 

३७ अद्येत्यादि ' देवपुजाद्यधिकारसिद्धये भुतशुद्धघाद्यहं फरिष्ये। 

तत्पश्वात्‌ कुण्डलिनीका चिन्तन करे। कुण्डलिनी सहस्र-सहस्र 
विद्युतुकी कान्तिके समान देदीप्यमान है और कमलनालगत तन्तुके 
समान सुक्ष्म एवं सर्पाकार है। वह मूलाधारचक्रमें सोती रहती है । अब 
वह जग गयी है और क्रमशः स्वाधि७ष्ठाव और मणिपूरकचक्रका भेदत 
करके सुषुम्णामार्गंसे हृदयस्थित' अनाहतचक्रमें आ गयी है। हृदयमें 
दीपशिखाके सथान आकाखाला जीव निवास करता है। उसे उसने 
अपने मुख॒में ले लिया और कण्ठस्थ विशुद्धचक्र तथा श्रूमध्यस्थ आज्ञा- 
चक्रका भेदन करके पूर्वोक्त मार्गसे हो सहस्नारमें पहुँच गयी । सहस्रारमें 
परमात्माका निवास है। 'हंसः मन्त्रके द्वारा वह कुण्डलिनी जीवात्माके 
साथ ही परमात्मामें विलीन हो गयी । ु 

इसके बाद ऐसी भावना करनी चाहिए कि शरीरमें पेरके तलवेसे 


भूतशुद्धि है 


लेकर जानुपय॑न्त पृथिवीमण्डल है। वह चौकोन है और उसका रंग पीला 
है। उसीमें पादेन्द्रिय, चलनेकी क्रिया, गन्तव्य स्थान, गन्ध, प्राण, 
पृथिवी, ब्रह्मा, निवृत्तिकला एवं समान वायु निवास करते हैं । इनका 
स्मरण करके-“ हां ब्रह्मणे पृथिव्यधिपतये निवृत्तिकलात्मने हुं फट्‌ 
स्वाहा ।--इंस मन्त्रका उच्चारण करते हुए कुण्डलिनीके द्वारा उन्हें 
जलस्थानमें विलीन कर देना चाहिए। जानुसे नाभिपर्यन्त श्वेतवर्णंका 
अद्धंचन्द्राकार जलमण्डल हे । उसीमें हस्त इन्द्रिय, दानक्रिया, दातव्य, 
रस, रसनेन्द्रिय, जल, विष्णु, प्रतिष्ठाकका और उदान वायु निवास करते 
हैं। उनका स्मरण करके--३* हीं विष्णवे जलाधिपतये प्रतिष्ठाकलात्मने 
हुं फट स्वाहा /--इस मन्त्रका उच्चारण करके कुण्डलिनीके द्वारा उन 
सबको अग्निस्थानमें विछ्लीन कर देना चाहिए। नाभिसे लेकर हृदय- 
पयेन्त रक्तवर्णका त्रिकोण अग्निमण्डल है। उसमें पायु-इन्द्रिय, विसगं- 
क्रिया, विसजंनीय-रूप, चक्षु, तेज, रुद्र, विद्याकला एवं व्यानवायु निवास 
करते हैं। उनका स्मरण करके-“3» हूं रुद्राय तेजोधिपतये विद्या- 
कलात्मने हुं फट्‌ स्वाहा /--इस मन्त्रका उच्चारण करके कुण्डलिनीके 
द्वारा वायुमण्डलमें विलीन कर देना चाहिए। हृदयसे भ्रूषयेन्त काले 
रंगका गोलाकार छः बिन्दुओंसे चिह्नित वायुमण्डल है। उसमें उपस्थ- 
इन्द्रिय, आनन्द-क्रिया, उस इन्द्रियका विषय, स्पर्शंका विषय और वायु, 
ईशान, शान्तिकला एवं अपानवायुका निवास है। उनका स्मरण करके-- 
“<& हेँ ईशानाय वाय्वधिपतये शान्तिकलात्मने स्वाहा ।--इस मन्‍्त्रका 

उच्चारण करके आकाशमण्डलमें उनको विलीन कर देना चाहिए। 
भ्रूमध्यसे ब्रह्मसन्प्रपय॑न्त स्वच्छ आकाशमण्डल है। उसमें वाग्‌-इन्द्रिय, 
वचनक्रिया, वक्तव्य, शब्द, श्रोत्र, आकाश, सदाशिव, शान्त्यतीतकला 
ओर प्राणवायुका निवास है। उनका स्मरण करके--३* हों सदाशिवाय 
आकाशाधिपतये शान्त्यतीतकलात्मने हुं फट्‌ स्वाहा |--इस मन्त्रका 
उच्चारण करके उन सबको कुण्डलिनीके द्वारा अहंकारमें विछीन कर 
दे। अहंकारका महत्तत्त्में और महत्तत्त्को दाब्दब्रह्महपा हृदयदब्दके 
सृक्ष्मतम अर्थ प्रकृतिमें विलीन कर दे। और प्रकृतिको नित्यशुद्धबुद्ध- 


स्वभाव, स्वयंप्रकाश, सत्यज्ञान, अनन्त आनन्दस्वरूप, परम कारण, 
ज्योतिस्वरूप परब्रह्म परमात्मामें विछीन कर दे । 


इसके पदचात्‌ पापपुरुषका शोषण करनेके लिए विनियोग करे-- 
“४& शरीरस्यान्तर्यामी ऋषि: सत्यं देवता प्रकृतिपुरुषशछन्द: पापपुरुष- 


२६२ भक्ति-सवंस्व 


शोषणे विनियोग:।” पहले पापपुरषका चिन्तन इस प्रकार करना 
चाहिए-मेरी वाम कुक्षिमें अनादिकालीन पाप मूर्तिमान्‌ पुरुषके रूपमें 
निवास करता है। उसका शरीर अंगूठेके बराबर है। वह कान्तिहीन है। 
पाँच महापापोंसे ही उसके शरीरका निर्माण हुआ है। ब्रह्महत्या उसका 
सिर है, स्वर्णस्तेय ( सोनेकी चोरी ) दोनों हाथ हैं, सुरापान हृदय है, 
गुरुतल्पगमन कटि है और इन पापोंसे युक्त पुरुषोंका संसर्ग दोनों पैर हैं; 
अज्भ-प्रत्यड्भ पापसे ही बने हैं--रोम-रोम उपपातक है, दाढ़ी और आँखें 
लाल हैं, उसके हाथोंमें अविवेकका खड्ग और अहंताकी ढाल है, असत्यके 
घोड़ेपर सवार है, चेहरेसे पिशुनता प्रकट हो रही है, क्रोधकें दांत हैं, 
कामकी कवच है। गदहेके समान रेंकता है। ऐसा मूढ़ पापपुरुष व्याधि- 
ग्रस्त होनेके कारण मरणासन्न हो रहा है। इस प्रकार पापपुरुषका 
चिन्तन करके उसके शोषणका विनियोग करना चाहिए। $# 'यं--यह 
वायु-बीज है । इसके किष्किन्ध ऋषि हैं, वायु देवता हैं और जगती छन्द 
है। पापपुरुषके शोषणमें इनका विनियोग है। नाभिके मूलमें षड्बिन्दु- 
चिह्नित एक मण्डल है। उसपर धूम्रवर्णंका वायु-बीज 'यं' रहता है, 
उसकी ध्वजाएँ चञ्चल होती रहती हैं और उसमें-से 'घूं-.घै” शब्द निकलता 
रहता है। सबको सुखा डालना उसका काम है। इस प्रकार 'यं' बीजका 
चिन्तन करके और पूरकके द्वारा सोलह बार उसकी आवृत्ति करके उस 
बीजसे उठे हुए वायुके द्वारा पापपुरुषको सशरोर सूखा हुआ देखना 


चाहिए । इसके पश्चात्‌ अग्नि-बीज “रंका चिन्तन करना चाहिए। इसके 
कद्यप ऋषि, अग्नि देवता और त्रिष्टुप्‌ छन्‍्द*हैँ। हृदयमें रक्तवर्णंका 


अग्निमण्डल है। उसके देवता रुद्र हैं, विद्याकलाका उसीमें निवास है। 
उसीमें बोज है 'रं'। ऐसा चिन्तन करके कुम्भकके द्वारा ६४ या ५० बार 
“रं'की आवृत्ति करके पापपुरुषके सुखे हुए शरीरको भस्म कर दे । इसके 
पदचातु पूर्वोक्त प्रकारसे वायु-न्रीज “यंको ३२ बार आवृत्ति करके रेचक 
प्राणायामके द्वारा पापपुरुषका भस्म उड़ा दे। इसके परचात्‌ वरुण-बीज 
व'का चिन्तन करे। इसके हिरण्यगर्भ ऋषि हैं, हंस देवता हें और 
त्रिष्ुप्‌ छन्द है। सिरमें अधंचन्द्राकार दो श्वेत पद्मवाले वरुणदेवत वरुण- 


बीज “व'का चिन्तन करना चाहिए और उससे प्रवाहित होनेवाले अमृतसे 
पिण्डीभूत भस्मको आप्लावित अनुभव करना चाहिए। इसके पश्चात्‌ 


पृथिवी-बीज 'लं'का चिन्तन करे । इसके ऋषि ब्रह्मा हैं, देवता इन्द्र हैं 
और छन्द गायत्री । आधारमण्डलमें वज्नलाज्छित पृथिवी है--चौकोनी, 


भूतणुद्धि र६रे 


कड़ी, पीली और इन्द्रदेवत | उसपर 'ल! बीजका चिन्तन करना चाहिए। 
उसके प्रभावसे शरीरको दृढ़ एवं कठिन चिन्तन करके आकाश बीज 
हँका चिन्तत करना चाहिए! आकाशमण्डल वृत्ताकार, स्वच्छ, 
शान्त्यतीतकलासे युक्त, आकाशदेवत एवं 'हं' रूप है। इसकी भावनासे 
शरीर सावकाश एवं व्यूहित हो जाता है। इसको अपना दिव्य शरीर 
भावित करके पूर्वोक्त प्रक्रियासे परमात्मामें विलीन तत्त्वोंकों पुनः अपने- 
अपने स्थानपर स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार जब सूक्ष्मशरीर ओर 
स्थूलशरी रकी दिव्यता सम्पन्न हो जाय, तब '४& सो5हम” इस मन्त्रसे 
परमात्माकी सन्निधिसे जीवको हृदयकमलमें ले आवे ओर ऐसा अनुभव 
करे कि में परमात्माकी सत्ता, शक्ति, कृपा, सान्निध्य और सायुज्यका 
अनुभव करके परम पवित्र और दिव्य - हो गया हूँ । मेरा शरीर पापरहित, 
नूतन, निमंछठ और इष्ट देवताकी आराधनाके योग्य हो गया है। इसके 
पश्चात्‌ आगेका कार्यक्रम प्रारम्भ करे । 

इसके अतिरिक्त एक संक्षिप्त भूतशुद्धि है, उसका प्रकार निम्न- 
लि खत है-- 


अथवान्यप्रकारेण भूतशुद्धिविधोयते । 
धमंकन्दसमुद्भूत॑. ज्ञाननाल॑ सुशोभितम्‌ ७ 
ऐश्वर्याप्दलोपेतं परवेराग्यकाणिकम्‌ । 


स्वोयहत्कमले. ध्यायेत्प्रणवेनं. प्रकाशितम्‌ ॥ 
कृत्वा तत्कणिकासंरस्थ प्रदीपषकलिकानिभम्‌ । 
जीवात्मानं हृदि ध्यात्वा मुले सब्िन्त्य कुण्डलोम्‌ ॥ 
सुषुम्णावत्मनात्मानं. परमात्मनि योजयेतु । 
इस प्रकारसे भूतशुद्धि की जाती है। 'हृदयमें एक कमल है, उसका 
मूल धमं है ओर नाल ज्ञान है । आठ प्रकारके ऐश्वर्य उसके दल हैं और 
परवेराग्य ही कणिका है। वह प्रणवके द्वारा उद्धासित हो रहा है। उस 
करणिकापर दीपशिखाके समान ज्योतिःस्वरूप जीवात्मा स्थित है। ऐसा 
ध्यान करके मूलाधारमें कुण्डलिनीका चिन्तन करे। वहाँसे आकर 
कुण्डलिनी जीवात्माकों अपने मुखमें ले लेती है। और सुषुम्ण मार्गसे 
आकर परमात्मामें मिल जाती है।' कुछ समयतक इसी अवस्थाका अनुभव 
करके पुनः जीवात्माकों हृदयमें ले आना चाहिए और आगेका विधान 
करना चाहिए। यह संक्षिप्त भूतशुद्धि है । 
भूतशुद्धिकी ये दोनों प्रणालियाँ साधन-सम्प्रदायमें प्रचलित हैं और मैं 
ऐसे कई साधकोंको जानता हूँ, जिन्हें इनसे बहुत लाभ हुआ है। एक 


२६४ भक्ति-सवस्त्र 


मित्रने मुझसे कहा था कि भूतशुद्धि करते-करते मेरा चित्त शुद्ध होकर 
परमात्मामें इस प्रकार लीन हो जाता है और इतने आनन्दका अनुभव 
करता व क उसी स्थितिमें बेठा रहता हूँ और दूसरी क्रियाका 
स्मरण ही नहीं होता । एक वयोवुद्ध बाबू साहबने 
क्रियाके द्वारा मेरा शरीर निरोग ओर अन्तःकरण बा दो गया जिस 
दिन मेरी भूतशुद्धि ठीक-ठीक सम्पन्न हुई थी उसके बाद मेरे चित्तमें कभी 
विकार नहीं आया । उन्हें स्पष्ट अपने शरीरकी दिव्यताका अनुभव होता 
है। एक स्वामीजीकी तो एकमात्र यही साधना है। उनकी दिव्यताका 
अनुभव तो उनके दर्शनमात्रसे ही होता है। शरीरके अणु-अणु बदक् जाते 
हैं', इस क्रियाकी प्रशंसा करत हुए उन्होंने स्वयं कहा था । 

इन दो प्रणालियोंके अतिरिक्त एक तीसरी प्रणाली भी है जो एक 
महात्मासे प्राप्त हुई थी। मैं नहीं जानता, किस ग्रन्थमें उसका उल्लेख है, 
परन्तु उससे बड़ा लाभ होता है। यह सत्य है कि उपर्युक्त प्रणालियोंमें 
राजयोगकी अनुभूति, लूययोगकी भावना, मन्त्रयोगकी शक्ति और 
हठयोगकी क्रियाएँ विद्यमान हैं। परन्तु इसमें केवल मन्त्रशवित हो है। 
भगवान्‌का सुन्दर पुट है। राजयोगमें उसकी परिणति है | परन्तु हठयोग 
बिलकुल नहीं है। इसके चार मन्त्र निम्नलिखित हैं-- 

१. 3% भूतश्य॒द्भाटात्‌ शिर:सुषुम्णापथेन जीवशिवं परमशिवपदे 

योजयामि स्वाहा । 

२. & य॑ लिज्रशरोर शोषय शोषय स्वाहा । 

३. ४ रं सद्भोचशरीरं दह वह स्वाहा । 

४. 35 परमशिव सुषुम्णापथेन सुलश्युद्भाटम्‌ उल्लस उल्लस ज्वल, 

ज्वल प्रज्वल प्रज्वल सो5हं हंसः स्वाहा । 

मन्त्रोकत अर्थंवी भावना करते हुए उपर्युक्त मन्त्रोंकी आवृत्ति कर 
लेनी चाहिए। कुछ दिनोंतक लगातार श्रद्धापूरवक अभ्यास करनेसे बड़े 
विचित्र-विचित्र अनुभव होते हैं और अपनी दिव्यता प्रकट हो जाती है। 

इष्टदेव और श्रीगुरुदेवके ध्यानमें जब चित्त तन्‍्मय हो जाता है और 
उनकी क्रुपाका अनुभव करके इसीमें उन्मज्जून-निमज्जन करने लगता है 
तब पवित्रता, शक्ति, शान्ति और आनन्दकी शत-शत धाराएँ उसके 
सम्पूर्ण 'स्व'को और यही क्यों, निखिल जगतुको आप्यायित आप्लावित, 
अथ च अत्यन्त दिव्य बना देती हैं। जो धीर भावसे साधन करते हैं, 
उनके जीवनमें ये सब बातें प्रत्यक्ष होती हैं। इसलिए विशेष लिखनेकी 

७ 


आवश्यकटा नहीं | 


भूतघुद्धि २६९५ 


न्यासका प्रयोग और उसकी महिमा 


न्यासका अर्थ है स्थापना । बाहर और भीतरके प्रत्येक अड्भमें इष्ट- 

देवता और मन्त्रका स्थापना ही न्यास है। इस स्थूल शरीरमें अपवित्रताका 

ही साम्राज्य है इसलिए इसे देवपुजाका तबतक अधिकार नहीं जबतक 

यह शुद्ध एवं दिव्य न हो जाय । जबतक उसकी अपवित्रता बनी रहती 

है तबतक इसके स्पशं और स्मरणसे ग्लानिका उदय चित्तमें होता रहता 

है। ग्लानियुक्त चित्त प्रमाद और भावोद्रेकसे शून्य होता है, विक्षेप ओर 

अवसादसे आक्रान्त होनेके कारण बार-बार प्रमाद, तन्द्रासे अभिभूत 

हुआ करता है। यही कारण है किन तो वह एकतार स्मरण ही कर 

सकता है और न विधि-विधानके साथ किसी करमंका साज्भोपाड्ध अनुष्ठान 

ही । इस दोषको मिटानेके लिए न्यास सर्वश्रेष्ठ उपाय है | शरीरके प्रत्येक 

अवयवमें जो क्रियाशक्ति मूच्छित है उसको जगानेके लिए न्यास अव्यर्थ॑ 

महौषघि है। 

न्यास कई प्रकारके होते हैं। मातृकान्यास स्वर और वर्णोका होता 

है। मन्त्रन्यास प्रे-मन्त्रका, मन्त्रके पदोंका, मन्त्रके एक-एक अक्षरका 

और एक साथ ही.. सब प्रकारका होता है। देवतान्यास शरोरके बाह्य 

और आशभ्यन्तर अज्ोंमें अपने इष्टेदेव अथवा अन्य देवताओंके यथास्थान 

न्यासको कहते हैं। तत्त्वन्यास वह है जिसमें संसारके कार्य-कारणके रूपमें 

परिणत और इनसे परे रहनेवाले तत्त्वोंका शरीरमें यथास्थान न्यास 
किया जाता है। यही पीठन्यास भो है। जो हाथोंकी सब अंगुलियोंमें 
तथा करतल और करपृष्ठमें किया जाता है वह करन्यास है। जो न्िनेत्र 
देवताओंके प्रसंगमें षघडड़ और अन्य देवताओं के प्रसद्भ में पतञ्चाड़ होता 
है उसे अद्भन्यास कहते हैं। जो किसी भी अद्भुका स्पर्श किये बिना 
सर्वाज्भमें मन्त्रन्यास किया जाता है वह व्यापकन्यास कहलाता है। 
ऋष्यादिनयासके छः अंग होते हैं--सिरमें ऋषि, मुखमें छन्‍्द, हृदयमें 
देवता, गुह्यस्थानमें बीज, पेरोंमें शक्ति और सर्वाज्भ में कीलक । और भी 
बहुत-से न्यास हैं जिनका वर्णन प्रसंगानुसार किया जा सकता है । 


२५६६ भक्ति-सेव॑स्व 


न्यास चार प्रकारसे किये जाते हैं। मनसे उन-उन स्थानोंमें देवता, 
मन्त्र वर्ण, तत्व आदिकी स्थितिकी भावना की जाती है। अन्‍्तर्न्यास 
केवल मनसे ही होता है। वहिरन्यास केवल मनसे भी होता है और 
उन-उन स्थानोंके स्परशंसे भी । स्पर्श दो प्रकारसे किया जाता है--किसी 
पुष्पसे अथवा अंगुलियोंसे । अंगुलियोंका प्रयोग दो प्रकारसे होता है-- 
एक तो अंगुष्ठ और अनामिकाकों मिलाकर सब अज्ोंका स्पर्श किया 
जाता है और दूसरा भिन्‍्न-भिन्‍त अज्जोंके स्प्शके लिए भिन्‍न-भिन्‍न 
अंगुलियोंका प्रयोग किया जाता है। विभिन्‍न अंगुलियोंके द्वारा न्यास 
करनेका क्रम इस प्रकार है--मध्यमा, अनामिका और तर्जनीसे हृदय, 
मध्यमा और तर्जनीसे सिर, अंगठेसे शिखा, दसों अंगुलियोंसे कवच, 
तज्जनी, मध्यमा और अनामिकासे नेत्र, तजंनी और मध्यमासे करतल- 
करपृष्ठमें न्यास करना चाहिए। यदि देवता त्रिनेत्र हो तो तजंनी, 
मध्यमा और अनामिकासे और द्विनेत्र हो तो मध्यमा और तजंनीसे 
नेत्रमें न्यास करना चाहिए। यदि देवता त्रिनेत्र हो तो पंचाड्भन्यास 
नेत्रको छोड़कर होता है। वेष्णवोंके लिए इसका क्रम भिन्‍न प्रकारका है। 
ऐसा कहा गया है कि अंगूठेको छोड़कर सीधी अंगुलियोंसे हृदय और 
मस्तकमें न्यास करना चाहिए। अंगूठेको अन्दर करके मुद्दों बाँधकर 
शिखाका स्पर्श करना चाहिए। सब अंगुलियोंसे कवच, तजनी और 
मध्यमासे नेत्र, नाराचमुद्रासे दोनों हाथोंको ऊपर उठाकर अंगूठे और 
त्जनीके द्वारा मस्तकके चारों और करतलघध्वनि करनी चाहिए। कहीं- 
कहीं अंगन्यासका मन्त्र नहीं मिलता, ऐसे स्थानमें देवताके नामके पहले 
अक्षरमें अंगन्यास करना चाहिए । 


शास्त्रमें यह बात बहुत जोर देकर कही गयी है कि केवल न्यासके 
द्वारा ही देवत्वकी प्राप्ति और मन्त्रसिद्धि हो जाती है। हमारे भीतर- 
बाहर, अंग-प्रत्यंगमें देवताका निवास है, हमारा अन्तस्तल और बाह्य 
शरीर दिव्य हो गया है--इस भावतासे ही अदम्य उत्साह, अद्भुत स्फूर्ति 
और नवीन चेतनाका जागरण अनुभव होने लगता है। जब न्यास सिद्ध 
हो जाता है तब तो भावनासे एकत्व स्वयंसिद्ध है। न्‍न्यासका कवच 
पहनकर कोई भी आध्यात्मिक अथवा आधिदेबिक विध्न पास नहीं आ 
सकते जब छि बिना न्यासके जप-ध्यान आदि करनेपर अनेक प्रकारके 
विध्न उपस्थित हुआ करते हैं। प्रत्येक मन्त्रके, प्रत्येक पदके और प्रत्येक 


न्यासका प्रयोग और उसकी महिमा २६७ 


अक्षरके अलग-अलग ऋषि, देवता, छन्‍्द, बीज, शक्ति और कीलक होते 
हैं। मन्त्रसिद्धेके लिए इनके ज्ञान, प्रसाद और सहायताकी अपेक्षा होती 
है। जिस ऋषिने भगवान्‌ शद्धूरसे मन्त्र प्राप्त करके पहले-पहल उस 
मन्त्रकी साधना की थी, वह उसका ऋषि है। वह गुरुस्थानीय होनेके 
कारण मस्तकमें स्थान पाने योग्य है। मन्त्रके स्वर-वर्णोकी विशिष्ट 
गति, जिसके द्वारा मन्‍्त्रार्थ और मन्त्रतत्व आच्छादित रहते हैं ओर 
जिसका उच्चारण मुत्नके द्वारा होता है, छन्‍्द है और वह मुखमें ही 
स्थान पानेका अधिकारी है। मन्त्रका देवता जो अपने हृदयका धन है, 
जीवनका सच्चालक है, समस्त भावोंका प्रेरक है, हृदयका अधिकारी है, 
हृदयमें हो उसके न्‍्यासका स्थान है। इस प्रकार जितने भी न्यास हैं; 
सबका एक विज्ञान है और यदि ये न्यास किये जायेँ तो शरीर और 

अन्त:करणको दिव्य बनाकर स्वयं ही अपनी महिमाका अनुभव करा देते 
हैं। अभी थोड़े ही दिनोंको बात है--गंगा और सरयूके सद्भुमके पास 
ही एक ब्रह्मचारी रहते थे, जिनका साधन ही न्यास था । दिनभर वे 
न्यास ही करते रहते थे। उनमें बहुत सी सिद्धियाँ प्रकट हुई थीं और 
उन्हें बहुत बड़ा आध्यात्मिक लाभ हुआ था । यहाँ संक्षेपसे कुछ न्‍्यासोंका 
विवरण दिया जाता है-- 


मातृकान्यास 

35 अस्य सातुकामस्त्रस्प ब्रह्म ऋषिगायत्रोच्छन्दों मातृकासरस्व॒तो 
देवता हलो बोजानि स्वरा: शक्तयः कक्‍्लों कोलक मात्कान्यासे 
विनियोग: । 

--यह विनियोग करके जल छोड़ दे और ऋष्यादिका न्यास करे। 
सिरमें--४ ब्रह्मणे ऋषये नमः।” मुखमें--'४» गायत्रीछन्दसे नमः ।' 
हृदयमें--5* मातृकासरस्वत्ये देवताये नमः।' गुह्मस्थानमें--/3& हलभ्यों 
बीजेभ्यो नमः ।” पेरोंमें--/३& स्वरेभ्यः शक्तिम्यो नमः ।! सर्वाद्भमें--(४ 
क्लीं कीलकाय नम: ।' इसके पश्चात्‌ करन्यास करे-- 

४ ३इं च॑ छं ज॑ झं अं ईं तजंनोम्यां स्वाहा । 

5 उंटंठंडंढंणंऊंमध्यमास्यां वषट्‌। 

४5 एं तंथं द॑ धं नं एं अनासिकास्यां हुम्‌। 

२६८ भक्ति-सर्वेस्न 


३ ओ पं फ॑ बं भ॑ मं ओं कनिष्ठाभ्यां वौषट्‌ । 

उ>अं यं रं ल॑ वंद्॑ ष॑ सं हूं ले क्ष॑अ: करलत-फरपृष्ठाम्यां अस्त्राय 
फट्‌। 

इसके अनन्तर इस प्रकार अड्भन्यास करे-- 

३७ अं क॑ खं ग॑ घं डं आं हृदयाय नमः । 

3३5 एं च॑ छ॑ ज॑ झं जं ईं शिरसे स्वाहा । 


० ७+५ ७५७५ «३ «+ 90.4 


३» ए त॑ थ॑ द॑ ध॑ नं एऐं कवचाय हुम। 
उ>ओं पं फ बंभंमओं नेत्रत्रयाय वोषद । 
३>अंयंरंलंवंद पषंसंहंलंक्षअःअस्त्राय फट्‌। 


इस अंगन्यासके पश्चात्‌ अन्तर्मातृकान्यास करना चाहिए। शरीरमें 
छः चक्र हैं; उनमें जितने दल होते हैं, उतने ही अक्षरोंका न्यास किया 
जाता है। इसकी प्रक्रिया सम्प्रदायानुसार भिन्‍न-भिन्‍न है। यहाँ वेष्णवोंकी 
प्रणाली लिखी जाती है । 


वायु इन्द्रिय और जलनेन्द्रियके बीत्॒में सिवनीके पास मूलाधार चक्र 
है। इसका वर्ण सोनेका-सा है और उसमें चार दल हैं । उन चारों दलोंपर 
प्रणवके सांथ इंन अक्षरोंका न्यास करना चाहिए--४ व॑ नमः, श॑ नम, 
ष॑ नमः, सं नमः:।' जननेन्द्रियके मूलमें विद्युतके समान षड्दल स्वाधिष्ठान 
कमल हैं, उसके छः दलोंपर प्रणवरके साथ इन अक्षरोंका न्यास करना 
चाहिए-- व॑ नमः, भ॑ नमः, में नमः, य॑ं नमः रं नमः, ल॑ नमः 
नाभिके मूलमें नील मेघके समान दद्ददल मणिपूरकचक्र है, उसमें इन 
वर्णोका न्यास करना चाहिए--& डं नमः, ढं नमः, ण॑ं नम, त॑ नमः, 
थ॑ नमः, द॑ नमः, ध॑ नमः, न॑ नमः, पं नमः, फ॑ नमः / हृदयमें स्थित 
मंगेके समान लाल द्वादशदल अनाहत चक्रमें-“३£ क॑ नमः, ख॑ नमः, गे 
नमः, घं नमः, ड॑ नमः, च॑ं नमः, छ॑ नमः, ज॑ नमः, झे नमः, अं नमः, 
टं॑ नमः, ठ नमः ।' कप्ठमें धूम्रवर्ण पोडशदल विशुद्धचक्र है, इसमें--3* 
अं नमः, आं नमः, इं नमः, ई नमः, उं नमः, ऊं नमः, ऋ॑ नमः, कं 
नमः, लूं नमः, रूं नमः, एं नमः, एँ नमः, ओं नमः, औऑ नमः, अं नमः, 
अ: नमः ।/' भ्रमध्यस्थित चन्द्रवर्ण द्विदल आज्ञाचक्रमें--» हूं नम; क्षे 
नमः!” इसके पदचात्‌ सहस्नारपर, जो कि स्वर्णके समान कान्तिमान्‌ और 


न्‍्यासका प्रयोग और उसको महिमा २६५९ 


स्वर-वर्णसि भूषित है, त्रिकोणका ध्यान करना चाहिए। उसके प्रत्येक 
कोणपर हु, ल, क्ष,-ये तीनों वर्ण लिखे हुए हैं। उसकी तीनों रेखाएँ 
क्रमशः 'असे, “कसे और “थे शुरू हुई है। इस त्रिकोणके बीचमें 
सृष्टि-स्थिति-लयात्मक बिन्दुरूप परमात्मा विराजमान है। इस प्रकारके 
ध्यानको अन्तर्मातृकान्यास कहते हैं ! 
बहिर्मातृकान्यास 
हस न्यासमें पहले मातृकासरस्वतीका ध्यान होता है, वह निम्न- 

लिखित है-- 

पतन्चाशल्लिपिभिविभक्तसुयदो:पन्मध्यवक्षःस्थलां 

भास्वन्मोलिनिबद्धणन्द्रशकलामापीनतुड्ध स्तनो म्‌ । 


मुव्रामक्षगणं सुधाट्यकछद विशाज्ञ हस्ताम्बुजे- 
बिश्नाजां विशदप्रभां त्रिनयनां वाग्देवताम।क्षये ॥ 


'वचास स्वर-वर्णोके द्वारा जिनके मुख, बाहु, चरण, कटि और 
वक्षस्थल पृथक्‌-पृथक्‌ दीख रहे हैं, सुयंेके समान चमकीले मुकुटपर 
श्॒न्द्रवण्ड शोभायमान है, वक्ष:स्थल बड़ा और ऊँचा है, करकमलों में 
मुद्रा, रद्राक्षमाला, सुधापूर्ण कलद और पुस्तक घारण किये हुए हैं, 
अंग-अंगसे दिव्य ज्योति बिखर रही है, उन त्रिनेता वाग्देवता मातृका- 
सरस्वतीकी में शरण ग्रहण करता हूँ ।' ऐसा ध्यान करके न्यास करना 
चाहिए। इस न्यासमें अंगुलियोंका नियम अनिवाय है। इसलिए उन-उन 
स्थानोंके साथ ही अंगुलियोंकी संख्या भी लिखी जा रही है। न्यास करते 
समय उनका ध्यान रखना चाहिए। संख्याका संकेत इस प्रकार है--- 
१-अंगूठा, २-तजंनी, रे-मध्यमा, ४-अनामिका और ५-कनिष्ठा ।. जहाँ 
जितनी अंगुलियोंका संयोग करना चाहिए वहाँ उतनी संख्या लिख दी 
गयी है। 

ललाटमें--३% 'अं नमः ३, ४। मुखपर--३» !आं नमः २, ३े, ४। 
आँखोंमें--35% 'इं नम: # हूँ नमः १, ४। इसी प्रकार पहले 5 और 
पीछे नमः जोड़कर प्रंत्येक स्थानमें न्यास करना चाहिए। कानोंमें उं, 
ऊं १। नासिकामें--ऋ, ऋ १,५। कपोलोंपर छूं ल' २, ३, ४। 
ओष्ठमें--एं ३। अधरमें ऐं ३। ऊपरके दाँतोंमें-»% ओ ४। नीचेके 
दाँतोंमें ओं ४। ब्रह्मरन्धमें--अं ३। मुखमें--अः ४। दाहिने हाथके 


२७० भक्ति-सर्वस्व 


मूलमें-क॑ ३, ४, ५। कोहनीमें-खं ३, ४, ५। मणिबन्ध्में ग॑। 
अंगुलियोंकी जड़में--घं । अंगुलियोंके अग्नभागमें ड। इसी प्रकार बायें 
हाथक मूल, कोहनी, मणिबन्ध, अंगुलीमूल और अंगुल्यग्रमें--च॑ं छ ज॑ झं 
अं। दाहिने पेरके मूलमें, दोनों सन्धियोंमें, अंगुलियोंके मूलमें और उनके 
अग्रभागमें--टं ढं डं ढ॑ णं। बायें पेरके उन्हीं पाँच स्थानोंमें-तं थ॑ द॑ं 
धं नं। दाहिने बगलमें--पं, बायेंमें--फं ओर पीठमें-बं॑ ( यहाँतक 
अंगुलियोंकी संख्या कोहनीवाली ही समझनी चाहिए ) नाभिमें भ॑ १, ३, 
४, ५ | पेटमें-मं १ से ५। हृदयमें--यं । दाहिने कंधेपर--रं । गलेके 
ऊपर--लं । बायें बन्धेपर--वं । हृदयसे दाहिने हाथतक--शं । हृदयसे 
बायें हाथतक-षं । हृदयसे दाहिने पैरतक - सं । हृदयसे बायें पैरतक-- 
हूं। हृदयसे पेटतक--लं। हृदयसे मुखतक--क्षं । हृदयसे अन्ततक 
हथेलीसे न्यास करना चाहिए। 


संहारमातृकान्यास 
बाह्यमात॒कान्यास जहाँ समाप्त होता है, वहीसे संहारमातृकान्यास 
प्रारम्भ होता है। जैसे हृदयसे लेकर मुखतक--% 'क्ष॑ं नमः ।' मुखसे 
पेटतक--३ 'लं॑ नमः ।' इस प्रकार उलटे चलकर ललाटतक पहुंच 
जाना--यह संसारमातृकान्यास है। इसके पूव॑ यह ध्यान किया 
जाता है-- 


अक्षत्रज॑ हरिणपोतमुदग्रटड्धूं विद्यां करेरविरतं दधचतीं तिनेश्राम्‌ । 
अर्दधनदुमोलिसरुणाक्षरविन्दरात्मां ब्णेंश्वरी प्रणमत स्तनभारनस्राम्‌ ॥ 


जो अपने चार करकमलोंमें सदा रुद्राक्षकी माला, हरिणशावक, 
पत्थर फोड़नेकी तीखी टाँकी और पुस्तक लिये रहती हैं, जिनके तीन 
आँखें हैं ओर मुकुटपर अद्ध चन्द्रमा है, शरीरका रंग लाल है, कमलपर 
बेठी हुई हैं, स्तनोंके भारसे झुकी हुई उन वर्णेब्वरोको नमस्कार करो । 
संहारमातुकान्यासके सम्बन्धमें कुछ छोगोंकी ऐसी सम्मति है कि यह 
केवल संन्यासियोंको ही करना चाहिए । बाह्यममातृकान्यासमें अक्षरोंका 
उच्चारण चार प्रकारसे किया जा सकता है। केवल बिन्दुयुक्त अक्षर, 
सविसगं अक्षर और बिन्दु-विसगंयुक्त अक्षर | विशिष्टकामनाओंके अनुरूप 
इनकी व्यवस्था है। इन अक्षरोंके पूर्व बीजाक्षर भी जोड़े जाते हैं। 
वाक्सिद्धिके लिए ऐँं, श्रीवृद्धिके लिए श्री, सव॑ंसिद्धेकि लिए नमः, वशी 


न्‍्यासके। प्रयोग और उसकी महिमा २७१ 


करणके लिए क्लीं और मन्त्रप्रसादनके लिए अः जोड़ा जाता है। 
मन्त्रशास्त्रमें ऐसा कहा गया है कि मातुकान्यासके बिना मन्‍्त्रसिद्धि 
अत्यन्त कठिन है | 


पोठन्यास 


देवताके निवासयोग्य स्थानकों 'पीठ' कहते हैं। जेसे कामाख्यादि 
स्थानविशेष पीठके नामसे प्रसिद्ध हैं। जेसे बाह्य आसनविशेष शास्त्रोय 
विधिके अनुष्ठानसे पीठके रूपसे परिणत हो जाता है, वेसे ही पीठन्यासके 
प्रयोग्से साधकका शरीर और अन्तःकरण शुद्ध होकर देवताके निवास 
करने योग्य पीठ बन जाता है। वततमान युगमें जो दो प्रकारके पीठ 
प्रचलित हैँं--समतन्त्रक और अमन्त्रक, उन दोनोंकी अपेक्षा यह पीठन्यास 
उत्तम है, क्योंकि इसमें बाह्य आलम्बनकी आवश्यकता नहीं है। यह 
साधकके शरीरमें ही मन्त्रशक्ति, भावशक्ति और अचिन्त्य देवोशक्तिके 
सम्मिश्रणसे उत्पन्न हो जाता है। विचा रदृष्टिसे देखा जाय तो पीठन्यासमें 
जितने तत्त्वोंका न्यास किया जाता है वे प्रत्येक शरीरमें पहलेसे ही 
विद्यमान हैं । स्मृति और मन्त्रके द्वारा उन्हें अव्यक्तसे व्यक्त किया जाता 
है, उनके सुक्षमरूपको स्थूलरूपमें लाया जाता है। यह सृष्टिक्रमके 
इतिहासके सवंथा अनुकूल है और यह साधकको देवताका पीठ बना देनेमें 
समर्थ है। इसका प्रयोग निम्नलिखित प्रकार होता है-- 


प्रत्येक चतुर्थ्यन्त पदक साथ जिनका उल्लेख आगे किया जा रहा 
है, पहले 5» और पीछे नमः जोड़कर यथास्थान न्यास करना चाहिए-- 
जैसे ३ 'आधारशक्तये नमः ।” इसी प्रकार क्रमशः सबके साथ ३& और 


नमः जोड़कर न्यासका विधान है। 


हृदयमें--आधारशक्तये, प्रकृत्ये, कर्माय, अनन्ताय, पृथिव्ये, 
क्षीरसमुद्राय, श्वेतद्वोपाय, सणिसण्डाय, फल्पव॒ुक्षाय, सणिवेदिकाये, 


रत्नसिहासनाय । 


दाहिने कन्घेपर--धर्माय 
बायें ऊदपर--वे राग्याय 
मुखपर -- अधर्माय 
नाभिमें --अवेराग्याय 


रछर 


बायें कन्धेपर -- ज्ञानाय 
दाहिने ऊरुपर--ऐश्वर्य्याय 
बायें पादव॑में--अज्ञानाय 
दाहिने पार्दर्वमें अनेश्वर््याय 


भक्ति-स्वंस्व 


फिर ह॒ृदयमें--अनन्ताय, पद्माय, अं स॒र्य॑मण्डछाय हादशकलात्मने, 
उं सोसणइलाय घोडशकलात्सने, म॑ वहिमण्डलाय वदाकलात्मने, स॑ 
सत्त्वाय, रं रजसे, त॑ं तमसे, आं आत्मने, अं अम्तरात्मने, प॑ परमात्मने, 
हों ज्ञानात्मने । 


सबके साथ पहले 5 और पीछे नमः जोड़कर न्यास कर लेनेके 
पश्चात्‌ हृदयकमलके पूर्वादि केसरोंपर इष्टदेवताकी पद्धतिके अनुसार 
पीठशक्तियोंका न्यास करना चाहिए। उनके बीचमें इृष्टदेवताका मन्त्र, 
जो कि इष्टदेवस्वरूप ही है, स्थापित करना चाहिए। इस न्याससे 
साधकके हृदयमें ऐसा पीठ उत्पन्न हो जाता है' जो अपने देवताको 
आकषित किये बिना नहीं रहता । 


इन न्यासोंके अतिरिक्त और भी बहुत-से न्यास हैं, जिनका वर्णन 
उन-उन मन्त्रोंके प्रसद्धमें आता है । उनके विस्तारकी यहाँ आवश्यकता 
नहीं है, वेष्णवोंका एक केशवकीर्त्यादिन्यास है, उसमें भगवान्‌की केशव, 
नारायण, माधव आदि मूर्तियोंको उनकी शक्तियोंके साथ शरौरके 
विभिन्न अड्भोंमें स्थापित करके ध्यान किया जाता है। उस न्यासके फलमें 
कहा जाता है कि यह न्यास प्रयोग करनेमात्रसे साधकको भगवानुके 
समान बना देता है। वास्तवमें न्यासोंमें ऐसी हो शक्ति है । 


न्यासके प्रकारभेदोंकी चर्चा न करके यहाँ इतना ही कह देंना 
पर्याप्त होगा कि सृष्टिके गम्भीर रहस्योंकी दृष्टिसि न्यास भी एक 
अतुलनीय साधन है। वर्णोके न्याससे वर्णमयी सुष्टिका उदबोध होकर 
परमात्माके स्वरूपका ज्ञान ओर प्राप्ति हो जाती है; क्योंकि जब यह 
सृष्टि नहीं थी, तब प्रथम कम्पनके रूपमें प्रणव प्रकट हुआ और उस 
प्रणवसे ही समस्त स्वर-वर्णोका विस्तार हुआ। उनके आनुपूर्वी-संघटनसे 
वेद और वेदसे समस्त सुष्टि | इस क्रमसे विचार करनेपर ज्ञात होता है 
कि ये समस्त महान्‌ और अणु, स्थूल एवं सुक्ष्म पदार्थ अन्तिम रूपमें वर्ण 
ही हैं। वर्णोके न्यास और इनकी वर्णनात्मकताके ध्यानसे इनका 
वास्तविक रूप, जो कि दिव्य है, दृष्टिगोचर हो जाता है और फिर तो 
सवंत्र दिव्यता-ही-दिव्यता' छा जाती है। समस्त नामरूपात्मक जगतुर्मे 
अव्यक्तरूयसे रहनेवाली दिव्यताको व्यक्त करनेके लिए वर्णन्यास अथवा 
मन्त्रन्यास सर्वोत्तम साधनोंमें-से एक है। 


न्‍्यासका प्रयोग और उसकी महिमा २७३ 


पीठत्यास, योगपीठन्यास अथवा तत्त्वन्यासके द्वारा भी हम उसी 
परिणामपर पहुँचते हैं, जो साधनाका अन्तिम लक्ष्य होना चाहिए। 
अष्ठान परबरह्ममें आधारशक्त, प्रकृति एवं क्रमशः सम्पूर्ण सृष्टि स्थित 
है। क्षीरसागरमें मणिमण्डल, कल्पवुक्ष, रत्नसिहासन आदिकी भावना 
करते-करते अन्तः:करण सव्व॑था अन्तर्मंख हो जाता है और इृष्टदेवताका 
ध्यान करते-करते समाधि लग जाती है। एक ओर तो उस सृष्टिक्रमका 
ज्ञान होनेसे बुद्धि अधिष्ठानतत्त्वकी ओर अग्रसर होने लगती है और 
दूसरी ओर मन दृष्टदेवताको प्राप्त करके उन्हींमें लय होने लगता है । 
इस प्रकार परमानन्दमयी अवस्थाका विकास होकर सब कुछ भगवान्‌ 
हो है और भगवान्‌के अतिरिक्त और कोई अन्य सत्ता नहीं है, इस 
सत्यका साक्षात्कार हो जाता है। 


सिरमें ऋषि, मुखमें छन्‍्द और हृदयमें इष्टंदेवताका न्यास करनेके 
अतिरिक्त जब सर्वाज्भमें--यों कहिये कि रोम-रोममें सशक्तिक देवताका 
न्यास कर लिया जाता है, तो मनको इतना अवकाश ही नहीं मिलता 
ओर इससे मधुर अन्यत्र कहीं स्थान नहीं मिलता कि वह और कहीं 
बाहर जाय। शरीरके रोम-रोममें देवता, अणु-अणुमें देवता, और 
देवतामय शरीर ! ऐसी स्थितिमें यह मन भी दिव्य हो जाता है। जड़ता- 
के चिन्तनससे और अपनी जड़तासे यह संसार मनको जड़रूपमें प्रतीत 
होता है । इसका वास्तविक स्वरूप तो चिन्मय है ही, यह चिन्मयी लीला 
है। जब चिन्मयके ध्यानसे इसकी जड़ता निवृुत्त हो जाती है, तो सब 
चिन्मयके रूपमें ही रफुरित होने लगता है। जब इसकी चिन्मयताका 
बोध हो जाता है, तब अन्‍्तर्देशमें रहनेवाला निगूढ़ चेतन्य भी इस 
चिन्मयसे एक हो जाता है और केवल चेतन्य-ही-चेतन्य अवशेष 
रहता है । 


यहाँ न्यासके सम्बन्धमें बहुत ही संक्षेपसे लिखा गया है। 


२७४ भक्ति-स्व॑स्व 


पूजाके विविध उपचार 


संक्षेप और विस्तार-भेदसे अनेक प्रकारके उपचार हैं--चौंसठ, 
अठारह, सोलह, दस और पाँच । 


६४ उपचार 


देवीकी पूजाके चौंसठ उपचार यहाँ खिखे जाते हैं। इश्टमन्त्रसे इनका 
समर्पण होता है। मानस-पूजामें इनकी भावना होती है। वाग्बीज, 
मायाबीज और लक्ष्मीबीजके साथ भी इनका समपंण होता है, जैसे पाद्यके 
समय--$ ऐं. हों श्रीं पाद्य॑ कल्पयामि नमः । प्रत्येक उपचारका नाम 
जोड़कर यही मन्त्र बोल सकते हैं। उपचारोंके नाम ये हैं--१. पाच्यम्‌, 
२. अध्यंम्‌, ३. भासनस्‌. ४. सुगन्धितेलाम्यड्र, ५. मज्जनशालाप्रवेदा- 
नस्‌, ६. सज्जनसमणिपीठोपवेशनम्‌, ७. दिव्यस्नानोयम्‌, ८. उद्धतंनम्‌, 
९, उष्णोदकस्नानम्‌, १०. कनककलशस्थितसवंतोर्थासिषेकम्‌, ११. धोत- 
वस्त्रपरिमाजंनम्‌, १२. अरुणदुकलपरिधानम्‌, १३. अरुणदुकलोत्त- 
रीयम्‌, १४. आलेपमण्डपप्रवेशनम्‌, १५. मालेपसणिपीठोपवेशनम्‌, 
१६. चन्दनाग्रुकुडससृगसदकर्प्रकस्तुरोीरोचनाविदिव्यगन्धसर्वाड्भानु- 
लेपनस्‌ १७. केशभारस्य कालाग्र॒ुधूपमल्लिकामालतोजातोचम्पकाशोक- 
शतपन्नपुगफ्हरीपुन्नागवह्वारयूथी-सर्वतंकुसुम मालाभूषणम्‌, १८. भूषण- 
मण्डपप्रवेधनम्‌, १९. भूषणमणिपीठोपवेशनस्‌, २०. नवरत्नमुकुटम, 
२१. चन्द्रशकलम्‌, २२. सोमन्तसिन्दूरम्‌, २३. तिलकरत्नम्‌, २४. काला- 
ड्जनम्‌, २५. कर्णवालोयुगलम्‌, २६. नासाभरणम्‌, २७. अधरयावकम्‌, 
२८. पग्रथनभूषणम, २९०. कनकचित्रपवकर्स, ३०. सहापदकस, 
३१. सुक्तावलोम्‌, ३२. एकावलोम्‌, ३२३. वेबच्छन्वक्स्‌ २४. केयूरयुगल - 
चतुष्कम्‌, ३५. वलयावलीम्‌, २६. ऊमसिकावलीमू, ३७. काम्बोदामकटि- 
सूत्रमू, २८. शोभार्याभरणम्‌, २९. पादकटकयुगलम्‌, ४०. रत्ननूपुरम्‌, 
४१. पादांगुलोयकम, ४२. एककरे पाशम्‌, ४३. अन्यकरे अंकुशस्‌, 
४४. इतरकरेषु पुण्डेक्षुवापम्‌, ४५. अन्यकरे पुष्पषाणान्‌, ४६९. श्रोसन्सा- 


पूजाके विविध उपचार २७५ 


णिक्यपादुकास, ४७. स्वसमानवेशास्त्रावरणदेवताभिः सह सिहासना- 
रोहणम्‌, ४८. कामेश्वरपयंड्रोपवेशनम्‌, ४९. अम्नृताशनस, ५०, आजल- 
सनोयस्‌, ५१. फर्प्रवटिकामु, ५२. आनन्‍्वोल्छासविलासहासम, 
५३.मड्ल रात्रिकम्‌, ५४. श्वेतच्छत्रम्‌, ५५. धामरयुगलम्‌, ५६. वर्षणम्‌ 
५७. तालवुन्तम्‌, ५८. गन्धम्‌, ५९. पुष्पम्‌, ६०. धपम्‌, ६१. दीपम, 
६२. नेवेद्यम्‌, ६२३. पानस्‌, ६४. पुनराचमनीयम; इसके परचात्‌ ताम्बूलूम्‌, 
नमस्कारम्‌-इत्यादि इन सबके साथ पूर्वोक्त बीज पहले जोड़कर पीछे 
'कल्पयामि नमः कहना चाहिए। मानस पूजामें तो ये उपचार ही पूरा 
ध्यान करा देते हैं। बाह्यपूजामें उपचारोंका अभाव होनेपर भी स्थिर- 
भावसे इन मन्त्रोंका पाठ कर लेनेपर पुजाका ही फल मिलता हैं। 
१८ उपचार 

अष्टादशोपचार--१. आसन, २. स्वागत, रे. पाद्य, ४. अध्य॑, 
५. आचमनीय, ६. स्तानीय, ७. वस्त्र, ८. यशोपवीत, ९. भूषण, १०, गन्ध, 
११. पुष्प, १२. धूप, १३. दीप, १४. अन्न, १५. दपंण, १६, माल्य, 
१७, अनुलेपन, १८. नमस्कार। 


१६ उपचार 


षोडशोपचार ये हैं--१. पाद्य, २. अध्यै, ३. आचमनीय, ४. स्नानीय, 
५, वस्त्र, ६. आभूषण, ७. गन्ध, ८. पुष्प, ९. धूप, १०, दीप, ११. नेवेद्य, 
१२, आचमनीय, १३. ताम्बूल, १४. स्तवपाठ, १५.. तर्पण और 
१६. नमस्कार । 

५ उपचार 

पश्चोपनार ये हैं--१. गन्ध, २. पुष्प, रे. धूप, ४. दीप ओर 
५, नेवेद्य । 

आसन समपंणमें आसनके ऊपर पाँच पुष्प भी रख लेने चाहिए । छः: 
पृष्पोंसे स्वागत करना चाहिए। पाद्यमें चार पल जलू और उसमें व्यामा 
घास, दूब, कमल और अपराजिता देनी चाहिए। अध्यंमें चार पल जरू 
ओर गन्ध, पुष्प, अक्षत, यव, दूब, चार तिरू, कुशाका अग्नमाग तथा 
सरसों देना चाहिए। आचमनीयमें छः: पछ जलू और उसमें जायफल, 
लवंग और कड्भोलका चूर्ण देना चाहिए। मधुपक॑में कांस्यपात्रस्थित धृत, 
मधु और दधि देना चाहिए। मधुपक्रके पदचातृवाले आचमनमें केवल एक 


556 भक्ति-सवंस्व 


पल विशुद्ध जल ही आवश्यक होता है। स्नानके लिए पचास पल जलका 
विधान है। वस्त्र बारह अंगुलसे ज्यादा, नवीन और जोड़ा होना 
चाहिए। आभरण स्वर्ण-निमित हों और उनमें मोती आदि जड़े हों, 
गन्ध-द्वव्यमें चन्दन, अगर कपूर आदि एकमें मिला दिये गये हों ! एक 
पलके लगभग उनका परिमाण कहा गया है। पुष्प पचाससे अधिक हों, 
अनेक रंगके हों। धूप गुग्गुलका हो और कांस्य पात्रमें निवेदन किया 
जाय। नैवेद्यमें एक पुरुषके भोजन योग्य वस्तु होती चाहिए। चर्व्य॑, 
चोष्य, लेह्य, पेय--चारों, प्रकारकी समग्री हो। दीप कपासकी बत्तीसे 
कर्पूर आदि मिलाकर बनाग्रा जाय। बत्तीकी लम्बाई चार अंगुलके 
लगभग हो ओर दृढ़ हो। दीपकके साथ शिलापिष्टका भी उपयोग करना 
चाहिए। इसीको श्री अथवा आक कहते हैं, जो आरतीके समय सात 
बार घुमाया जाता है। दूर्वा और अक्षतकी संख्या सौसे अधिक समझनी 
चाहिए। एक-एक सामग्नी अलग-अलग पात्रोंमें रक्‍्खी जाय; वे पांत्र 
सोने, चाँदी, ताँबे, पीतल या मिट्टीके हों । अपनी शक्तिके अनुसार ही 
करना चाहिए । जो वस्तु अपने पास नहीं हो, उसके लिए चिन्ता करनेकी 
आवश्यकता नहीं और अपनी शक्तिसामथ्यंके अनुसार जो मिल सकते 
हों, उनके प्रयोगमें आलस्य प्रमाद और संकीर्णता नहीं करनी चाहिए। 


पुजाके भन्त्र 
भगवान्‌ विष्णु, कृष्ण आदिको पूजामें जिन मन्त्रोंका उपयोग होता 
है, वे लिखे जाते हैं-- 
आसन 


सर्वान्तर्याभिणे देव सर्ववीजमयं ततः । 
आत्मस्थाय परं शुद्धभासनं कल्पयाम्यहस्‌ ॥ 
हे देव, आप सबके अन्तर्याप्ती ओर आत्मरूपसे स्थित हैं; इसलिए 
आपको मैं सवंबीजस्वरूप उत्तम और शुद्ध आसन समापत कर रहा हू । 
स्वागद 
यस्य दर्शनसिच्छन्त देवा ब्रह्महरादय:। 
कृपया देवदेवेश मंदग्र. सन्निधीभव ॥ 
तस्प ते परमेशान स्वागत स्वागत प्रभो । 


पूजाक विविध उपचार २७७ 


बरह्या, शिव आदि जिसके दर्शनके लिए लालायित रहते हैं, हे 
देवदेवेश, वे हो सबके आराध्य आप दया करके मेरे सम्मुख आवें । 
परमेश्वर, प्रभो, आपका स्वागत है, स्वागत है ।' 

आवाहन 
कृतार्थश्नुगहीतोईस्मि सफल जीबितं तु में । 
यदागतोइसि देवेश  चिदानन्दसयाब्यय ॥ 
अज्ञानादा प्रमादाद्वा वेकल्पात्‌ साधनस्प थे । 
यदपुर्णं भवेत्‌ कृत्य तथाप्यभिसुखो भव ॥ 

'हे चिदानन्दधन, हे अविनाशी, हे देवेश, आपने जो पदापंण किया, 
इससे में कृताथ हो गया; बड़ा अनुग्रह किया आपने । मेरा जीवन सफल 
हो गया । अज्ञान, असावधानी और साधनोंकी कमीके कारण मैं आपकी 
पूजा पूर्णतः नहीं कर सकता; तथापि आप कृपा करके मेरे सामने रहें । 

पाद्य 
यड्धूक्तिलेशसम्पर्कातवू परमानन्दसम्भव: । 
तस्मे ते परमेशान पाद्यं शुद्धाय कल्पये ॥ 

“जिनकी बिन्दुमात्र भक्तिका संस्पर्श हो जानेसे हृदय परमाननन्‍्द 
धाराका उद्गम बन जाता है, हे परमेश्व र ! आपके उसी विशुद्ध स्वरूप- 
को में पाद्य समपित कर रहा हूँ |” 


आचमनोय 
देवानामपि देवाय देवानां देवतात्मने। 
आचार कल्पयामीश सुधाया: स्तुतिहेतवे ॥ 
है ईश, आप समस्त देवताओंके भी देवता--आराध्य देव हैं। और 
तो क्या, स्वयं आप ही देवताओं में देवत्वरूपसे प्रकट हैं। आप सुधाके 
मूलस्रोत हैं, अतः आपसे सुधाक्षरणके लिए मैं आचमनीय सर्मापत कर 
रहा हूँ ।' 
अध्य॑ 
तापत्रयहरं दिव्य परमानन्दरक्षणस्‌ । 
तापत्रयधिमोक्षाय तवाध्य॑ कल्पयाम्यहम्‌ 0 


हे प्रभो, आपका अध्य तीनों तापोंको हरनेवाला, दिव्य एवं 
२७८ भक्ति-स्वंस्व 


परमानन्दरूप है; इसलिए तीनों तापोंसे मुक्ति प्राप्त करनेके लिए मैं 
आपको अध्यं समर्पित करता हूँ ।' 


सघुपक 
सर्वकल्मषहोनाथ परिपृणंसुधात्मकम्‌ । 
सधुपकंसिमं देव कल्पयामि प्रसीद में॥ 
हे देव, आप समस्त पापों और उनके कारणोंसे मुक्त हैं; आपके 
लिए में परिपृर्णसुधात्मक मधुपर्क॑ समपित करता हूँ। आप अनुग्रह करके 
इसे स्वीकार करें । 
पुनराचमनीय 
उच्छिष्टोष्प्यशुन्नित्रापि यस्य स्मरणमात्रतः। 
शुद्धिमाप्नोति तस्मे ते पुनराचमनोयकम्‌ ॥ 


जिसके स्मरण करनेमात्रसे उच्छिष्ट अथवा अपवित्र भी पवित्र हो 
जाता है, वही आप हैं। आपके लिए में आचमन समर्पित करता हूँ । 


स्तान 
परमानन्दबोधाब्धिनिमग्ननिजमुतंये । 
साड्रोपाड्रमिदं स्नान कल्पयाम्यहमीश ते ॥ 
'हे ईश, आप अपने परमानन्दस्वरूप ज्ञान-समुद्रमें स्वयं निमग्न हैं । 
आपके लिए साज्जोपाड् स्नानाथथ जल मैं समपित करता हूँ ।” 
वस्त्र 
सायाचित्रपटाच्छन्ननिजगुह्मोरुतेज से । 
निरावरणविज्ञान वासस्ते कल्पयाम्पहम्‌ ॥ 
“आपने अपना परमज्योतिम॑ंय स्वरूप मायाके विचित्र बस्त्रमें ढक 
रक्‍्खा है, वास्तवमें आप आवरणरहित विज्ञानस्वरूप हैं। ऐसे आपके 
लिए, हे देव, मैं वस्त्र समपित कर रहा हूँ । 


उत्तरोय 
यमाश्रित्य महामाया जगत्सस्मोहनो सदा । 
तसमे ते परमेशाय कल्पयास्पुत्तरी यकम्‌ ॥ 
जिसका आश्रय करके महामाया जगत्‌को मोहित करती है, आप 
वे ही परमेश्वर हैं । आपके लिए मैं उत्तरोय समर्पित करता हूँ । 


पूजाके विविध उपचार २७९ 


यज्ञोपवीत 
यस्य शक्तित्रयेणेद॑ सम्प्रोतमखिलं जगतु । 
यज्ञसुश्राय तस्मे ते यज्ञसूत्र प्रकल्पये ॥ 

'जिसकोी सृष्टि, स्थिति और प्रलय॒रूप तीन शक्तियोंके द्वारा यह 
जगत्‌ गुंथा हुआ है, जो स्वयं यज्ञसृत्र हैं, उन्हींके लिए में यज्ञोपवीत 
समर्पित कर रहा हूँ ।' 

आभूषण 
स्वभावसुन्दराड्राप नानाशक्त्याश्रयाय ते। 
भूषणानि विचित्राणि कल्पयामि सुराचित ॥ 

है सुरपूजित, आपका एक-एक अद्भ स्वभावसे ही परम सुन्दर 
परम मनोहर है, आप स्वयं समस्त शक्तियोंके आश्रय हैं। आपके लिए में 
विचित्र भूषण सर्मावत करता हूँ । 


जल 
समस्तदेवदेवेश सर्वतृप्तिकरं परम्‌। 
अखण्डानन्दसस्पुर्णं गृहाण जलमुत्तमस्‌ ॥ 
है देवदेवेश्वर, हे अनन्त आनन्दसे परिपूर्ण, आपके लिए मैं सबको 
तृप्ति देनेवाला यह उत्तम जल समर्पित करता हूँ, कृपया इसे स्वीकार 
करें ।' 
गन्ध 
परमानन्दसौरभ्यपरिपृणंदिगन्तरम्‌ । 
गहाण परम गन्ध कृपया परमेद्वर ॥ 
है परमेश्वर, जिसकी परमानन्दमय सुरभिसे दिग-दिगन्त परिपूर्ण 
हो रहें हैं--आपके लिए वही परम गन्ध मैं समपित करता हूँ। आप कृपा 
करके स्वीकार करें ।' 
पृष्प 
तुरीयं गुणसम्पन्नं_ नानागुणमनोहरम्‌। 
आनन्दसोरभं पुष्पं गृह्मतासिदमुत्तमम्‌॥ 
त्रिगुणातीत, गुणयुक्त, अनेक गुणोंसे मनोहर, आनन्दसोरभसम्पन्न, 
यह उत्तम पुष्ष आपको समर्पित है; स्वीकार करें ।' 


२८० भवित-सर्व स्व 


घप 
वनस्पतिरसो दिव्यगन्धाढ्य सुमनोहरः। 
आशेय: सर्वदेवानां ध॒पोष्यं प्रतिगह्मताम्‌ ॥ 
'वनस्पतियोंके रससे संगृहीत दिव्य, सुगन्धपूर्ण निखिल देवताओंके 
आप्राण करने योग्य यह सुमनोहर धूप में आपको सर्मपित करता हूँ, 
कृपया स्वीकार करें ।' हि 
प 


सुप्रकाशे महादीप स्वंतस्तिमिरापहः । 
सबाह्माभ्यन्तरं ज्योतिर्दाषोष्यं प्रतिगृह्म ताम्‌ ॥ 
'परम तैजसे सम्पन्न, भीतर और बाहर ज्योतिमंय, सब ओरसे 
अन्धकारको दूर करनेवाला जो उत्तम आलोकमय दीपक है, वह आप 
स्वीकार करें ।' 
नेवेद् 


सत्पात्रसिद्ध सुहविविविधानेकभक्षणम्‌ । 
निवेदयासि देवेश सानुगाय गृहाण ततु ॥ 
पुजाके पाँच प्रकार 
हे देवेश, पवित्र पान्नमें बनाये हुए, अनेक प्रकारकी खाद्यसामग्रियोंसे 
युक्त यह्‌॒उत्तम नैवेद्य अनुचरोंके सहित आपकी सेवामें समपित करता 
हैँ; आप कृपा करके इसे स्वीकार करें ।' 
भोजनके पश्चात्‌ जल आदि पूर्वोक्‍्त मन्त्रोंस ही देने चाहिए। 
आगेकी विधि दूसरे प्रसद्भमें देखनी चाहिए । 
शास्त्रोंमें पूजाके पाँच प्रकार बताये गये हे--अभिगमन, उपादान, 
योग, स्वाध्याय और इज्या। देवताके स्थानकों साफ करना, लीपना, 
निर्माल्य हटाना-ये सब कम अभिगमनके अन्‍्तगगंत हैं। गन्ध, पुष्प 
आदि पृूजा-सामग्रीका संग्रह उपादान है। इशष्टदेवकी आत्मरूपसे भावना 
करना योग है। मन्त्रार्थंथा अनुसन्धान करते हुए जप करना, सूक्‍त, 
स्तोत्र आदिका पाठ करना, गुण, नाम, लोला आदिका कीतंन करना, 
वेदान्तशास्त्र आदिका अभ्यास करना--ये सब स्वाध्याय हैं। उपचा रोंके 
द्वारा अपने आराध्यरेवकी पूजा इज्या है। ये पाँच प्रकारकी पृजाएँ 
क्रमशः सार्टि, सामीप्य, सालोक्‍्य, सायुज्य और सारुप्य मुक्तिको देने 
वाली हैं । 


पजाके विविध उपचार २८१ 


माला और उसके संस्कार 


साधकोंके लिए माला बड़े महत्त्वकी वस्तु है। माला भगवानके 
स्मरण और नामजपमें बड़ी ही सहायक होती है, इसलिए साधक उसे 
अपने प्राणोंके समान प्रिय समझते हैं और उसे गुप्त धनकी भाँति सुरक्षित 
रखते हैं। यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि जपकी संख्या आवश्यक 
होनी चाहिए। इससे उतनी संख्या पूर्ण करनेके लिए सब समय प्रेरणा 
प्राप्त होती रहती है एवं उत्साह तथा लगनमें किसी प्रकारकी कमी 
नहीं आने पाती । जो लोग बिना संख्याके जप करते हैं उन्हें इस बातका 
अनुभव होगा कि जब कभी जप करते-करते मन अन्यत्र चला जाता है, 
तब मालूम ही नहों होता कि जप हो रहा था या नहीं या कितने समय- 
तक जप बन्द रहा। यह प्रमाद हाथमें माला रंहनेपर या संख्यासे जप 
करनेपर नहीं होता । यदि कभी कहीं मन चला भी जाता है तो मालाका 
चलना बन्द हो जाता है, संख्या आगे नहीं बढ़ती, और यदि माला 
चलती रही तो जीभ भी अवश्य चलती ही रहेगी और यह दोनों कुछ हो 
समयमें मनको खींच लानेमें समर्थ हो सकेंगी। जो यह कहते हैं कि में 
जप तो करता हूँ, पर मेरा मन कहीं अन्यत्र रहता है उन्हें यह विश्वास 
रखना चाहिए कि यदि जीभ और माला दोनों घूमती रहीं--क्योंकि 
विना कुछ-न-कुछ मन रहे ये घूम नहीं सकतीं, तो बाहर घूमनेवाला मन 
कहीं भी आश्रय न पाकर अपने उसी स्थिर अंशके पास लौट आयेगा जो 
मूच्छितरूपसे मालाकी गतिमें कारण हो रहा है। मालाके फिरनेमें जो 
श्रद्धा और विश्वासकी शक्ति काम कर रही है वह एक दिन व्यक्त हो 
जायगी और सम्पूर्ण मनको आत्मसात्‌ कर लेगी | 


मालाके द्वारा जब इतना काम हो सकता है तब आदरपूृ्वक उसका 
विचार न करके यों ही साधारण-सी वस्तु समझ लेना भूल नहीं तो और 
क्या है ? उस्ते केवल गिननेकी एक तरकोब समझकर अशुद्ध अवस्थामें 
भी पास रखना, बायें हाथसे गिन लेना, लोगोंको दिखाते फिरना, पेरतक 


र्टर भवित-सव॑स्व 


लटकाये रहना, जहाँ कहों रख देना, जिस किसी चोजपे बना लेना तथा 
चाहे जिस प्रकार गूंथ लेना सर्वंथा वर्जित है। ऐसी बातें समझदारी और 
श्रद्धाकी कमीसे होती हैं, विशेषकर उन लोगोंसे जिन्होंने किसी गुझ्से 
विधिपूर्व॑क दीक्षा न लेकर मालाके विधि-विधानपर विचार ही नहीं किया 
है । शास्त्रोंमें मालाके सम्बन्धमें बहुत विचार किया गया है। यहाँ सं श्षेप- 
से उसका कुछ थोड़ा-सा दिग्दर्शन कराया जाता है । 


माला. प्राय: तीन प्रकारकी होती है--करमाला, वर्णमाला और 
मणिमाला। अंगुलियोंपर जो जप किया जाता है वह करमाला-जप है। 
यह दो प्रकारसे होता है--एक तो अंग्रुलियोंते ही गिनना और दूसरा 
अंगुलियोंके पर्वोपर गिनना। शास्त्रतः दूसरा प्रकार ही स्वीकृत है। 
इसका नियम यह है कि अनामिकाके मध्यभागसे नीचेकी ओर चले, फिर 
कनिष्ठाके मुलसे अग्रभागतक और फिर अनाभिका और मध्यमाके अग्र- 
भागपर होकर तजनीके मूलतक जाय | इस क्रमसे अनामिकाके दो, 
कानेष्ठाके तीन, पुत: अनामिकाका एक, मध्यमाका एक और तजंनीके 
तीन पव॑--दस संख्या होठी है | मध्यमाके दो पर्व सुमेरुके रूपमें छूट जाते 
हैं। साधारण करमालाका यही क्रम है; परन्तु अनुष्ठानभेदसे इसमें अन्तर 
भ्री पड़ता है-जेसे, शक्तिके अनुष्ठानमें अनामिकाके दो पव॑, कनिष्ठा के 
तीन, पुनः अनामिकाका अग्रभाग एक, मध्यमाके तीन पर्व और त्जनीका 
एक मलपव॑--इस प्रकार दस संख्या पूरी होती है। श्रीविद्यामें इससे 
भिन्न नियम है। मध्यमाका मूल एक, अनामिकाका मूल एक, कनिष्ठाके 
तीन, अनामिका और मध्यमाके अग्रभाग एक-एक और तज॑तनीके तीन, 
इस प्रकार दस संख्या पूरी होती है। करमालासे जप करते समय 
अंगुलियाँ अलग-अलग नहीं होनी चाहिए। थोड़ी-सी हथेली मुड़ी रहनी 
चाहिए । मेरुका उल्लड्घन और पर्वोकी सन्धि ( गाँठ )का स्पर्श निषिद्ध 
है। यह निश्चित है कि जो इतनो सावधानी रखकर जप करेगा उसका 
मन अधिकांश अन्यत्र नहीं जायगा। हाथकों हृदयके सामने लाकर 
अंगुलियोंको कुछ टेढ़ी करके वस्त्रसे उसे ढककर दाहिने हाथसे ही जप 
करना चाहिए । जप अधिक संख्यामें करना हो तो इन दशकोंको स्मरण 
नहीं रखा जा सकता । इसलिए उनको स्मरण रखनेके लिए एक प्रकारकी 
गोली बनानी चाहिए। लाक्षा, रक्‍्तचन्दन, सिन्दूर और गौके सूखे कण्डेको 


माला और उसके संस्कार २८३ 


चूर्ण करके सबके मिश्रणसे वह गोली तेयार करनी चाहिए। अक्षत, 
अंगुली, अन्त, पुष्प, चन्दन अथवा मिद्ठीसे उन दशकोंका स्मरण रखना 
निषिद्ध है। मालाकी गितती भी इनके द्वारा नहीं करनी चाहिए । 


वर्णमालाका अर्थ है--अक्षरोंके द्वारा संख्या करना। यह प्रायः 
अन्तजंपमें काम आती है। परन्तु बहिजंपमें भी इसका निषेध नहीं है । 
वर्णमालाके द्वारा जप करनेका प्रकार यह है कि पहुले वर्णमालाका एक 
अक्षर बिन्दु छगाकर उच्चारण कीजिये और फिर मन्त्रका-इस क्रमसे 
अवगंके सोलह, कवर्गसे पवर्गंतकके पच्चीस और यवगंक हकारतक आठ 
और पुनः एक लकार--इस प्रकार पचासतक गिनते जाइये; फिर लकारसे 
लोटकर अकारतक आ जाइये--सौकी संख्या पूरी हो जायगी। क्षकों 
सुमेरु मानते हैं। उसका उल्लडघन नहीं होना चाहिए । संस्कृतमें त्र और 
ज्ञस्वतन्त्र अक्षर नहीं, संयुक्ताक्षर माने जाते हैं। इसलिए उनकी गणना 
नहीं होती । वर्ग भी सात नहीं, आठ माने जाते हैं । आठवाँ शकारसे 
प्रारम्भ होता है। इनके द्वारा अं क॑ चं टंत॑ पं य॑ं शं,' यह गणना करके 
आठ बार और जपना चाहिए--ऐसा करनेसे जपकी संख्या एक सौ 
आठ हो जाती है। ये अक्षर तो मालाके मणि हैं। इनका सूत्र है कुण्ड- 
लिनी शक्ति । वह मलाधारसे आज्ञाचक्रपय॑न्त सूत्ररूपसे गुंथे हुए हैं। 
इन्हींके हारा आरोह और अवरोह क्रमसे अर्थात्‌ नीचेसे ऊपर और ऊपर 
से नीचे जप करना चाहिए। इस प्रकार जो जप होता है, वह सद्यः 
सिद्धिप्रद होता है । 


जिन्हें अधिक संख्यामें जप करना हो, उन्हें तो मणि-माला रखना 
अनिवायं है। माण ( मनिया ) पिरोये होनेके कारण इसे मणिमाला 
कहते हैं । यह माला अनेक वस्तुओंकी होती है। रुद्राक्ष, तुलसी, शह्ल, 
पदुमबीज, जीवपुत्रक, मोती, स्फटिक, मणि, रत्त, सुवर्ण, मूँगा, चाँदी, 
चन्दन और कुशमूल--इन सभीके मणियोंसे माला तैयार की जा सकती 
है। इनमें वेष्णवोंके लिए तुलसी और स्मात॑, शेव, शाकत आदिकोंके 
लिए रुद्राक्ष सर्वोत्तम माना गया है। माला बनानेमें इतना ध्यान रखना 
चाहिए कि एक चीजकी मालामें दुसरी चीज न लगायी जाय । विभिन्‍्त 
कामनाओंके अनुसार भी मालाओंमें भेद होता है और देवताओं के 
अनुसार भी | उनका विचार कर लेना चाहिए। मालाके मणि ( दाने ) 


२८४ भवक्ति-सर्वस्व॒ 


छोटे-बढ़े न हों । एक सौ आठ दानोंकी माला सब प्रकारके जपोंमें काम 
आती है। ब्राह्मण-कन्याओंके द्वारा नि्ित सूतसे माला बनायी जाय तो 
सर्वोत्तम है। शान्तिकमंमें श्वेत, वशीकरणमें रक्त, अभिचारमें कृष्ण और 
मोक्ष तथा ऐद्वर्यके लिए रेशमी सूतकी माला विशेष उपयुक्त है । भ्राह्मण 
क्षत्रिय, वेश्य ओर शद्दोंके लिए क्रमशः श्वेत, रक्त, पीत और कृष्ण वर्णडे 
सूत्र श्रेष्ठ हैं। रक्त वर्णका प्रयोग संब वर्णोके लोग सब प्रकारके 
अनुष्ठानोंमें कर सकते हैं। सुतको तिगुना करके फिरसे तिगुना कर देना 
चाहिए। प्रत्येक मणिको गूंथते समय प्रणवके साथ एक-एक अक्षरका 
उच्चारण करते जाना चाहिए-जैसे “४ अं!” कहकर प्रथम मणि तो 
“3 आं' कहकर दूसरो मणि। बीचमें जो गाँठ देते हैं, उसके सम्बन्धमें 
विकल्प है। चाहे तो गाँठ दें और चाहे तो न दें। दोनों ही बातें ठीक 
हैं। माला गूंथनेका मन्त्र अपना इष्टमन्त्र भी है। अन्तमें ब्रह्मग्रन्थि देकर 
सुमेरु गुंथे और पुनः ग्रन्थि लगाये। स्वर्ण आदिके सूत्रसे भी माला 
पिरोयी जा सकती है। रुद्राक्षेके दानोंके मुख और पुच्छका भेद भौ होता 
है । मुख कुछ ऊँचा होता है और पुच्छ नीचा। पोहनेके समय यह ध्यान 
रखना चाहिए कि दानोंका मुख परस्परमें मिलता जाय अथवा पुच्छ । 
गाँठ देनी हो तो तीन फेरेकी अथवा ढाई फेरेकी लगानी चाहिए । ब्रह्म 
.न्यि भी लगा सकते हैं। इस प्रकार निर्माण करके उसका संस्कार 
करना चाहिए। 


पीपलके नो पत्ते लाकर एकको बीचमें और आठको अगल-बगल इस 
ढंगसे रवले कि वह अष्टदल कमल-सा मालूम हो। बीचवाले पक्तेपर 
शाला रक्‍्खे और ३» अं आं' इत्यादिसे लेकर 'हं क्ष'! पर्यन्‍्त समस्त स्वर- 
वर्णोका उच्चारण करके पश्चगव्यके द्वारा उसका प्रक्षाह़न करे और फिर 
'सद्योजात' मन्त्र पढ़कर पवित्र जलसे उसको धो डाले। 'सद्योजात' मन्त्र 
यह है-- 


३» सद्योजातं प्रथथ्यामि सद्योजाताय वे नमो नमः । 
भवे भवे नाति भवे भवस्थ मां भवोूवाय नमः ॥ 


इसके पश्चात्‌ वामदेवमन्त्रसे चन्दन, अगर, गन्ध आदिके द्वारा घर्षण 
करे | वामदेवमन्त्र निम्नलिखित है-- 


माला और उसके संस्कार २८५ 


3 धामदेवाय नभो ज्येष्ठाप नमः श्रेष्वाप नमो राप्राय नमः कल- 
विकरणाय नमो बलविकरणाय नमः । 

बलाय नमो बलप्रभमभनाय नमः सर्वभृतदमनाय नमो सनोन्मनाय 
नस: । 

तत्पश्चात्‌ अधघो रमन्त्रसे धूपदान करे-- 

3» अधोरेप्योष्य घोरेम्यो घोर्घोरतरेड्यः: सर्वेम्यः स्व॑सर्वेम्यो 
नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेम्प:। 

यह अधोर-मन्त्र है। तदनन्तर तत्पुरुषमन्त्रसे लेपन करे । 

35 तत्पुरुषाय विद्यहे महादेवाय धीमहि तन्नो चद्रः प्रचोदयात्‌ । 

इसके पदचातु एक-एक दानेपर एक-एक बार अथवा सौ-सौ बार 
ईशानमन्त्रका जप करना चाहिएं। ईशानमन्त्र यह है-- 

3* ईदानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिषतिब्र हाणो- 
इधिपतिब्र ह्ञा शिवो मे अस्तु सदाशिवोम्‌। 

फिर मालामें अपने इष्टदेवताकी प्राण-प्रतिष्ठा करे। प्राणप्रतिष्ठाकी 
विधि पूजाके प्रकरणमें देखनी चाहिए । तदनन्तर इश्टमन्त्रसे सविधि पूजा 
करके प्रा्थंना करनी चाहिए-- 

मसाले मसाले महामाले सवंतत्त्वस्वरूपिणि। 
चतुव॑गंस्त्वयि न्यस्तरतस्मान्मे सिद्धिदा भव ७ 

यदि माहामें शक्तिकी प्रतिष्ठा की हो तो इस प्रार्थनाके पहले 'हीं' 
जोड़ लेना चाहिए और रक्तवर्णके पुष्पसे पूजा करनी चाहिए । 

वेष्णवोंके लिए माला-पूजाका मन्त्र है-- 

३० हें थ्रीं अक्षमालाये नमः । 

अकारादि क्षकारान्त प्रत्येक वर्णसे पुथक-पृथक्‌ पुटित करके अपने 
इष्टमन्त्रका एक सो आठ बार जप करना चाहिए। इसके पदचातु एक सौ 
आठ आहुति हवन करे अथवा दो सो सोलह बार दृष्टमनत्रक्रा जप कर 
ले। उस मालापर दूसरे मन्त्रका जप न करे। स्वयं हिले नहीं ओर 
मालाको हिलावे नहीं । आवाज नहीं होनी चाहिए और हाथसे छूटकर 
गिरनी नहों चाहिए। माला टूटना मृत्यु ही है--ऐसा समझकर निरन्तर 


२८६ भक्ति-सवंस्व 


सावधान रहना चाहिए। उसे बड़े आदरसे पवित्र स्थानमें रखता चाहिए 
और प्रार्थना करनी चाहिए-- 


3७ त्वं साले सर्वदेवानां सर्वेसिद्धिप्रदा भता। 
तेन सत्पेन मे सिद्धि देहि मातनंसोष्सतु ते॥ 


ऐसी प्राथंना करके माल'को गुप्त रखना चाहिए। अंगुष्ठ और 
मध्यमाके द्वारा जप करना चाहिए और तजंनीसे मालाका कभी स्पर्श 
नहीं करना चाहिए । सूत पुराना हो जाय तो फिर गूंधकर सौ बार जप 
करना चाहिए। प्रमादवश हाथसे गिर पड़े अथवा निषिद्ध स्पर्श हो जाय 
तो भी सो बार जप करना चाहिए। टूट जानेपर फिर गूँथकर पूव॑वत्‌ 
सो बार जप करना चाहिए। मालाके इन ननेयमोंमें सावधानी वर्तनेसे 
शीघ्र हो सिद्धि-लाभ होगा, इसमें सन्देह नहीं । 


मालाके संस्कारकी एक और प्रक्रिया है, जिसका आगम-कल्पद्रुम्ें 
उल्लेख हुआ है। भूतशुद्धि आदि करके मालामें विष्णु, शिव, शरक्ति, सू्य 
और गणेशका आवाहन करके पूजा करनी चाहिए। फिर मालाकों 
पश्चगव्यमें डालकर 3» हे सौ: इस मन्त्रसे निकालकर उसको सोनेके 
पात्रमें रखे। उसके ऊपर पशच्चामृतके नियमसे दूध, दही, धी, मधु और 
शीतल जलसे स्तान करावे | इसके पश्चात चन्दन, कस्तूरी और कुंकुम 
आदि सुगन्धद्रव्यसे मालाको लिप्त करे ओर 'हे सौ: इस मन्त्रका एक 
सौ आठ बार जप करे। इसके पश्चात्‌ मालामें नवग्रह, दिकूपाल और 
गुरुदेवकी पूजा करके उस मालाको ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकारकी 
माला ही प्रत्येक क्षण भगवान्‌का स्मरण दिलाती रहती है। साधकको 
मालाकी आवश्यकता, उसके भेद, निर्माणपद्धति, संस्कार और प्रायश्चित्त 
जानकर उनके अनुसार अनुष्ठान करना चाहिए। 


माला और उसके संस्कार २८७ 


मन्त्रालुष्ठान 


मन्त्र शब्दका अथं है गुप्त परामर्श। वह श्रीगुरुदेवकी ही क्ृपासे 
प्राप्त होता है। मन्त्र प्राप्त होनोपर भी यदि उसका अनुष्ठान न किया 
जाय, सविधि पुरश्चरण करके उसे सिद्ध न कर लिया जाय तो उससे 
उतना लाभ नहीं होता जितना होना चाहिए। श्रद्धा, भक्तिभाव और 
विधिके संयोगसे जब मन्त्रोंके अक्षर अन्तर्देशमें प्रवेश करके एक दिव्य 
आहिण्डन करने लगते हैं तो उस संघष॑से जन्म-जन्मान्तरीय पाप-तापोंके 
संस्कार धुल जाते हैं। जोवकी प्रसुप्त चेतनता जीवन्त, ज्वलन्त एवं 
जागरितरूपमें चमक उठती है। मन्त्रार्थंके साक्षात्कारसे वह कृतक्ृत्य हो 
जाता है। जबतक दीघेकालतक निरन्तर श्रद्धाभावसे मन्त्रका अनुष्ठान 
नहीं किया जायगा, तबतक प्रेम अथवा ज्ञानके उदयकी कोई सम्भावना 
ही नहीं है। इस अनुष्ठानमें कुछ नियमोंकी आवश्यकता होती है। यम 
और नियम ही आचन्तरिक एवं बाह्म शान्तिके मूल हैं । इन्हींकी नींवेपर 
अनुष्ठानका प्रासाद प्रतिष्ठित है। इसलिए अनुष्ठान करनेके पूव॑ उन्हें 
जान लेना आवश्यक है । यहाँ संक्षेपमें उनका दिग्द्शन कराया जाता है । 

सन्त्रानुष्ठानके योग्य स्थान 

मन्त्रानुष्ठान स्वयं करना चाहिए। यह सर्वोत्तम कल्प है। यदि 
श्रोगुर्देव ही कृपा करके कर दें तब तो पूछना ही क्या | यदि ये दोनों 
सम्भव न हों तो परोपकारी, प्रेमी, शास्त्रवेत्ता, सदाचारी ब्राह्मणके द्वारा 
भी कराया जा सकता है। कहीं-कहीं अपनी धमंपत्नीसे भी अनुष्ठान 
करानेकी आज्ञा है; परन्तु ऐसा उसी स्थितिमें करना चाहिए, जब उसे 
पुत्र हो। अनुष्ठानका स्थान निम्नलिखित स्थानोंमेंसे कोई होना 
चाहिए। सिद्धपीठ, पुण्यक्षेत्र, नदीतट, गुहा, पवेतशिखर, तीथ॑, संगम, 
पवित्र जड्भल, एकान्त उद्यान, बिल्ववृक्ष, पव॑ंतकोीं तराई, तुलसीकानन, 
गोशाला ( जिसमें बेल न हों), देवालय, पीपल या आँवलेक नीचे, 
पानीमें अथवा अपने घरमें मन्त्रका अनुष्ठान शीघ्र फलप्रद होता है। 
सूर्य, अग्नि, गुरु, चन्द्रमा, दीपक, जल, ब्राह्मण और गोओंके सामने 
बेठकर जप करना उत्तम माना गया है। यह नियम सावंत्रिक नहीं है । 
मुख्य बात यह है कि जहाँ बेठकर जप करनेसे चित्तकी ग्लानि मिटे और 
प्रसन्नता बढ़े, वही स्थान सर्वश्रेष्ठ है। घरसे दसगुना गोष्ठ, सोगुना 


२८८ भवक्ति-स्व॑ स्व 


जंगल, हजारगुना तालाब, लाखगुना नदीतट, करोड़गुना पर्वत, अरबों- 
गुना शिवालय ओर अनन्तगुना गुरुका सपल्निधान है। जिस स्थानपर 
स्थिरतासे बेठनेमें किसी प्रकारकी आशड्भा-आतड़ु: न हो, म्लेच्छ, दुष्ट, 
बाघ, साँप आदि किसी प्रकारका विघ्त न डाल सकते हों, जहाँके लोग 
अनुष्ठानके विरोधी न हों, जिस देशमें सदाचारी और भक्त निवास करते 
हों, गुरुजनोंकी सन्निद्धि और चित्तकी एकाग्रता सहजभावसे ही रहती 


हो, वही स्थान जप करनेके लिए उत्तम माना गया है। यदि किसी 
साधारण गाँव अथवा घरमें अनुष्ठान करना हो तो पहले कूम॑ भगवान्‌का 


चिन्तन करना चाहिए । जेसे कूम॑ भगवान्‌की पीठपर स्थित मन्दराचलके 
द्वारा समुद्रमन्‍्थन किया गया था वेसे ही मैं कूर्माकार भूमिप्रदेशमें स्थित 
होकर उन्हींके आश्रयसे अमृतत्वकी प्राप्तिके लिए प्रयत्न कर रहा हूँ, 
ऐसी भावना करनी चाहिए । 


भोजनको पवित्रता 

मन्त्रके साधकको अपने भोजनके सम्बन्धर्में पहलेसे ही विचार कर 
लेना चाहिए; क्योंकि भोजनके रससे ही शरीर, प्राण और मनका निर्माण 
होता है। जो अशुद्ध भोजन करते हैं उनके शरीरमें रोग, प्राणोंमें 
क्षोभ और चित्तमें ग्लानिकी वृद्धि होती है। म्लान चित्तमें देवता और 
मन्त्रके प्रसादका उदय नहीं होता। इसके विपरीत जो शुद्ध अन्नका 
भोजन करते हैं, उनके चित्त के मल और विक्षेप शीघ्र ही निवृत्त हो जाते 
हैं। अन्नका सबसे बड़ा दोष है न्यायोपाजित न होना। जो अन्यायसे, 
बेईमानी, चोरी. डकेती आदि करके अपने शरीरका पालन-पोषण करते 
हैं, उनको उस क्रियाके मलमें ही अशुद्ध मनोवृत्ति रहनेके कारण वह अन्न 
स्वंथा दूषित रहता है और उसके द्वारा शुद्ध चित्तका निर्माण असम्भव- 
प्राय है। जो लोग अन्याय तो नहीं करते, परल्तु संन्यासी अथवा ब्रह्म- 
चारी न होनेपर भी विना परिश्रम किये ही दूसरोंका अन्न खाते हैं, 
उनमें तमोगुणकी वृद्धि होती है, वे अधिकांश आलस्य ओर प्रमादमें पड़े 
रहते हैं। उनके चित्तका मल दुर होना भी बड़ा कठिन है। अपनी 
कमाईक अन्नमें भी, जिससे दूसरोंका चित्त दुःखता है, उस अन्नसे 
चित्तकी शुद्धि नहीं होती। जिस गौका बछड़ा अलग छटपटा रहा है, 
पेटमभर भोजन न मिलनेके कारण जिस गायकी आँखोंसे आँसू गिर रहे 
हों, उसका न्यायोपारजित दूध भी चित्तको प्रसत्न कर सकेगा--इसमें 
सन्देह है। इसलिए भोजनमें सबसे पहले यह बात देखनी चाहिए कि वह 


मन्‍्त्रानुष्ठान २८९५ 
१९, 


वर्णाश्रमोचित परिश्रमसे प्राप्त किया हुआ है या नहीं ? इसके उपयोगसे 
किसीका हक तो नहीं मारा गया है ? इसको स्वीकार करनेसे किसीको 
कष्ट तो नहीं हुआ ? कहीं इसके मलमें विषादका बीज तो नहीं है ? 
भोजनमें तीन प्रकारके दोष और माने गये हैं-जातिदोप, आश्रयदोष 
और निमित्तदोष | जातिदोष वह है जो स्वभावसे हो कई पदार्थोंमें 
रहता है । इसके उदाहरणमें प्याज, लहुसुन॒ और शलूजमको रख सकते 
हैं । जातिदोष न होनेपर भी स्थानके कारण बहुत-सी वस्तुएँ अपवित्र 
हो जाती हैं । शुद्ध दूध भी यदि शराबखानेमें रख दिया जाग्र तो वह 
अपवित्र हो जाता है | यहो आश्रयदोष है | शुद्ध स्थानमें रक्खी हुई शुद्ध 
वस्तु भी कुत्ते आदिके स्परशंसे अशुद्ध हो जाती है। इस प्रकारके दोषका 
नाम निमित्तदोष है। 


साधकका भोजन अवश्य ही इन तीनों दोषोंसे रहित होना चाहिए। 
गौके दही, दूध, घी, श्वेत तिल, मूंग, कन्द, केला, आम, नारियल, 
आँवला, जड़हन धान, जौ, जीरा, नारंगी आदि ह॒विष्यान्न जो विभिन्न 
ब्रतोंम उपादेय माने गये हैं तथा जिस देशमें वहाँके निवासी वही भोजन 
कर सकते हैं। मधु, खारी नमक, तेल, पान, गाजर, उड़द, अरहर, 
मसूर, कोदो, चना, बासी अन्न, रूखा अन्न और वह अन्न जिसमें कीड़े 
पड़ गये हों, नहीं खाना चाहिए । काँसेके बतंनमें भी नहीं खाना चाहिए । 

भोजनके सम्बन्धर्में एकबात और भी ध्यानमें रखनी चाहिए। 
जितने भोजनकी आवश्यकता हो, उससे कम ही खाया जाय । भोज्य 
अन्न खूब पका हुआ हो, थोड़ा गरम हो, हृदयदाही न हो, जिससे 
इन्द्रियोंकी अधिक बल और उत्तेजना मिले, पेट बढ़े एवं निद्रा, आलस्य 
आवे वह सर्वथा वजित है। भगवान्‌ने एक स्थानपर पाव॑तीसे कहा है कि 
जिनकी जिह्दा परान्नसे जल गयी है, जिनके हाथ प्रतिग्रहसे जले हुए हैं और 
जिनका मन परस्त्रोके चिन्तनसे जलता रहता है, उन्हें भला मन्त्रसिद्धि 
कैसे प्राप्त हो सकती है ? जिन्हें भिक्षा लेनेका अधिकार है, उन संनन्‍्यासी 
आदिकोंके लिए भिक्षा परान्न नहीं है। परन्तु वेदिक, सदाचारी, पवित्र 
एवं कुलीन ब्राह्मणोंसे ही भिक्षा लेनी चाहिए। एक ग्रन्थमें ऐसा उल्लेख 
मिलता है कि सर्वोत्तम बात तो यही है कि अग्निके अतिरिक्त और कोई 
भी वरतु किसीसे न ली जाय | यदि ऐसा सम्भव न हो तो तीथंके बाहर 
जाकर पर्वोकी छोडकर न्यायोपाजित अन्नकी भिक्षा लेनी चाहिए, सो भी 


२५९० भक्‍क्ति-सर्व॑स्व 


एक दिन खानेभर । जो रागवश् इससे अधिक भिक्षा ग्रहण करता है, उसे 
मन्त्रसिद्धि नहों प्राप्त हो सकती। 
कछ आवश्यक बातें 

सत्रीसंसग, उनको चर्चा तथा जहाँ वे रहती हों वह स्थान छोड़ देना 
चाहिए। ऋतुकालके अतिरिक्त अपनी स्त्रीका भी स्पर्श करना निषिद्ध 
है। स्त्री साधिकाओंके लिए पुरुषोंके सम्बन्धमें भी यही बात समझनी 
चाहिए । कुटिलता, क्षौर, उबटन, बिना भोग लगाये भोजन और बिना 
संकल्पके कर्म नहीं करने चाहिए। केवल आँवलेसे अथवा पश्चगव्यसे 
शास्त्रोक्त विधिसे स्नान करना चाहिए। स्तान, आचमन, भोजन आदि 
मन्त्रोच्चारणके साथ हो हों। यथाशक्ति तीनों समय, दो समय, अथवा 
एक समय स्नान, संध्या और इष्टदेवकी पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। 
सस्‍्नान-तपंण किये बिना, अपवित्र हाथसे, नग्न अवस्थामें अथवा सिरपर 
वस्त्र रखकर जप करता निषिद्ध है। जपके समय माला पुरी हुए बिना 
बातचीत नहीं करनी चाहिए। आवश्यक हो तो जप समाप्त करने और 
प्रारम्भ करनेके पूवं आचमन कर लेना चाहिए। 

यदि जप करते समय एक अन्य शब्दका उच्चारण हो जाय तो एक 
बार प्रणवका उच्चारण कर लेना चाहिए। यदि वह शब्द कठोर हो तो 
प्राणायाम भी आवश्यक हो जाता है। यदि कहीं बहुत बात कर ली जाय 
तो आचमन, अंगन्यास करके पुतः माला प्रारम्भ करनी चाहिए। छींक 
और अस्पृश्य स्थानोंका स्पर्श हो जानेपर भी यही विधान है। जप करते 
समय यदि शौच, लघुशंका आदिका वेग हो तो उसका निरोध नहीं 
करना चाहिए; क्योंकि ऐसी अवस्थामें मन्त्र और इष्टका चिन्तन तो होता 
नहीं, मल-मूत्रका ही चिन्तन होने लगता है। ऐसे समयका जप-पूजनादि 
अपवित्र होता है। मलिन वस्त्र, केश ओर मुखसे जप करना शास्त्र विरुद्ध 


है । जप करते समय इतने कम निषिद्ध हैं--आलस्य, जँमाई, नींद, छींक, 
थूकना, डरना, अपवित्र अंगोंका स्पर्श और क्रोध । 


जपमें न बहुत जल्दी करनी चाहिए और न बहुत विलम्ब। गाकर 
जपना, सिर हिलाना, लिखा हुआ पढ़ना, अथे न जानना और बीच- 
बीचमें भूल जाना--ये सब मन्त्रसिद्धिके प्रतिबन्धक हैं। जपके समय यह 
चिन्तन रहना चाहिए कि इष्टदेवता, मन्त्र और गुरु एक ही हैं। 

जबतक जप किया जाय, यही बात मनमें रहे । पहले दिन जितना 
जपका संकल्प किया जाय उतना ही जप प्रतिदिन होना चाहिए, उसे 


मन्त्रानुष्ठान २९१ 


घटाना-बढ़ाना ठीक नहीं । मन्ज्रसिद्धिकें लिए बारह नियम हैं-- 
१, भूमिशयन, २. ब्रह्मचय॑, ३. मौन, ४. गुरुसेवत, ५. त्रिकालस्नान, 
६. पापकमं-परित्याग, ७. नित्यपजा, ८. नित्य दान, ९. देवताकी स्तुति 
एवं कीत॑न, १०. नैमित्तिक पूजा, ११. इष्टदेव और गुरुमें विश्वास, 
१२. जपनिष्ठा । जो इन नियमोंका पालन करता है, उसका मन्त्र सिद्ध 
ही समझना चाहिए। 
स्‍त्री, शूद्र, पतित, ब्रात्य, नास्तिक आदिके साथ सम्भाषण, उच्चछिष्ठ 

मुखसे वार्तालाप, असत्य भाषण और कुटिल भाषण छोड़ देना चाहिए। 
किसी भी अनुष्ठानके समय शपथ लेनेसे सब निरथंक हो जाता है। 
अनुष्ठान आरम्भ कर देनेपर यदि मरणाशौच या जननाशोच पड़ जाय 
तो भी अनुष्ठान नहीं छोड़ना चाहिए । अपने आसन, शब्या, वस्त्र आदि- 
को शुद्ध एवं स्वच्छ रखना चाहिए । किसीका गाना, बजाना, नाचना 
न सुनना चाहिए और न देखना ही । उबटन, इत्र, फूल-मालाका उपयोग 
और गरम जलसे स्नान नहीं करना चाहिए। एक वस्त्र पहनकर अथवा 
बहुत वस्त्र पहनकर एवं पहननेका वस्त्र ओढ़कर और ओढ़नेका वस्त्र 
पहनकर जप नहीं करना चाहिए। सोकर, बिना आसनके, चलते या 
खाते समय, बिना माला ढके और सिर ढककर जो जप किया जाता है, 
अनुछ्लानमें उसकी गिनती नहीं की जाती। जिसके चित्तमें व्याकुलता, 
क्षोभ, भ्रान्ति हो, भूख लगी हो, शरीरमें पीड़ा हो, स्थान अशुद्ध हो एवं 
अन्धकाराच्छन्न हो, उसे वहाँ जप नहीं करना चाहिए। जूता पहने हुए 
अथवा पैर फैलाकर जप करना निषिद्ध है। और भी बहुत-से नियम हैं, 
उन्हें जानकर यथाशक्ति उनका पालन करना चाहिए। ये सब नियम 
मानस जपके लिए नहीं हैं। शास्त्रका रोंने कहा है-- 

अशुच्िर्वा शुचिर्वापि_गच्छंस्तिप्नन्‌ स्वपन्नपि। 

मन्त्रकशरणो विद्वान सनसेव सदाभ्यसेतु ॥ 

न दोषो मानसे जाप्ये सर्वदेशोष्पषि स्वंदा। 

अर्थात्‌ मन्त्रकं रहस्यको जाननेवाला जो साधक एकमात्र मन्त्रकी 

ही शरण हो गया है, वह चाहे पवित्र हो या अपवित्र, सब समय--चलते- 
चलते, उठतै-उठते, सोते-जागते मन्त्रका अभ्यास कर सकता है। मानस 
जपमें किसी भी समय और स्थानको दोषयुक्त नहीं समझा जाता। कुछ 


मन्त्रोंके सम्बन्ध में अवश्य ही विभिन्न विधान हैं। उनके प्रसंगमें वे नियम 
स्पष्ट कर दिये जायँगे। 


२०९२ भवित-सर्व स्व 


संक्षेपमें इस बातका निर्देश किया गया है कि जप किस प्रकार युषृपत 
चेतनाको जागरित करके परम तत्त्वसे एक कर देता है। यहाँ उसकी 
पुनरुक्ति आवश्यक नहीं है। जो छोग आधिदेविक जगत्‌का रहस्य जानते 
हैं ! वे भलीभाँति इस तत्त्वसे अवगत हैं कि स्थूल जगत्‌की एक-एक वस्तुके 
पृथक पृथक अधिष्ठातृ देवता होते हैं और वे जगा लिये जानेपर अनेक 
प्रकारकी सिद्धियाँ दे सकते हैं । केवल परमार्थ ही नहीं, इनके द्वारा स्वार्थ 
भी सिद्ध होता है। इन देवताओंमें अनेकों प्रकारकी चमत्कारी शक्ति 
रहती है और इनकी सहायतासे अथंप्राप्ति, धर्मप्रालन एवं कामोपभोग 
पूर्णझूपसे किये जा सकते हैं। प्राचीन भारतीयोंक सम्बन्धमें जो बहुत-सी 
बातें सुनी जाती हैं, वे किवदन्तीमात्र नहीं हैं, पूर्ण सत्य हैं। चाहे 
अर्वाचीन लोग इसे न मानें परन्तु वे सिद्धियाँ आज भी सम्भव हैं। इन 
मन्त्रोंमें ऐसी ही शक्ति है, चाहे जो इनका जप करके प्रत्यक्ष फल प्राप्त 
कर सकता है। 
जपको महिमा ओर भेद 
शास्त्रोंमें जपकी बड़ो महिमा गायी गयी है। सब यज्ञोंकी अपेक्षा 
जप-यज्ञको श्रेष्ठ बतलाया गया है। जप-यश्ञम्में किसी भी वाह्य सामग्री 
अथवा हिंसा आदिकी आवश्यकता नहीं होती । पद्म एवं नारदीय पुराणमें 
कहा गया है कि और समस्त यज्ञ वाचिक जपकी तुलनामें सोलहवें 
हिस्सेके बराबर भी नहीं हैं। वाचिक जपसे सौगुना उपांशु और सहस्र- 
गुना मानस जपका फल होता है। मानस जप वह है, जिसमें अर्थंका 
चिन्तन करते हुए मनसे ही मन्त्रक वर्ण, स्वर और पदोंकी बार-बार 
आवृत्ति की जाती है। उपांशु जपमें कुछ-कुछ जीभ और होंठ चलते हैं, 
अपने कानों तक ही उनको ध्वनि सीमित रहती है, दूसरा कोई नहीं सुन 
सकता । वाचिक जप वाणीके द्वारा उच्चारण है। तीनों प्रकारक जपोंमें 
भनके द्वारा इष्टका चिन्तन होना चाहिए । मानसिक स्तोत्र-पाठ और 
जोर-जोरसे उच्चारण करके मन्त्र-जप दोनों हो निष्फल हैं। गौतमीय 
तनत्रमें कहा गया है कि केवल वर्णोंके रूपमें जो मन्त्रकी स्थिति है, वह 
तो उसकी जड़ता अथवा पशुता है। सुषुम्णाके द्वारा उच्चारित होनेपर 
उसमें दक्तिसंचार होता है। ऐसी भावना करनी चाहिए कि मन्त्रका 
एक-एक अक्षर चिल्छक्तिसे ओतप्रोत है और परम अमृतस्वरूप चिदा- 
काशमें उसकी स्थिति है। ऐसी भावना करते हुए जप करनेसे पूजा, 


मन्‍्त्रानुष्ठान २९३ 


होम आदिके बिना ही मन्त्र अपनी शक्ति प्रकाशित कर देते हैं। मन्त्रजप 
करनेकी यही विधि है कि सम्पूर्ण प्राण-बुद्धिसे सुषुम्णाके मूलदेशमें स्थित 
जीवरूपसे मन्त्रका चिन्तन करके मन्त्राथ॑ और मन्त्रचेतन्यके ज्ञानपूर्वंक 
उनका जप किया जाय । कुलाण॑वतन्त्रमें भगवान्‌ शद्धूरने कहा है कि 
मन एक जगह, शिव दूसरी जगह, शक्ति तीसरी जगह और प्राण 
चौथी--ऐसी स्थितिमें मन्त्रसिद्धिकी क्‍या सम्भावना है। इसलिए इन 
सबका एकत्र चिन्तन करते हुए ही जप करना चाहिए। 
सन्त्रमें सुतक ओर भसन्‍्त्रसिद्धिके साधन 
मन्त्र दो प्रकारके सृतक होते हैं--एक जात-सूतक और दूसरा मृत- 
सूतक । इनके दोनों अशौचोंका भज्ढ किये बिना मन्त्र सिद्ध नहीं होता । 
इसके भंग करनेकी विधि यह है कि जपके प्रारम्भमें एक सौ आठ बार 
अथवा असमर्थ होनेपर सात बार ओंकारसे पुटित करके अपने इष्ट 
मन्त्रका जप कर लेना चाहिए। मन्त्रा्थं और मन्त्रचेतनन्‍्यका उल्लेख 
किया जा चुका है। उनके साथ ही योनिमद्राका अनुष्ठान करना भी 
आवश्यक होता है । उसके विकल्पमें भूत-लिपिका विधान होता है, उससे 
अनुलोम-विलोम पटित करके मन्त्र-जप करनेसे बहुत ही शीघ्र मन्त्र सिद्ध 
होता है। भृत-लिपिका क्रम निम्नलिखित है-- 
अइउक्रलएऐओओहयरव लडकख घगनत्रचछझ 
जणटठढडनतथधदमप फभब शषस (इसके बाद इृष्ट- 


मन्त्र फिर) सब श बभफप मद धनथ तनडढठटण जझ 
छच त्रगघखकड्लव॒रघखहऔओएऐ एड ऋ उइ अ। 


इस प्रकार एक महीनेतक एक हजार जप करना चाहिए। ऐसा 
करनेसे मन्त्र जागरित हो जाता है। तीन प्राणायाम पहले और तीन 
पीछे कर लेने चाहिए। प्राणायामकी साधारण विधि यह है कि चार 
मन्त्रसे पूरक, सोलह मन्त्रसे कुम्भक और आठ मन्त्रसे रेचक करना 
चाहिए। जप पूरा हो जाने पर उसको तेजःस्वरूप ध्यान करके इृष्ट- 
देवताके दाहिने हाथमें समपित कर देना चाहिए। यदि देवीका मन्त्र हों 
तो बायें हाथमें समपेण करना चाहिए। प्रतिदिन अथवा अनुष्ठानके 
अन्तमें जपका दक्शांश हवन, हवनका दर्शांश तपंण, त्पणका दशांश 
अभिषेक और यथाद्वक्ति ब्राह्मणममोजन कराना चाहिए । 

होम, तपंण आदियें-से जो अंग पूरा न किया जा सके, उसके लिए 
और भी जंप करना चाहिए। होम ने किया जा सके, तो उसके लिए 


रंण४ भक्ति-सर्व॑स्व॑ 


ओर भी जप करना चाहिए | होम न कर सकनेपर ब्राह्मणोंके लिए 
होमकी संख्यासे चौगुना, क्षत्रियोंके लिए छःगुना, वैश्योंके लिए आठगुना 
जप करनेका विधान है। 

' स्त्रियोंके लिए वेद्योंके समान हो समझना चाहिए । शूद्र यदि किसी 
वर्णका आश्रित हो, तब तो उसके लिए अपने आश्रयकी संख्या ही 
समझनी चाहिए। यदि वह स्वतन्त्र हो तो उसे होमकी संख्यासे दसगुना 
जप करना चाहिए । अर्थात्‌ एक लाखका अनुष्ठान हो तो होमके लिए 
भी एक लाख जप करना चाहिए। 'योगिनीह॒दय'में वह संख्याका दुगुना, 
क्षत्रियोंके लिए तिगुना, वेब्योंके लिए चौगुना और शूद्रोंके लिए पांचगुना 
है । अनुष्ठानके पाँच अज्भ हैं- जप, होम, तर्पण, अभिषेक और ब्राह्मण- 
भोजन । यदि होम, तपंण और अभिषेक न हो सकें तो कंवल ब्राह्मणोंके 
आश्ीर्वादसे भी काम चल जाता है। स्त्रिपोंके लिए तो ब्राह्मण-भोजनकी 
भी उतनी आवश्यकता नहीं है। उन्हें न्यास, ध्यान और पूजाकी भी 
छूट है, केवल जपमात्रसे उनके मन्त्र सिद्ध हा जाते हैं। अनुष्ठानमें 
दीक्षासम्पन्न ब्राह्मणोंको ही खिलाना चाहिए । 

अनुष्ठान पूरा हो जानेपर गुरु, गुरुपुत्र, गुरुपत्नी अथवा उनके 
वंशजोंको दक्षिणा देनी चाहिए। वास्तवमें यह सब उनकी प्रसननताके 
लिए ही है। जब्नतक वे प्रसन्‍न न हों, तबतक परम रहस्यमय ज्ञानकी 
उपलब्धि नहीं हो सकती । अपने प्रयत्न एवं विचा रसे चाहे कोई कितना 
ही ऊपर क्यों न उठ जाय, वह पूर्णरूपसे सन्देहरहित नहीं हो सकता। 
इसलिए विशेष करके उसासनाक सम्बन्धमें गुरुके अतिरिक्त और कोई 
गति ही नहीं है। उनके बिना वह रहस्य और कोन बता सकता है, 
जिसमें गुरु और शिष्य एक हैं। शिष्य स्वयं गुरुका अस्तित्व कभी मिटा 
नहीं सकता | केवल गुरु ही अपने गुरुत्वको मिटाकर शिष्यको उसके 
वास्तविक स्वरूपमें प्रतिष्ठित करते हैं। यह एक ऐसा रहस्य है, जिसे 
निगुरे नहीं जान सकते । अतः समझना चाहिए कि अनुष्ठानकी पूर्णता 
गुरुकी प्रसन्‍नतामें है। एक बार मन्त्र सिद्ध हो जानेपर दूसरे मन्‍्त्रोंकी 
दि किसी प्रकारका विलम्ब नहीं होता, वे निर्विध्न सिद्ध हो 
जाते हैं । 

इस प्रकार विधि-निषेध आदि जानकर गुरुदेवक आश्रयमें रहते हुए, 
श्रद्धा-भक्तिपूवंक मन्त्रानुष्ठान करनेसे अवश्यमैव मन्त्रसिद्धिं होतो है-- 
इसमें कोई सन्देह नहीं है । ऐ 


मनत्रानुष्ठान ररप्‌ 


उपयोगी मन्त्रोंके जपकी विधि 


शास्त्रोंमें भगवत्प्रेम॑ एवं चारों पुरुषार्थ प्राप्त करनेके लिए अनेक 
मन्त्रोंका वर्णन हुआ है। मन्त्रोंके द्वारा भोग, मोक्ष एवं भगत्प्रेमकी सिद्धि 
हो सकती है। मन्त्रोंमें कौन-सी ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा साधकोंको 
सिद्धि-लाभ होता है, इसकी चर्चा यहाँ प्रासंगिक नहीं है। यहाँ तो केवल 
कुछ मन्त्रोंकी जपविधि लिखी जाती है, जिनकी श्रद्धा हो, विश्वास हो वे 
किसीसे सलाह लेकर इनका अनुष्ठान कर सकते हैं। हाँ, इतनी बात 
दावेके साथ कही जा सकती है कि इन मनत्रोंमें दंवी शक्ति है, अभिलाषा 
पूर्ण करनेको अद्भुत शक्ति है। याँद सम्पूर्ण कामनाओंको छोड़कर 
निष्कामभावसे इनका जप किया जाय तो वे शीघ्र-से-शीघ्र अन्तःकरण 
शुद्ध कर देते हैं और भगवान्‌की सन्निधिका परमानन्द अनुभव कराने 
लगते हैं । 

प्रायः बहुत-से लोग अपनी कुलपरम्पराके अनुसार अपने कुलगुरुओंसे 
दीक्षा ग्रहण करते हैं। समयके प्रभावमें अथवा अशिक्षा आदि अन्य 
कारणोंसे आजकलके गुरुजनोंमें भी अधिकांश मन्त्रविधिसे अनभिज्ञ ही 
होते हैं। उनसे दीक्षा पाये हुए शिष्योंके मनमें यदि विधिपूवंक मन्‍्त्रा- 
नुष्ठानकी इच्छा हो तो वे इस विधिक अनुसार जप कर सकते हैं, इस 
स्तम्भमें क्रमशः कई मन्‍्त्रोंकी चर्चा होगी। 


( १) 
मन्त्रोंमें वासुदेव द्वादक्षाक्षर मन्त्र बहुत ही प्रसिद्ध है। इसीके जपसे 
घ्रुवको बहुत शीघ्र भगवान्‌के दर्शन हुए थे। पुराणोंमें इसकी महिमा 
भरी है। इसका स्वरूप है “४ नमो भगवते वासुदेवाय'। प्रातःकृत्य 
सन्ध्या-वन्दन आदिसे निवृत्त होकर इसका जप करना चाहिए। पवित्र 
आसनपर बेठकर तुलसो, रुद्राक्ष अथवा प्मकाष्ठकी मालाके द्वारा 
इसका जप किया जा सकता है। इसकी विधिका विस्तार तो बहुत है; 


२०६ भक्ति-सर्वस्य 


परन्तु यहाँ संक्षेपमें लिखा जाता है। मन्त्रजपके पहले ऋषि, देवता ओर 
छनन्‍्दका स्मरण करना चाहिए | इस मन्त्रके ऋषि प्रजापति हैं, छन्‍्द 
गायत्री है ओर देवता वासुदेव । इनका ययास्थान न्यास करना चाहिए । 
जेसे सिरका स्पर्श करते हुए 'शिरसि प्रजापतये ऋषये नमः । मुखका 
स्पर्श करते हुए “मुखे गायत्रीछन्दसे नमः” । हृदयका स्पर्श करते हुए 'हृदि 
वासुदेवाय देवताये नमः । इसके बाद करन्यास ओर अंगनन्‍्यास करना 
चाहिए। जेसे '3> अंगुष्ठाभ्यां नमः । 5» नमः तज॑नीभ्यां स्वाहा । 
“5 भगवते मध्यमाभ्यां वषट्‌”, “3 वासुदेवाय अनामिकाभ्यां हुमु'। 
%# नमो भगवते वासुदेवाय कनिष्ठाभ्यां फट्‌' इस प्रकार करन्यास करके 
इसो-कऋ्रमसे अंगन्यास भी करना चाहिए। 

35 हृदयाय तमः । ३» नमः शिरसे स्वाहा । 

35 भगवते शिखाये वषद्‌। 55» वासुदेवाय कवचाय हुम्‌। 

5 नमो भगवते वासुदेवाय अस्राय फट्‌। 

हो सके तो फिर, ललाट, दोनों आाँखें, मुख, गला, बाहु, हृदय, 
कोख, नाभि, गुदह्मस्थान, दोनों जानु और दोनों पेरोंमें मन्त्रके बारहों 
अक्षरोंका न्यास करना चाहिए। इस प्रकार न्यास करनेसे शरीर मन्त्रमण 
बन जाता है। सारी अपवित्रता दूर हो जाती है और मन अधिक 
एकग्रताक साथ इष्टदेवके चिन्तनमें लग जाता है। 


इसके पद्चात्‌ मूर्ति-पञ्ञरन्यासकी विधि है-- 


ललाटे : ७४ अं केशवाय धाजे नमः । 
कुक्षो + 5 नम आम नारापषणाय अरयंम्णे नसः । 
ह्ृदि : 5» सोम इस साधवाय सित्राय नसः । 


गलकूपे + 55 भस्‌ ईमू गोविन्दाय वरुणाय नमः । 
दक्षपाईर्वे. : » गम्‌ उम्त्‌ विष्णवे अंशवे नमः । 
दक्षिणांस.._: «४ बस्‌ सघुसुदनाय भगाय नमः । 
गलदक्षिणभागे : %* तेम्‌ एम्‌ त्रिविक्रमाय विवस्वते नमः। 
वापपादवें : ७ वास ऐम्‌ वासनाय इल्ताय ससः | 
वामांसे : 55 सुम्‌ ओस शीधराय पृष्णे नमः । 
गलवामभागे ४“ देस्‌ ओम हृषीकेशाय पर्जेन्याय नमः । 
पृष्ठे ४ बाम्‌ असम पद्मताभाय त्वष्ट्र नमः । 
ककुदि 3 55 यस्‌ अः दासोबराय विष्णवे नमः । 


उपयोगी मनन्‍्त्रोंके जपकी विधि २९०७ 


इस मूर्ति-पत्नरन्यासके द्वारा अपने सर्वागमें भगवन्मूतियोंकी स्थापना 
करके किरीटमन्त्रसे व्यापकन्यास करते हुए भगवान्‌कों नमस्कार करना 
चाहिए। किरीटमन्त्र यह है-- 
क्षिरोटकेयूरहारमक रकुण्डलशड्ू चक्र गदाम्भो जहस्तपोता म्व रधरश्री - 
वत्साडूतवक्ष:स्थलश्री भूमिसहितस्वात्मज्योतिमंपदो प्रकराय सहला दित्य- 
तेजसे नमः । 
इसके पश्चात्‌ “* नमः सुदर्शनाय अख्राय फर्ट्‌', इस सन्त्रसे दिग्बन्ध 
करके यह भावना करे कि भगवान्‌का सुदर्शन चक्र चारों ओरसे मेरी 
रक्षा कर रहा है। मेरा शरीर और मन पवित्र हो गया है, मेरे ध्यान 
और जपमें किसी प्रकारकी बाधा नहीं पड़ेगी। मेरे चारों ओर, मेरे 
शरीरमें और मेरे हृदयमें भी भगवान्‌के ही दर्शन हो रहे हैं। इस 
प्रकारकी भावनामें तन्‍्मय हो जाना चाहिए। इस मन्त्रका ध्यान इस 
प्रकार बतलाया गयां है-- 
विष्णुं शारदचन्द्रकोटिसदृशं शंखं रथाडरं गदा- 
मम्भोज॑ दधतं सिताब्जनिलयं कान्त्या जगन्मोहनम्‌ । 
आबद्धाड्रवहारकुण्डलमसहामोलि स्फुरत्कद्भूणं 
धोवत्साडूमुदारकोस्तुभधरं बलन्दे मुनोद्धेंः स्तुतम्‌ ॥ 
“भगवान्‌ वासुदेवका श्रीविग्रह शरत्कालीन करोड़ों चन्द्रमाओंके 
समान समुज्ज्वल, शीतल एवं मधुर है। वे अपनी चारों भुजाओंमें शंख, 
चक्र, गदा, पद्म धारण किये हुए हैं। वे श्वेत कमलपर विराजमान हैं 
और उनकी शरीर-कान्तिसे तोनों लोक मोहित हो रहे हैं। वे बाजूबन्द, 
हार, कुण्डल, किरीट और कड्भुण आदि नाना अलंकारोंसे अलंक्ृत हैं । 
उनके वक्ष:स्थलपर श्रीवत्स चिह्न है और कण्ठमें कोस्तुभमणि शोभा पा 
रही है। बड़े-बड़े ऋषि-मुनि सामस्वरसे उनकी स्तुति कर रहे हैं। ऐसे 
वासुदेव भगवानुकी में वन्दना करता हूँ ।! 
ध्यानमें भगवान्‌की घोडशोपचारसे पूजा करनी चाहिए। मानस- 
पूजाके पश्चात्‌ दक्षिणामें सवतोभावेन आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। 
भगवानूसे प्राथंना करनी चाहिए कि हे प्रभो ! यह शरीर, प्राण, इन्द्रिय, 
मन, बुद्धि ओर आत्मा--जो कुछ में हुँ अथवा जो कुछ मेरा है--सब 
तुम्द्दारा ही है। भ्रमवश इसे मेंने अपना मान लिया था और अपनेको 
तुमसे पृथक्‌ कर बेठा था। अब ऐसी कृपा कीजिये कि जेसा मैं तुम्हारा 


84 मक्ति-सर्वस्व 


हूँ वेसा हो तुम्हारा स्मरण रखा करूँ। कभी एक क्षणके लिए भी तुम्हें 
न भूल । तुम्हारा भजन हो, तुम्हारे मन्त्रका जप हो ओर तुम्हारा ही 
चिन्तन हो । में एकमात्र तुम्हारा ही रह [! 

समय, रुचि और श्रद्धा हो तो बाह्य उपचारोंसे भी भगवान्‌की पूजा 
करनी चाहिए । उसके पश्चात्‌ स्मरण करते हुए द्वादशाक्षर मन्त्रका जप 
करना चाहिए। जप करते समय माला किसीको दिखनी नहीं चाहिए । 
तज॑नीसे मालाका स्पर्श नहीं होना चाहिए। मन्त्र दूसरेके कानमें नहीं 
पड़ना चाहिए। बारह लाखका एक अनुष्ठान होता है। अन्तमें दशांश 
हवन करनेकी विधि है और उसका दशांश तपंण तथा तपंणका दशांश 
ब्राह्मममोजन है। यदि हवन आदि करनेकी शक्ति और सुविधा न हो तो 
जितना हवन करंना हो उसका चौगुना जप और करना चाहिए। इस 
विधिके अनुसार श्रद्धापूर्वक यम-नियमक्रा पालन करते हुए अनुष्ठान 
करनेसे अवश्य-अवश्य मनोवाड्छित फलकी सिद्धि होती है। भगवान्‌के 
दर्शंनकी लालसा करनेपर भगवान्‌ वासुदेवके दिव्य दर्शन हो सकते हैं। 
और निष्कामभावसे केवल भगवल्प्रीत्यय॑करनेसे भगवत्प्रेम या मोक्षकी 
प्राप्ति होती है । 

( ३ ) 

“3७ नमो नारायणाय' यह अष्टक्षर मन्त्र बहुत ही प्रसिद्ध है। यह 
सिद्ध मन्त्र है। इसके जपसे अथ, काम, धर्म, मोक्ष चारों पुरुषार्थ सिद्ध 
होते हैं, अन्तःकरण शुद्ध होता है, कृपा करके भगवान्‌ दर्शन देते हैं ओर 
भगवत्प्रेमकी उपलब्धि होती है । अनेक महापुरुषोंको इसके जपसे 
भगवानके साक्षात्‌ दर्शन हुए हैं। स्तान, सन्ध्या आदिसे निवृत्त होकर 
पवित्रताकें साथ एक आसनपर बैठकर इसका जप किया जाता है। 
बोलकर जप करनेकी अपेक्षा मन-ही-मन जप करना अच्छा है। जपके पूर्व 
वेष्णवाचमन करनेकी विधि है। वेष्णवाचमनकी विधि इस प्रकार है-- 

“3$ केशवाय नमः, '४% नारायणाय नमः, ४» माधवाय नमः इन 
मन्त्रोंसे दाहिने हाथकों गौके कानके समान करके एक-एक बूँद जलू तीन 
बार पीवे। 

3$ गोविन्दाय नमः, ३» विष्णबे नमः इनसे हाथ धोवे । 

35 सघुसूदनाय नमः, # श्रिविक्रमाय नम्तः इनसे दोनों आँगूठे 
धोले। 


उपयोगी मनन्‍्त्रोंके जपकी विधि २९९ 


5 बासनाय नमः; 3£ क्रीधराय नमः इनसे मुख धोवे । 

& हृषोफेशाय नमः इससे हाथ धोवे । 

35 पद्मताभाय नमः इससे पेरोंपर जल छिड्के । 

3» दामोदराय नमः इससे शिर पोंछ ले । 

35 संकर्षणाय नम्तः इससे मुंहका स्पर्श करे । 

३» बासुदेवाय नमः, ३७ प्रदुम्ताय ँ्मः इससे अँगूठा और तजंनीके 
द्वारा नाकका स्पर्श करे । 

3» अनिरुद्धाय नसः, 3> पुरुषोत्तमाय नम: इनसे अँगूठा ओर 
अनामिकाके द्वारा दोनों आँखोंका स्पर्श करे । 

३७ अधोक्षजाय नमः, 3० नुसिहाय नमः इनसे अँगूठा और अना- 
मिकाके द्वारा दोनों कानोंका स्पर्श करे | 


अच्युताय नमः इससे अँगूठा और कनिष्ठिकाके द्वारा नाभिका स्पशं 
करे । 

3७ जनादंनाय नमः इससे हथेलीसे हृदयका स्पद्ं करे। 

३७ उपेन्द्राय नमः इससे अँगुलियोंके अग्रभागसे सिरका स्पर्श करे | 

३७ हरये नमः, ३४ विष्णवे नमः इनसे दोनों हाथ ठेढ़े करके एक 
दूसरेका पखुरा ( कवच ) स्पर्श करे । 

श्रद्धापूवंक किये हुए इस वेष्णवाचमनसे बाह्य ओर अन्तरंका मेल 
धुल जाता है और अभ्यास हो जानेपर सवंत्र भगवान्‌ नारायणका स्पशे 
प्राप्त होने लगता है। इसके बाद सामान्य अध्यंदानसे लेकर मातृका- 
न्यासपयंन्त विधि हो सके तो करनी चाहिए और केशवकीरत्यादिन्यास भी 
करना चाहिए । केशवकीर्यादिन्यास है तो कुछ लम्बा परन्तु बड़ा ही 
लाभदायक है। यह न्यास सिद्ध हो जाय तो साधक बहुत शीघ्र सफल- 
मनोरथ हो जाता है। वह पवित्रताकी चरम सीमापर पहुँच जाता है। 
इस न्यासमें अँगुलियोंका निर्देश है। एकको अँगूठा और पाँचको 
कनिष्टिका समझना चाहिए । जहाँ दो-तीन संख्याएँ एक साथ ही हों वहाँ 
उन सब अँगुलियोंसे एक साथ ही स्पर्श करना चाहिए ।#& 


& जिस्हें किसी सांसारिक पदार्थकी कामना हो, उन्हें प्रत्येक स्यासमस्त्रमें 3£के 
पद्चात्‌ श्री” जोड़ लेना चाहिए । 


३०० भक्ति-सर्व॑स्य 


ललाटमें--३* अं केशवाय कीरत्पें नमः | १, ४ । 
मुखमें--3% आं नारायणाय कान्त्ये नमः | २, ३, ४। 
दाहिने नेत्रमें--& इं माधवाय तुष्टये नमः । १, ४। 
बायें नेत्रमे--3% गोविन्दाय पुष्टये नमः । १, ४। 
दाहिने कानमें--% उं विष्णवे धृत्ये नमः । १। 
बायें कानमें--३* ऊं मधुसूदनाय शान्त्ये नमः । १ । 
दाहिने कानमें--% ऋ त्रिविक्रमाय क्रियाये नमः । १, ४। 
बायीं नाकमें--३* ऋ बामनाय दयाये नमः । १, ५। 
दाहिने गालपर--$ हूं श्रोधराय सेघाये नमः । २, ३, ४ । 
बायें गालपर--» लुूं हृषीकेशाय हर्षाये नमः । २, ३, ४। 
ओष्ठमें--5* एं पद्मनाभाय भ्रद्धाये नमः । २। 
अधरमें--% एऐं बामोदराय लज्जाये नमः | ३ । 
ऊपरके दाँतोंमें--३& ओं वासुदेवाय लक्ष्म्ये नमः । रे । 
नीचेके दाँतोंमें--5 मं संकर्षणाय सरस्वत्ये नमः । ३ । 
मस्तकमें--3£ अं प्रद्यस्ताय प्रीत्ये नमः । ३ । 
मुखमें --३& अः अनिरुद्धाय रत्ये नमः । २, ४। 
(दाहिने) बाहुमुलसे लेकर भंगुलीतक--3* क॑ चक्रिणे जयायै नमः, 
3> ख॑ गदिने दुगये नमः, 3 ग॑ शाड्िणें, 
प्रभाये नमः £ घं खड़्िने सत्याये नमः; 
55 ड॑ शड्डिने चण्डाये नमः । रे, ४, ५॥ 
(बायें) बाहुमूलसे लेकर अंगुलीतक--% च॑ं हलिने वाष्ये नमः। ४ छं 
मुशलिने विलासिन्ये नमः, ३» जं शुलिने 
विजयाये नमः, ३ झं पाशिने विरजाये 
नमः, 3* जं अंकुशिने विद्वाये नम:। १॥ 
पादमूलसे लेकर अंगुलियों तक दाहिने--४* टं मुकुन्दाय विनदाये नमः, 
35 ठ॑ नन्‍दजाय सुनन्दाये नमः, 
३ डं॑ नन्दिने स्मृत्ये नमः, 
35 ढ़ मराय ऋद्धये नमः, 
३» ण॑ नरकजिते समृद्धथे नमः । १॥+ 


पादमूलसे लेकर अंगुलियों तक (बाये)--# त॑ हरये शुद्धथे नमः, 


उपयोगी मन्त्रोंके जपकी विधि ३०१ 


३ थ॑ क्ृष्णाय बुद्ध तम:, 
३5 द॑ सत्याय भक्त्ये नमः, 

35 ध॑ सात्यताय मत्ये नमः । 
5» न॑ शौरये शअ्रमाये नमः: । १ । 


दाहिनी बगलमें--3& पं श्राय रमाये नमः । १। 

बायीं बगलमें--3» फं॑ जनादंताय उमाये तमः | १। 

पीठमें--5 बं भूधशाय क्लेदिन्ये नमः । १। 

न'भिमें--% भ॑ विश्वमुत्यें क्लिघ्नाये नमः। २, ३, ४, ५ । 

पटमें--3* वैकुण्ठाय बसुदाये नमः । १, ५। 

हृदयमें--४ य॑ त्वगात्मने पुरुषोत्तमाय वसुधाये नमः । १,५ । 

दाहिने कन्धेपर--& रं असुगात्मने वलिने पराये नमः । १,५ । 

गर्दतपर--३* ल॑ मांसात्मने बलानुजआतु परायणाये नमः। १,५ । 

बायें कन्धेपर--& वं मेदात्सने बालाय सुक्ष्माये नस: । १,५ । 

हृदयसे लेकर दाहिने हाथ तक--$ झवं अस्थ्यात्मने बृषध्नाय, 

सन्ध्याये नमः । १--१। 

हृदयसे लेकर बायें हाथतक--#* थ॑ मज्जात्मने वषाय प्रज्ञाये नमः । 
१,५१ 

हृदयसे बायें पेरतक--3 हुं प्राणात्मने वराहाय निशायें नमः। १,५ । 

हृदयसे पेटतक--3& ल॑ जोवात्समने विमलाय असोघाये नमः। १,५९। 

हृदयसे लेकर मुखतक--३* क्षें क्रोधात्मने नृसिहाय विद्यताये नमः । 
१/५। 

इनका यथास्थान न्यास करके ऐसा ध्यान करना चाहिए कि मेरे 

स्पर्श किये हुए अंगोंमें शब्डभू-चक्र-गदा-पद्मथारी श्यामवर्णके भगवान्‌ 

नारायण पृथक्‌-पृथक्‌ विराजमान हैं। उनके साथ वर्षाकालीन बादलमें 

चमकती हुई बिजलीके समान उनकी पृथक्‌-पृथक्‌ शक्तियाँ शोभायमान 

हो रही हैं। कभी-कभी उनकी मुस्कराहटसे दाँत दीख जाते हैं और बड़ा 

ही सुन्दर सुखद शीतल प्रकाश चारों ओर फेल जाता है। मेरे शरोरमें; 

रोम-रोममें भगवान्‌ विष्णुका निवास है। मेरे हृदयकी एक-एक वृत्तिसे 

भगवान्‌ नारायणका साक्षात्‌ सम्बन्ध है। 'मेरा हृदय पवित्र हो गया है, 

अब इसमें स्थायी रूपसे भगवान्‌ विष्णुके दर्शन हुआ करेंगे। अब पाप, 

अपवित्रता और अशान्ति मेरा स्पर्श नहीं कर सकती ।” इस न्यासके 


३०२ भक्ति-सवंस्व 


फलमें बतलाया गया है कि यह केशवादिन्यास न्यासमात्रसे ही साघकको 
अच्युत बना देता है अर्थात्‌ वह किसी भी विध्नके कारण साधनासे च्युत 
नहीं होता । भगवान्‌के चिन्तनपें तल्लीन होकर भगवन्‍न्मय हो जाता है। 

इसके बाद नारायण अष्टाक्षर मन्त्रके जपका विनियोग करना 
चाहिए। हाथमें जल लेकर ३» 'नारायणाष्टाक्ष रमन्त्रस्य प्रजापतिऋषि: 
गायत्री छत्दः अर्घलक्ष्मोहरिदेंवता भगवत्प्रसादसिद्धयर्थे जपे विनियोग: |! 
जल छोड़ दें । प्रजापति ऋषिका सिरमें, गायत्री छत्दका मुखमें और 
अर्धलक्ष्मीहरिदेवताका हृदयमें न्यास कर लें। नारायण अष्टाक्षर मन्त्रका 
न्यास केवल श्री बीजसे ही होता है। जेसे '3 श्री अंगुष्ठाभ्यां नमः ।! 
'35 श्रीं तज॑नीभ्यां स्वाहा' इत्यादि । करन्यासकी भाँति हो अंगन्यास भौ 
कर लेना चाहिए । इसका ध्यान बड़ा ही सुन्दर है-- 

उद्यतप्रद्योतनशतर्राच तप्रहेमावदात॑ 

पा»श्वंदन्द्दे जलघिसुतया विश्वधात्र्या व जुष्टम । 
तानारत्नललसितविधिधाकल्पमापी तवस्त्रं 
विष्णं वन्दे दरकमलकौसोदकोचक्रपाणिम्‌॥ 

“भगवान्‌ विष्णु उगते हुए सेकड़ों सूयंके समान अत्यन्त तेजस्वी, 
तपाये हुए सोनेकी भांति अंगकान्तिवाले और दोनों ओर लक्ष्मी एवं 
पृथिवीके द्वारा सेवित हैं, अनेक प्रकारके रत्तजटित आभूषणोंसे. भूषित 
हैं एवं फहराते हुए पीताम्बरसे परिवेष्टित हैं। चारों हाथोंमें शंख, चक्र, 
गदा और पद्म शोभायमान हो रहे हैं ओर मन्द-मन्द मुस्कराते हुए मेरी 
ओर देख रहे हैं। ऐसे भगवान्‌ विष्णुकी में वन्दना करता हूँ। इस 
प्रकारका ध्यान जब जम जाय तब मानस पूजा करनी चाहिए। मानस 
पूजामें ऐसी भावता की जाय कि सम्धूर्ण जलतत्त्वके द्वारा में भगवान्‌के 
चरण पखार रहा हूँ और सम्पूर्ण रसतत्त्वके द्वारा उन्हें रसीले व्यञ्ञन 
अपंगण कर. रहा हुँ। सम्पूर्ण पृथिवीतत्वका आसन और सम्पूर्ण गन्ध- 
तत्त्वकी दिव्य सुगन्ध निवेदन कर रहा हूँ। सम्पूर्ण अग्नितत्त्वका दोपदान 
एवं आरति कर रहा हूँ तथा सम्पूर्ण रूपतत्त्वसे युक्त वस्त्राभूषण 
भगवान्‌को पहना रहा हूँ। सम्पूर्ण वायुतत्त्वसे भगवान्‌को व्यजन डुला 
रहा हूँ एवं सम्पूर्ण स्पर्शतत्त्वसे भगवान्‌के चरण दबा रहा हूँ। सम्पूर्ण 
आकाशतत्त्वमें भगवानुको विहार करा रहा हूँ एवं सम्पूर्ण शब्दतत्त्वसे 
भगवान्‌की स्तुति कर रहा हूँ। इस प्रकार पूजा करते-करते अन्तमें जो 


उपयोगी मन्त्रोंके जपकी विधि ३०३ 


कुछ अवशेष रह जाय, मैं-मेरा, वह सब दक्षिणास्वरूप भगवान्‌के चरणों में 
चढ़ा देना चाहिए और अनुभव करना चाहिए कि यह सम्पूर्ण विश्व, मैं, 
मेरा जो कुछ है सब भगवान्‌का है, सब भगवान्‌ हो हैं। दूसरे प्रकारसे 
भी मानस पूजा कर सकते हैं । 

जब ध्यान टूटे तब सम्भव हो तो बाह्य पूजा करके, नहीं तो ऐसे 
ही मन्त्रका जप करना चाहिए। सोलह लाख जप करनेसे इसका अनु- 
ष्ठान पूरा होता है। यह मन्त्र सिद्ध हो जानेपर कल्पवृक्षस्वरूप बतलाया 
गया है। इसका दहांश हवन करना चाहिए या दशांशका चौगुना जप। 
बृहत्‌ अनुष्ठान करना हो तो किसी जानकारसे सलाह भी ले लेती 
चाहिए । इतनी बात अवश्य है कि चाहे जेसे भी हो, इसके जपसे हानि 
नहीं, लाभ-ही-लाभ हैं । 

( है) 

“3 रां रामाय नमः यह षडक्षर राममन्त्र बहुत ही प्रसिद्ध है। 
शास्त्रोंमें इसे चिन्तामणि नामसे कहा गया है | इसके जपसे भगवान्‌ राम 
प्रसन्‍न होते हैं, सकाम साधकोंकी सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण कर देते हैं। 
निष्काम साधकोंको यथाधिकार भगवत्प्रेम या ज्ञान दे देते हैं । इस मन्त्र- 
के ब्रह्म ऋषि हैं, गायत्री छन्‍द है और राम देवता हैं। इनका यथास्थान 
न्यास कर लेना चाहिए | 3 रां अंगुष्ठाभ्याम्‌ नमः, ३» रीं तज॑नीभ्याम्‌ 
स्वाहा, $* रूं मध्यमाभ्याम्‌ वषट ३» रें अनामिकाभ्याम्‌ हुमू, # रों 
कनिष्ठिकाभ्याम्‌ वोषट्‌, $& रः करतलकरपृष्ठाभ्याम्‌ फट' इसी प्रकार 
हृदय, सिर, शिखा, नेत्र, कवच ओर अस्त्रमें भी न्यास कर लेना चाहिए। 
फिर मन्त्रत्यास करना चाहिए। ब्रह्मरन्ध्रमें 5» रां नमः, भौंहोंके बीचमें 
3» रां नमः, हृदयमें “मां नमः, नाभिमें '3& य॑ं नमः, लिगमें “४ नं 
नमः, पेरोंमें '& म॑ नमः; इसके पदचात्‌ “3& नमो भगवते वासुदेवाय' 
मन्त्रकी विधिमें बतलाये हुए मूरतिपल्लर और किरीटन्यास करना चाहिए। 
इस मन्त्रका ध्यान निम्नलिखित है-- 


कालाम्भोधरकान्तिकान्तमनिदं वीरासनाध्यातिनं 
सुद्रां ज्ञानमयों दधानमपरं हस्ताम्बुजं जानुनि। 
सीतां पाश्वंगतां सरोरुहकरां विद्युन्षिभां राधवं 
पश्यन्तं॑ मुकुटाड्रदादिविविधाकल्पोज्ज्वलाड़ं भजे ॥ 


३०४ भक्ति-सर्वस्व 


भगवान्‌ श्रीरामके शरीरकी कान्ति वर्षाकालीन भेघके समान 
इयामल है। एक-एक अज्भसे कोमलता टपंक रही है। वीरासनसे बेठे 
हुए हैं, एक हाथ जंघेपर रखा हुआ है और दूसरा हाथ ज्ञानमुद्रायुक्त है। 
हाथमें कमल लिये श्रीसीताजी पास ही बैठी हुई हैं। उनके शरीरसे 
बिजलीके समान प्रकाश निकल रहा है। भगवान्‌ श्रीराम उनकी ओर 
प्रेमपूर्ण दृष्टिसि देख रहे हैं। मुकुट, बाजुबन्द आदि दिव्य सुन्दर-सुन्दर 
आभूषण शरीरपर जगमगा रहे हैं। ऐसे भगवान्‌ रामकी मैं सेवा कर 
रहा हूँ! ध्यानके पश्चात्‌ मानस सामग्रीसे भगवान्‌की पूजा करनी 
चाहिए। पूजाकी विधि अन्यत्र देखनी चाहिए | इस मनन्‍्त्रका अनुष्ठान छः 
लाखका होता है, दशांश हवन होता है । 


इस मन्त्रके कई भेद हैं । जेसे “४& रां रामाय नमः, ३ क्लीं रामाय 
नमः, 5 हीं रामाय नमः, ३ ऐं रामाय नमः, & श्रीं रामाय' नमः, 
3 रामाय नमः, इनके ऋषि भी पृथक्‌-पृथक्‌ हैं। ऋमंश: ब्रह्मा, सम्मोहन 
शक्ति, दक्षिणामूति, अगस्त्य, श्रीशिव। दूसरे मन्त्रके ऋषिके सम्बन्धमें 
मतभेद है, कहीं-कहीं सम्मोहनके स्थानमें विश्वामित्रका नाम आता है। 
इन मन्त्रोंके न्यास, ध्यान, पूजा आदि पूर्वोक्त मन्त्रके समान ही हैं। सब- 
के-सब सिद्ध मन्त्र हैं। इनसे अभीष्टकी सिद्धि होती है। 


( ४ ) 
भगवान्‌ रामका दशाक्षर मन्त्र है ४» हुं जानकीवल्लभाय स्वाहा' 
इसके वसिष्ठ ऋषि हैं, विराट छन्‍्द है, सीतानाथ भगवान्‌ राम देवता हैं । 
इसका बीज हुँ है और स्वाहा शक्ति है। करन्यास ओर अंगन्यास क्लीसे 
करना चाहिए। ३ कीं अंगुष्ठाभ्यास्र नमः इत्यादि । इसके दस अक्षरों- 
का न्यास शरीरके दस अडज्ोंमें होता है। जेसे मस्तकमें “४ हुं नमः, 
ललाटमें “३ जां नमः” भौंहोंके बीचमें “$& नं नम: इसी प्रकार शेष 
अक्षरोंका भी तालु, कण्ठ, हृदय नाभि, उरु, जानु और दोनों पेरोंमें न्यास 
कर लेना चाहिए। इसका ध्यान निम्नलिखित है-- 
अपोष्यानगरे. रम्ये. रत्नसोन्दर्यमण्डपे। 
मन्दारपुष्पेराबद्धवितानतोरणान्विते | 
सिहासनसमारूठ॑ पृष्पकोपरि राघवस्‌। 
रक्षोभिर्हरिभिदेंवेदिव्ययानगतेः शुभे: ७ 


उपयोगी मन्त्रोंके जपकी विधि ३०५ 


संस्तुयभानं मुनिन्निः सर्वज्षे परिशोभितम्‌। 
सीतालंकृतवामाड़ं... लक्ष्मणेनोपसेवितम्‌ ॥ 
हयासं॑ प्रसक्ननदनं सर्वाभरणभूषितसम्‌। 


“मनोहर अयोध्यानगरीमें एक अत्यन्त सुन्दर रत्नोंका बना मण्डप 
है । कल्पवुक्षके पृष्पोंसे उसकी चाँदनी व तोरण बने हुए हैं। सिहासनके 
ऊपर बिछे हुए सुन्दर फूलोंपर भगवान्‌ राम बेठे हुए हैं । राक्षस, वानर 
और देवगण दिव्य विमानोंसे आ-आकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। सवंश 
मुनिगण चारों ओर रहकर उनकी सेवा कर रहे हैं। बायीं ओर माता 
सीता विराजमान हैं। लक्ष्मण निरन्तर सेवामें संलग्न हैं। भगवान्‌ रामका 
शरीर श्याम वर्णका है। मुखमण्डल प्रसन्न है और वे सब प्रका रके दिव्य 
आभूषणोंसे विभूषित हैं ।' 

इस प्रकार ध्यान करके पर्वोक्त पद्धतिसि मानस पूजा और बाह्य 
पूजा करनी चाहिए तथा मन्त्रका जप करना चाहिए। इसका अनुष्ठान 
दस लाखका होता है और उसके दशशांश हवनादि होते हैं । 

( ५ ) 

भगवान्‌ रामका नाम ही परम मन्त्र है। राम-राम करते रहें, किसी 
मन्त्रकी आवद्यकता नहीं । सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जायँगे। राम मन्त्र- 
का जप दो प्रकारसे किया जाता है--एक तो नामबुद्धिसि और दूसरा 
मन्त्रबुद्धिसि । नामके जपमें किसी प्रकारकी विधि आवश्यक नहीं है । सोते- 
जागते, उठते-बेठते, चलते-फिरते रामनामका जप किया जा सकता है। 
परन्तु मन्त्रबुद्धसि जो जप किया जाता है उसमें ब्रिधिकी आवश्यकता है। 
उसका केवल जप भी हो सकता है और उसमें कोई बीज़ाक्षर जोड़कर 
भी जप करते हैं; जेसे “श्रीं राम श्रीं, हीं राम हीं', इनके साथ 'स्वाहा, 
नमः, हुं फट' आदि भी जोड़ सकते हैं। जेसे “श्रीं राम श्रीं स्वाहा, हीं 
राम हीं नमः, कली हुं फट', इसी प्रकार ऐं भी जोड़ सकते हैं। इस 
प्रकार पृथक्‌ योंगसे व्यक्षर, चतुरक्षर, षडक्षर आदि राममन्त्र बनते हैं। 
ये सब-के-सब मन्त्र चतुविध पुरुषाथंको देनेवाले हैं। राम शब्दके साथ 
चन्द्र और भद्र शब्द जोड़नेपर भी रामभद्र और रामचन्द्र ये चतुरक्षर 
मन्त्र बनते हैं। 'रामाय नमः, श्रीं रामाय नमः, क्लीं रामाय नमः, अं 
रामाय नमः, आं रामाय नमः इस प्रकार सम्पूर्ण वर्णोको जोड़कर 
पचासों प्रकारके राममन्त्र बनते हैं। रां यह रामका एकाक्षर मन्त्र है। 


३०६ भक्ति-सव॑स्व 


ये सब-के-सब मन्त्र भगवान्‌के प्रस्नदजनक हैं। इन सब मन्त्रोंके ब्रह्मा 
ऋषि हैं, गायत्री छन्‍्द है और रामचन्द्र देवता हैं। एकाक्षर मन्त्रका 
अनुष्ठान बारह लाखका होता है और अन्य मन्त्रोंका छः: लाखका। 
इनके ध्यान, पूजा आदि पूर्वोक्त षडक्षर मन्त्रके समान ही हैं। जिस 
साधकको भगवान्‌का जो लीलाविग्रह रुचे, उसीका ध्यान किया जा 
सकता है। भगवान्‌ रामके रूपका वर्णन इस इलोकमें बड़ा सुन्दर 
हुआ है-- 
दूर्वादलह्युतितनुं_त९णाब्जनेत्र 
हेमाम्बरं वरबिभूषणभूषिता ड्रम्‌ । 
कन्दर्पकोटिकमसनोीयकिदो रपतुति 
पति सनोरथभुवां भज जानकोशम्‌॥ 


“भगवान्‌ रामका शरीर दूर्वादलके समान साँवला है, खिले हुए 
कमलके समान बड़े-बड़े नेत्र हैं। करोष्ठों कामके समान अत्यन्त सुन्दर 
किशोर मूर्ति है। पीताम्बर धारण किये हुए हैं और अनेक उत्तम आभ- 
रणोंसे उनके अज्भ-प्रत्यड्र आभूषित हैं। वे सम्पूर्ण मनोरथोंको पूर्ण 
करनेवाले हैं और माँ जानकीकें जीवनधन हैं। हम प्रेमपुवंक उनका 
ध्यान कर रहे हैं ।' 


( ६ ) 

भगवान्‌ श्रोक्ृष्णके सैकड़ों मन्त्र प्रसिद्ध हैं। यहाँ केवल कुछ गिने-चुने 
मन्त्रोंकी ही चर्चा की जायगी। श्रीक्षृष्णका दशाक्षर मन्त्र बड़े ही महत्त्व- 
का माना जाता है। दशाक्षर-मन्त्र है 'गोपीजनबल्लभाय स्वाहा' । परन्तु 
इसके पृ्व 'क्लीं' जोड़नेका विधान है तथा बिना प्रणवके कोई मन्त्र होता 
ही नहीं है। इसलिए जपके समय “5४% क्लीं गोपीजनवल्लभाय स्वाहा' 
इस प्रकार जप करना चाहिए। प्रात:कृत्य, वेष्णाचमन आदि करके 
इस मन्त्रका विशेष प्राणायाम करना चाहिए। इस मन्त्रका प्राणायाम 
दो प्रकारका होता है--एक तो कलींके द्वारा और दूसरा दशाक्षर मन्त्रके 
द्वारा। दोनोंके नियम पृथक्‌-पृथक्‌ हैं। एक बार क्लीका उच्चारण करके 
दाहिनी नासिकासे वायु निकाल दे फिर सात बार जप करते हुए वायुको 
बायीं नाकसे खीचे, बोसबार जप करने तक वायुकी रोक रखे और फिर 
एक बार उच्चारण करके बायीं नाकसे वायु छोड़ दे। फिर दक्षिणसे 


उपयोगी मन्त्रोंके जपकी विधि ३०७ 


पूरक, दोनोंसे कुम्भक ८३ दक्षिणसे रेचक इस प्रकार तीन प्राणायाम 
करे। यदि मन्त्रसे ही प्राणायाम करना हो तो सत्ताइस बार पूरक, 
कुम्भक, रेचक करना चाहिए। 


इस मन्त्रके ऋषि नारद हैं, छन्‍्द गायत्री है और देवता भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण हैं। इसका बीज क्लीं है और स्वाहा शक्ति है। इनका क्रमशः 
सिर, मुख, हृदय, गुह्य और पादमें न्यास करना चाहिए। मन्त्रकी 
अधिष्ठात्री देवी दुर्गा है। जप प्रारम्भ करनेके पूर्व उसका स्मरण और 
नमन कर लेना चाहिए। इसके न्यासकी विधि बहुत ही विस्तृत है। 
संक्षेपरमें मृतिपञजरन्यास, जो कि '& नमो भगवते वासुद्देवाय' मन्त्रकी 
विधिमें लिखा गया है, कर लेना चाहिए। “४# गो नमः, ३ पी नमः, 3# 
ज॑ नमः, इस प्रकार मन्त्रके प्रत्येक अक्षरके साथ ३» और नम: जोड़कर 
हृदय, सिर, शिखा, सर्वाद्भ, दिशाएँ, दक्षिण पाइव, वाम पाइव॑, कटि, 
पीठ, मर्घामें न्यास कर लेना चाहिए। इसका. पचांगन्यास निम्न- 
लिखित है-- 
३>आचक्राय स्वाहा हृद्याय नमः । 
उ“विचक्राय. स्वाहा शिरसे स्वाहा। 
उअपुचक्राय. स्वाहा शिखाये बबद्‌। 
3ब्रेलोक्यरक्षणचक्राय स्वाहा कवचाय हुम्‌ । 
3असुरान्तकचक्राप स्वाहा अंस्त्राप फट्‌। 


इसके पद्चात्‌ द्वादशाक्षरमन्त्रोक्त किरीट, केयूरादि मन्त्रसे व्यापक- 
न्यास करके “४ सुदर्शनाय अस्त्राय फद्‌*, इससे दिग्बन्ध करके सम्पूर्ण 
बाधा-विध्ननिवारक अपने चारों ओर रक्षकरूपसे स्थित चक्रभगवान्‌का 
चिन्तन करना चाहिए । इसके बाद ध्यान करना चाहिए। 


रमणीय वुन्दावन-धाममें कमहूनयन श्यामसुन्दर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
प्रेममूति गोपकन्याओंकी आँखें उनके सुन्दर साँवरे मुखकमलपर लगी हैं 
ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णसे मिलनेके लिए उनका हृदय उत्सुक हो रहा है। 
वे इतनी प्रेममुग्ध हो गयी हैं कि उन्हें अपने तन-वदनकी सुधि नहीं है, 
गला रुँध गया है, बोलतक नहीं सकतीं। उनके शरीरके आभूषण जग- 
मगा रहे हैं, वे जब प्रेमगर्ित दृष्टिसे मुस्क राकर श्रीकृष्णकी ओर देखती 
हैं तो उनके छाल-लाल अधरोंपर-से दाँतोंकी उज्ज्वल किरणें नाच उठती 


३०८ भक्ति-सर्वस्व 


हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्णका मुख चन्द्रमाके समान खिले हुए नीले कमलके 
समान शोभायमान हो रहा है। सिरपर मुकुटमें मयूरपिच्छ लगा हुआ 
है, वक्ष-स्थलपर श्रीवत्सका चिह्न है और कौस्तुभमणि पहने हुए हैं, उनके 
सुन्दर शरीरपर पीताम्बर फहरा रहा है और शरीरकी ज्योतिप्ते उनके 
दिव्य आभूषणोंकी कान्ति भी मलिन पड़ रही है। वे बड़े ही मधुर स्वरसे 
बांसुरी बजा रहे हैं। गौएँ एकटक उन्हें देख रहो हैं। एक ओर ग्वाल- 
बाल घेरे हुए हैं तो दूसरी ओर गोपियाँ भी अपने नेत्रकमलोंसे उनकी 
यूजा कर रही हैं। ऐसे भगवान्‌ श्रीकृष्णा हम निरन्तर चिन्तन 
करते रहें । 
फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदन॑ बहवितंसप्रियं 
श्रीवत्साडूमुदारकोस्तुभधरं पीताम्बर सुन्दरम्‌। 
गोपीनां नयनोत्पलाचिततनुं गोगोपसंघाबुतं 
गोविन्द कलवेणुवादनपरं दिव्याड्भभूषं भजे॥ 
मानस पूजा और सम्भव हो तो बाह्य पृजा करनेके पदचात्‌ मन्त्रका 
जप करना चाहिए। इसका अनुष्ठान दस लाखका होता है। उसका 
दशांश हवन आदि । इतना स्मरण रखना चाहिए कि यहाँ जो बातें 
लिखी जा रही हैं वे बहुत ही साधारण, संक्षिप्त और नित्य पूजा की हैं । 
जिन्हें बृहत्‌ अनुष्ठान करना हो वे किसी जानकारसे पूरी विधि जान हें 
तो बहुत ही अच्छा हो । यों तो भगवान श्रीकृष्णके मन्त्रजपसे लाभ-ही- 
लाभ है। है 
(७) 


श्रीकृष्ण-दशाक्षर मन्त्रके साथ श्रीं, हीं, क्लीं, जोड़ देनेपर त्रयोदशा- 
क्षर मन्त्र बन जाता है। इन तीनोंको भिन्‍न-भिन्‍न क्रपसे जोड़नेपर त्रयो- 
दश्षाक्षर मन्त्र तीन प्रकारका हो जाता है; यथा-- 

उ5श्रीं ह्वीं क्‍्लीं गोपीजनवल्लभाय स्वाहा । 

उ>हलीं श्रीं क्‍्लों गोपीजनवल्शभाय स्वाहा । 

उ>क्लीं हीं थीं गोपीजनवल्लभाय स्वाहा । 

इन तीनोंकी विधि पूर्वोक्त दशाक्षर मन्त्रकी भाँति ही है। ऋषि 
नारद, छन्द विराट गायत्री और श्रीकृष्ण देवता । बीजशक्ति और मन्त्रा- 
पिष्ठात्री देवता पूर्ववत्‌ । इनका अनुष्ठान पाँच लाखका ही होता है। ये 


उपयोगी मन्त्रोंके जपकी विधि ३०९ 


मन्त्र सर्वाथंसाधक, भगवत्प्रसादजनक और महापुरुषोंके द्वारा अनुभूत हैं । 
श्रद्धा-विश्वासके साथ उनमें लग जानेसे महान्‌ फलकी प्राप्ति होती है। 
इन मन्त्रोंका ध्यान भी दश्षाक्षर मन्त्रके समान ही करना चाहिए। 
किसी-किसीके मतसे दूसरे और तीसरे मन्त्रोंके ध्यान भिन्न प्रकारके हैं। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णणी लीलाका चिन्तन होना चाहिए। पूर्वोक्त ध्यानपर 
ही अधिकांश लोग ध्यान देते हैं । 


गोपालतापिनी उपनिषत्‌का अष्टादशाक्षर मन्त्र तो बहुत ही प्रसिद्ध 
सिद्ध मन्त्र है। वह है '& क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय 
स्वाहा । प्रातः कृत्यसे लेकर सम्पूर्ण क्रियाक़लाप करके ऋष्यादिन्यास 
करना चाहिए। इसके ऋषि भी नारद हैं, गायत्री छन्‍्द है और श्रीकृष्ण 
देवता हैं । क्लीं बीज और स्वाहा शक्ति है। पूरे मन्त्रका उच्चारण करके 
तीन बार व्यापकन्यास कर लेना चाहिए। इसका करन्यास निम्त- 
लिखित है-- 
३& क्लीं क्ुष्णाय अंगुष्ठाभ्यामु नमः। 
35 गोविन्दाय त्जनीभ्याम स्वाहा । 
३» गोपीजन सध्यसाभ्याम्‌_ वषट्‌ । 
* बल्‍लभाष अनामिकाभ्पाम्‌ हुम्‌। 
35 स्वाहा कनिष्ठाम्पाम्‌ू फट । 


इसी क्रमसे “७ क्लीं क्ृष्णाय हृदयाय नमः” आदि अंगन्यास क रके 
अष्टादशाक्ष र मन्त्रसे सिरसे पे रतक व्यापकन्यास कर लेना चाहिए। फिर 
“५७ क्लीं नमः, 3७ कं नमः, ४» एणां तमः इस प्रकार मन्त्रके प्रत्येक 
वर्णका सिर, ललाट, आज्ञाचक्र, दोनों कान, दोनों आँख, दोनों नाक, 
मुख, गला, हृदय, नाभि, कटि, लिंग, दोनों जानु और दोनों जाँचोंमें 
न्यास कर लेना चाहिए। नेत्र, मुख, हृदय, गुह्य और चरणोंमें मन्त्रके 
प्रत्येक पदके साथ नमः जोड़कर न्यास कर लेना चाहिए। इस मन्त्रमें 
अंगन्यासका क्रम करन्यासके अनुरूप ही है। मूर्तिपज्भरन्यास और किरीट- 
न्यास पूर्व मन्‍्त्रोंके अनुरूप ही इसमें भी होते हैं । ध्यान दशाक्षरमन्त्र- 
वाला ही है। उसके पदचात्‌ मानस पुजा, बाह्य पूजा आदि करके जप 
करना चाहिए। इस मन्त्रका अनुष्ठान शीघ्र ही फलप्रद होता है। इस 
मन्त्रके साथ हीं और श्रीं जोड़ देनेपर यही मन्त्र बीस अक्षरका हो जाता 


३१० भक्ति-सवंस्व 


है। केवल ऋषि नारदके स्थानमें ब्रह्मा हो जाते हैं और न्यासमें 'हीं 
श्रीं क्‍्लीं अंगुष्ठाभ्याम्‌ नमः! इस प्रकार कहना पड़ता है । 


( ९ ) 
बालगोपालके अठारह मन्त्र बहुत ही प्रसिद्ध हैं। किसी एकके द्वारा 
भगवान्‌की आराधना करनेसे साधकका अभीष्ट सिद्ध होता है। यहाँ उन 
मन्त्रोंका संक्षेपछपसे स्वरूपनिदेश किया जाता है-- 
“७ क: यह एकाक्षर मन्त्र है। 
“3७ क्रृष्ण' यह द्चक्षर मन्त्र है । 
“55 क्लीं कृष्ण” यह त्यक्षर मन्त्र है । 
“3७ कलीं कृष्णाय' यह चतुरक्षर मन्त्र है । 
“&& क्ृष्णाय नमः “* क्लीं कृष्णाय क्लीं', ये दो पत्चाक्षर मन्त्र हैं। 
“5 गोपालाय स्वाहा', (४ बलीं कृष्णाय स्वाहा', 
“४७ क्लीं क्ृष्णाय नमः ये तीन षडक्षर मन्त्र हैं । 
“3७ कृष्णाय गोविन्दाय', “४ श्रीं हीं क्लीं कृष्णाय क्लीं' ये सप्ताक्षर 
मन्त्र हैं। 
“४७ क्लीं क्ृष्णाय गोविन्दाय', '३& दधिभक्षणाय स्वाहा', 
“3७ सुप्रसन्नात्मने नमः, ये अष्टाक्षर मन्त्र हैं । 
“&& क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय कलीं', 3» क्लीं ग्लों श्यामलाड्राय 
नमः ये नवाक्षर मन्त्र हैं। 
“3 बालवपुषे कृष्णाय स्वाहा' यह दशाक्षर मन्त्र है। 
“४& बालवपुषे क्लीं क्ृष्णाय स्वाहा' यह एकादशाक्षर मन्त्र है । 
प्रात:कालके सारे नित्यक्ृत्य समाप्त होनेके पश्चात्‌ इनमें-से किसी 
एकका जप करना चाहिए। इन सब मनन्‍्त्रोंके ऋषि नारद हैं, गायत्री 
छन्द है और श्रीकृष्ण देवता हैं। इनका क्रमसे सिर, मुख ओर हृदयमें 
न्यास कर लेना चाहिए । करन्यास और अंगन्यास निम्नलिखित मनत्रोंसे 
करना चाहिए-- 
5 क्‍्लां अंगुष्ठाम्यां नमः। 
5 क्लीं तर्जनीभ्पां स्वाहा । 
3 कल मध्यमाम्यां. बषद्‌ 
5% बलें. अनामिकाम्यां हुस्‌। 


उपयोगी मन्त्रोंके जपकी विधि ३११ 


5 क्लों कनिष्ठाम्यां षोषट। 
5 कल: करतलकरपृष्ठाम्यां फट । 


इसी क्रमसे '३& क्लां हृदयाय नमः इत्यादि अद्भुन्यास भी कर लेना 
चाहिए। इसके पश्चात्‌ पूव॑मन्त्रोक्त भावना करके बालगोपाछका ध्यान 
करना चाहिए । इन अठा रहों मन्त्रोंका ध्यान एक हो है। यथा -- 

अव्याद व्याफोषनीला म्बुजरुचिरारुणास्भोजनेत्रोषम्बु जस्थो 

बालो जड़ःघाकरीरस्थककलितरणत्किड्धिणीको ;मुकुन्द:। 

दोर्भ्या हैयंगवोन॑ दधदतिविमल॑ पायसं विश्ववन्दो 

गोगोपोगोपवीतोरुदनखविछसत्कण्ठ भूषदिच रं वः॥ 

भगवान्‌ गोपालके अद्भुकी कान्ति खिले हुए नील कमलके समान 
है। नेत्र रकतकमलके समान हैं और वे बालकवेषमें कमलके ऊपर नृत्य 
कर रहे हैं। उनके चरणोंमें नुपुर रुतझुत कर रहे हैं और कमरमें 
किद्धिणीकी ध्वनि हो रही है। एक हाथमें नवनीत लिये हुए हैं और 
दुसरेमें अत्यन्त उज्ज्वल खीर । ये साधारण बालक नहीं, सारे संसारके 
वन्दनीय हैं। चारों ओरसे इन्हें गौ, ग्वाल और ग्वालिनें घेरे हुए हैं। 
कण्ठमें बाघके नखकी कँठुली शोभायमान है। ये सवंदा सारे जगत॒की 
रक्षामें तत्पर रहते हैं।' इस प्रकार ध्यान करते हुए मन-ही-मन भगवान्‌- 
की षोडशोपचारसे पूजा करनी चाहिए। विशेष अनुष्ठानके लिए विशेष 
विधियाँ हैं। इनमें-से क्रिसी मन्त्रका अनुष्ठान एक लाखका होता है ओर 
घी, मिश्री और घीसे दस हजार आहुतियोंका हवन होता है। हवनकी 
सामथ्यं न होनेपर चालीस हजार जप और करना चाहिए। हवनकी 
संख्यासे ही तपंणका भी विधान है। श्रद्धा-भक्तिपूर्वक जप करनेपर ये 
मन्त्र अथ, धमं, काम, मोक्ष, भगवहृशंन और भगवत्प्रेमको देनेवाले हैं । 
जो बिना श्रद्धा-भक्तिके विधिपृवंक जप करते हैं उनके अन्दर ये श्रद्धा- 
भक्तिका सद्चार करनेवाले हैं । 

( १० ) 

बालगोपालका एक दूसरा अष्टाक्षर मन्त्र है-- 

“35 गोकुलनाथाय नमः 

इसके ब्रह्मा ऋषि हैं, गायत्री छतद है और श्रीकृष्ण देवता हैं। 
उनका यथास्थान न्यास करके मन्त्रका व्यास करना चाहिए-- 


३१२ भक्ति-सबंस्व 


5 शो कु अंगुष्ठान्यां नमः । 

35 छ ना तर्जनोम्यां स्वाहा । 

3४ था पय सध्यमाम्पां बषद । 

3& नमः अनासिकास्यां हुम्‌। 

35 गोकुलनाथाय नमः कनिष्ठाभ्यां फट्‌। 


इसी प्रकार “४ गो कु हृदयाय नमः इत्यादि अंगनन्‍्यास भी कर 
लेना चाहिए। वेष्णव मन्त्रोंपें कई स्थानोंपर षडंगन्यासकी जगह 
पच्चाड्भन्यास ही आता है। इसके ध्यानका प्रकार निम्नलिखित है-- 
पश्चबधंमतिवृप्तपड़ने.... घावमानमतिचञ्वलेक्षणम्‌ । 
किड्धिणीवलपहारनूपुरेरश्चितं नमत गोपबालकम्‌॥ 
भगवान्‌ बालगोपालकी अवस्था पाँच वर्षकी है। स्वभाव बड़ा ही 
चञ्चल है। आँगनमें इधर-उधर दौड़ रहे हैं। आँखें बड़ी चश्चलताके 
साथ अपने भकक्‍तोंपर क्ृपामृतकी वृष्टि करनेके लिए दौड़ रहो हैं। 
किकिणी, कंकण, हार, नूपुर आदि आभूषणोंसे भूषित हैं। ऐसे बाल- 
गोपालके सामने हम बड़े प्रेमसे प्रणत होते हैं । 
ऐसे ही भगवान्‌को नमस्क्रार करना चांहिए। इसी प्रकार ध्यान 
करके मानसपूजा करनी चाहिए। बालगोपालकी ऐसी ही मूरतिकी प्रतिष्ठा 
करके बाह्मपूजा करनी चाहिए। इसका अनुष्ठान आठ लाखका होता 
है और आठ हजारका हवन होता है। जो साधक इस मन्त्रका जप 
करता है उसकी सांसारिक अभिलाषाएँ भी पूरी होती हैं और भगवान्‌ 
तो मिलते ही हैं, परन्तु जहाँतक हो सके सांसारिक अभिलाषाओंकी 
पूतिक लिए इन मन्त्रोंका प्रयोग नहीं करना चाहिए। 
बालगोपालका एक दूसरा मन्त्र है--“क्लों कृष्ण क्लीं। इसके 
ऋषि आदि पृर्वोक्त मन्त्रके ही हैं और न्यास भी वेसे हो होता है। इसके 
ध्यानका वर्णन दूसरे प्रकारसे हुआ है-- 
श्रोमत्कल्पदुसमलोद्गतक मललसत्कणिकासंस्थितो यः 
तच्छाखाहम्बिपक्ोदरविश्ञ रदसंख्यातरत्ना भिषिक्तः । 
हेमाभ:स्वप्रभाभिस्त्रिभुव॒नसमलिलं भासयन्‌ वासुदेव: 
पायाद वः पायेसादोध्नवरतनवनीतामृताशोरसीस: ॥ 
'कल्पवृक्षके मुलसे निकले हुए कमलकी सुन्दर करणिकापर श्रीगोपालू 


उपयोगो मन्त्रोंके जपकी विधि ३१३ 


विराजमान हैं । इस कल्पवुक्षकी शाखाओंसे निकले हुए कमलोंसे असंख्य 
रत्न झर रहे हैं और उनसे बालगोपालका अभिषेक हो रहा है । गोपालके 
शरोरकी कान्ति सुवर्णके समान है। और उनकी अंगकान्तिसे तीनों 
लोक प्रकाशित हो रहे हैं । 


ये गोपालरूपी वासुदेव निरन्तर पायस और मक्खनका रस लेते रहते 
हैं और इनका श्रीविग्रह अनन्त है। ये सर्वदा हम लोगोंकी रक्षा करें !' 
इस प्रकार ध्यान करके मन्त्रका जप करना चाहिए। इस मन्त्रका 
अनुष्ठान चार लाखका होता है। चौवालीस हजार हवन होता है। इस 
मन्त्रक दोनों 'क्लीं'में यदि रेफ जोड़ दिया जाय तो यह मन्त्रचूड़ामणि 
बन जाता है। उस मन्त्रका स्वरूप होगा--'& कलीं कृष्ण कलीं' इसके 
ऋषि, देवता आदि भी पूर्वोक्त मन्त्रके समान न्यास 'क्लीं' बीजसे होता 
है--यथा ४5 क्लीं ।अद्भुष्टाभ्यां नमः, 5 क्लीं हृदयाय नमः” इत्यादि । 
इसके ध्यानका प्रकार निम्नलिखित है-- 

आरक्तोद्यानकल्पदुमतलबिलसत्स्वर्णदोलाधिरूढं 

गोपीस्यां. प्रेक्ष्माणं. विकसितनवबन्धकसिन्दूरभासम्‌ । 

बार छोलालकान्तं कटितटविलसत्क्षुद्रधण्टाघटादघं 

वन्दे. शारदृहकामाडुशललितगणाकल्पदीप्त. मुकुस्वम्‌॥ 

अनुरागके रागसे रज्जित लाल उद्यानमें कल्पद्रुमके नीचे सोतेकें 
झलनेपर भगवान्‌ बालगोपाल झूल रहे हैं। दो गोपियाँ दोनों ओर खड़ी 
होकर धीरे-धीरे उन्हें झुला रही हैं और प्रेममरी चितवनसे देख रही 
हैं। उनके शरीरकी कान्ति खिले हुए बन्धूकपुष्पके समान सिन्दुरवर्णका 
है। उनकी धृंघराली अलकें शीतल, मन्द, सुगन्ध वायुके झकोरोंसे 
कपोलोंपर लहरा रही हैं। कमरमें बंधे हुए घुंधरू पालनेके हिलनेसे 
रुनझुन कर रहे हैं। बधनहे आदिसे उनका गला बड़ा हो सुन्दर मालूम 
हो रहा है। ऐसे भगवान्‌ बालगोपालकी हम बार-बार वन्दना करते हैं । 

ध्यानके पदचात्‌ मानसंपूजा करके उपर्युक्त मन्त्रका जप. करना 
चाहिए। इसके सब विधि-विधान पहले भन्त्रके समान हैं। अनुष्ठान भी 
उतनेका ही होता है । 

भगवांन्‌ विष्णु, राम और क्रृष्णकी ही भाँति भगवान्‌ शिवके भी 
अनेकों मन्त्र हैं। वास्तवमें विष्णु ओर छिवमें कोई भेद नहीं है। छिवके 


३१४ भक्ति-सर्वस्व 


हृदय विष्णु हैं और विष्णुके हृदय शिव हैं। यदि शिव दिन-रात भगवान्‌ 
विष्णुके नामका जप किया करते हैं तो भगवान्‌ विष्णु भी शिवकी पूजा 
करते समय नियमित कमलोंकी संख्या पूर्ण न होनेपर अपना नेत्रतक 
चढ़ा देते हैं। एक होनेपर भी भिन्न-भिन्न साधकोंकी रुचि भगवानके 
भिन्न-भिन्न रूपोंकी ओर होती है। जितकी रुचि विष्णुमें हो वे विष्णुका 
मन्त्र जपें, जिनकी रुचि शिवमें हो वे शिवके मन्त्र जपें। दोनोंके फल 
समान हैं, दोनोंसे हो कामनाएँ पूर्ण होती हैं, अन्तःकरण शुद्ध होता है, 
परमज्ञान अथवा परमप्रेमका उदय होता है। यहाँ एक दो प्रधान 
मन्त्रोंकी ही चर्चा की जायगी। जो इन मन्त्रोंसे दीक्षित हों वे अथवा 
जिन्हें ये मन्त्र प्रिय हों वे दीक्षा लेकर अनुष्ठान कर सकते हैं । 


“3 हों! यह शिवजीका एकाक्षर मन्त्र है। इसे शास्त्रोंभें प्रसादबीज 
कहा गया है। प्रातःकृत्यसे प्राणायामतक-के कृत्य करके मातृकान्यासकी 
भाँति श्रीकष्ठाक्षिन्यास करना चाहिए। 


> अं श्रीकष्ठपूर्णोदरोस्‍्यां. नमः 
55 आं अनन्तविरजाम्यां नमः 
ठऊ ईं सुक्ष्मशाल्मछोस्यां नमः 
5 ई' तबत्रिमुतिलोलाक्षीम्यां. नमः 
55 उ' अमरेश्वरवतुलाक्षीेम्यां नम: 
3» ऊं अर्धीशदोर्घघोणाम्यां 
5 ऋ' भारभूतिसुदीधंमुखोम्यां 
3» ऋ अतिथोशगोमुलोस्‍्यां 
3 ल॑ं स्थाणुकदोर्धजि द्वाभ्यां 


5 लू हरकुण्डोदरीम्यां 


नम 
नम 
नम 
नस 
नम 
5६ ए' झिटोशोद्ध्वंमुखोभ्यां. नम: 
नम 
नम 
नम 
नम 


6 


5 एं भूृतिकेशविकृतसुखोम्यां 
5 ओ सद्योजातज्वालामुखीम्यां 
३ आँ अनुग्रहेश्वरोल्का मु खीस्यां 
३ अं अक्ररप्सु भ्रोमुखोस्यां 


उपयोगी मन्‍्त्रोंके जपकी विधि ३१५ 


5& अः महासेनविद्यासुखीम्यां. नपः४' 
5* क॑ क्रोधीश सवंसिद्धिमहाक्षालो म्यां सम: । 
३* ख॑ चण्डेशसवंसिद्धिसरस्वतीम्यां नमः। 
३० ग॑ पत्चान्तकगोरीभ्यां नसः । 
35 घ॑ शिवोत्तमत्रेलोक्यविद्याम्यां नमः । 
5 हा एकरुद्रमन्त्रशक्तिम्यां. नमः। 
3० च॑ कर्मात्मशक्तिम्पां नसः। 
5 छं एकनेंत्रभूतमात॒काम्यां. नमः ॥ 
३७ ज॑ चतुराननलम्बोदरीम्यां. तमः। 


३5 झं अब्जेशद्राविणी भ्पां नमः । 
3७ जे स्वंनागरीष्यां नमः । 
३» ८ सोमेशखेचरी भ्पां नम: । 
3७ ढ॑ लाड्रलिमज्जरीण्यां नसः । 
35 ड॑ं दारुकरूपिणोीम्यां नम: | 


35 ढंं अधंनारीइवरबीरणीभ्यां. नमः । 
३» ण॑ उमाकान्तकाकोदरोभ्यां. नमः । 


३ त॑ आषाढिपुतनाभ्यां नमः । 
5 थ॑ दण्डिभद्रकालीस्यां ममः। 
3 द॑ं अद्वियोगिनोम्यां तसः | 
5» घं मीनशड्िनी म्यां नसः । 
35 न॑ मेषगर्जिनीम्पां नसः । 
35 प॑ लोहितकालरात्रिम्पां तसमः । 


35 फ॑ शिलिकुब्जिकाम्यां लसः। 
5 बं छगलण्डकरप्पादिनी भ्यां नमः । 


१. अकारसे लेकर बोडश स्वरोंका न्यास कणष्ठमें स्थित वोह॒पादर कमलंपर 
फरना चाहिए । 

२. क से लेकर 5 तकके बारह वर्णोंका न्यास हृदयके द्वादशदकू कमलपर 
करता चाहिए । 

३. ४ से लेकर फ तकके दष्य वर्णोंका स्थास नाभिके दशदरू कमझछपर करना 
चाहिए । 


३१६ भक्ति-संर्वस्थ 


35 भ॑ द्विण्डेशवज्राम्पां तसः । 
४ म॑ महाफकालजपास्पां नसः । 
3& य॑ त्वगात्मबालिसुमुखेदवरो मयां नम: । 
3७ र असृगात्मभुजज्भेशरेवतोभ्पां नमः । 
3> ल॑ मांसात्मपिनाकोश माघवीभ्यां नमः | 
३* व॑ मेदात्मलड्गोशवारुणीम्यां नमः।' 
3 शथं अस्थ्यात्मवकेशवायबी मयां तम:। 
३ ष॑ं मज्जात्मइवेतरक्षोविदारिणी भ्यां नम: । 
35 स॑ शुक्रात्मभुग्वीशसह॒जाम्यां नसः। 
3 हूं प्राणात्मनकुलीशलक्ष्मीम्पां नमः । 
३5 ले बीजात्मशिवव्यापितीम्पां नमः । 
3> क्षं क्रीधात्मसंवर्तंकमायाम्पां नम: ।र 


न्यास, पूजा आदिसे पवित्र होकर मन्त्रके ऋषि आदिका यथास्थान 
न्यास करना चाहिए। इस मन्त्रके ऋषि वामदेव हैं, पंक्ति छन्‍्द है और 
सदाशिव देवता हैं। इसके करांगन्यास “हां अंगुष्ठाभ्यां नम: इत्यादि 
छ: दीर्घ मात्राओंसे युक्त हकारपर बिन्दु लगाकर होते हैं। इस मन्त्रका 
ध्यान निम्नलिखित है-- 
मुक्तापीतपयोदसौक्तिकजवावर्णमुखे:. पद्चभिः 
अ्यक्षेरश्वितमोशसिन्दुसुकुं  पुर्णन्दुकोटिप्रभम्‌ । 
शुल॑ टर््डकृपाणवज्त्रदहनान्नागेन्द्रघटाडइ:कुशान्‌ 
पांशं भोतिहरं दधानममिताकल्पोज्ज्वलाडुं भजे ॥ 
“श्री महादेवजीके पाँचों मुख पाँच वर्णके हैं। एक मुकतावर्ण है, 
दूसरा पीतवर्ण है, तीसरा मेघवर्ण है, चौथा शुक्लवर्ण है और पाँचवाँ 
जवाकुसुमके समान ( रक्‍तवर्ण ) है। पाँचों मुखोंमें तीन-तीन नेत्र हैं ओर 


१, ब से लेकर ल तकके छः वर्णोका न्‍्याप्त लिगमूलमें स्थित घट्दल कमल- 
पर करना चाहिए | 
२, व से लेकर स तकके वर्णोका न्यास मूलाधारके चतुर्दल कमलपर करना 
चाहिए | 
३. ह से लेकर क्ष तकके वर्णोका न्यास आज्ञाचक्रमें करना चाहिए। 
( कोई-कोई इस चक्रको तीन दलका मानते हैं । ) 


उपयोगी मनन्‍्त्रोंके जपकी विधि ३१७ 


सबके ललाटमें अधध॑ चन्द्रमा शोभायमान है। शरीरसे करोड़ों पूर्ण 
चन्द्रमाओंके समान कान्ति निकलती रहती है। नौ हाथोंमें शूल, टू 
(पत्थर तोड़नेकी टाँकी), खड़ग, वज्तर, अग्नि, सप॑, घंटा, अंकुश और पाश 
धारण किये हुए हैं तथा दसवें हाथमें अभयमुद्रा शोभायमान है। इनके 
शरीरपर नाना प्रकारकी विचित्र वस्तुएँ हैं और बड़ा हो दिव्य कर्पूरके 
समान उज्ज्वल अंग है। मैं प्रेमसे ऐसे भगवान्‌ शंकरका ध्यान करता 
हूँ! इस प्रकार ध्याम करनेके पश्चात्‌ मानसपूजा करनी चाहिए ओर 
अध्येस्थापन करना चाहिए। शिवके अध्यंस्थापनमें यह विशेषता है कि 
शंखका प्रयोग नहों करना चाहिए । इस मन्त्रका अनुष्ठान पाँच लाखका 
होता है, दशांश हवन होता है। इससे भगवान्‌ शंकरकोी प्रसन्नता सम्पन्न 
होती है। 
( १२ ) 
भगवान्‌ शिवका दूसरा प्रसिद्ध मन्त्र है '* नमः शिवाय ।' यह 
ब्आकारके बिना पद्चाक्षर है और भोंकार जोड़नेपर षडक्षर कहा जाता 
है। इसके वामदेव ऋषि हैं, पंक्ति छन्‍्द है और ईशान देवता हैं। 
इनका यथास्थान न्यास कर लेना चाहिए। इसका मूततिन्यास निम्न 
प्रकारका है-- 
दोनों तर्जनीमें--३# न॑ तत्पुरुषाय नमः । 
दोनों मध्यमामें--३» मं अधोराय नस: । 
दोनों कनिष्ठिकामें--% लि सश्योजाताय नम: । 
दोनों अनामिकामें-- + यां वामदेवाय नस: । 
दोनों अंगूठोंमें-- ३४ अं य॑ं ईशानाय नमः । 
इसके बाद मन्त्रके प्रत्येक वणंसे करन्यास और अंगन्यास कर लेना 
चाहिए। श्रीशिवमन्त्रका ध्यान निम्नलिखित है-- 
ध्यायेन्नित्य॑ महेश रजतगिरिनिर्भ चारुचद्धावतंसं 
रत्माकल्पोज्ज्वलाड्रं परशुमृगवराभोतिहस्तं प्रसन्नम्‌। 
पद्मासोनं समन्‍्तातु स्तुतममरगणेदर्यान्नकृत्तिवंसानं 
विश्वाश्य विश्वबीज निखिलभयहरं पंज्नवकत्रं त्रिनेत्रम ॥ 


भगवान्‌ शिवके शरीरकी कान्ति चाँदीके पवंतके समान उज्ज्वल है। 
ललाटपर अधे चन्द्रमा शोभायमान है एवं रत्नराशिके समान निमंल 


३१८ भक्ति-सवंस्व 


अंग हैं। दो हाथोंमें परशु और मृगचर्म धारण किये हुए हैं। एक हाथमें 
वरकी मुद्रा है और दूसरे हाथमें अभयकी ! मुखसे प्रसन्नता टपक रही 
है। बाघाम्बर पहने हुए कमलपर विराजमान हैं, पाँच मुख हैं। प्रत्येक 
मुखमें तीन आँखें हैं। सबका भय दूर करनेके लिए उद्यत हैं और यही 
विश्वके बीज एवं मूल कारण हैं। देवता लोग चारों ओरसे स्तुति कर 
रहे हैं ।' ऐसे भगवान्‌ शंकरका ध्यान करना चाहिए। मानसपूजाके 
पश्चात्‌ मन्त्रका जप करना चाहिए। इस मन्त्रका अनुष्ठान छत्तोस लाख 
का होता है । साधक इसके द्वारा शीघ्रातिशीघ्र भगवान्‌ शंकरका क्ृपा- 
प्रसाद प्राप्त करता है । 


( ९३ ) 

श्रीहनुमान्‌जीके बहुत-से मन्त्र हैं, यहाँ केवल दो मन्त्रोंकी चर्चा की 
जाती हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रेरणासे अर्जुनने इस मन्त्रका अनुष्ठान 
किया था | श्रीहनुमानुजीने प्रसन्न होकर अर्जुनकों दर्शन दिया था और 
युद्ध समय उनके रथपर स्थित होकर रथको भस्म होनेसे बचाया था। 
उन्हींके कारण कर्णके बाणोंसे अजुनका रथ बहुत पीछे नहीं हटता था। 
वह मंत्र है--३* हूं हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट्‌ ।' यह द्वादशाक्षर मंत्र 
है। नदीके तटपर, भगवान्‌के मन्दिरमें, नि्जंन स्थानमें, पव॑त या वनमें 
इस मंत्रकी साधना करनी चाहिए। इस मंत्रका ध्यान निम्नलिखित है-- 

महाशेल समुत्पाट्यधावन्त॑ रावण प्रति। 

तिष्ठ तिष्ठ रणे दुष्ट घोररावं समुत्सुजन्‌ ॥ 

लाक्षारसारुणं॑ रोद्.. कालान्तकयमोपसम्‌ । 

ज्वलवग्निलसल्नेवं सुयंकोटिसमप्रभम्‌ ॥ 

अद्भदाद्य मंहावीरेवेंष्ठितं रुद्ररूपिणम्‌ । 

एवंरूप॑ हनमन्तं ध्यात्वा यः प्रजपेन्सनुस्‌। 

लक्षजपात्‌ प्रसन्‍न: स्थात्‌ सत्यं ते कथितं मया ॥ 
श्रीहनुमानजी बड़ा भारी पर्वत उखाड़कर रावणको ओर दौड़ रहे 
हैं कि रे दुष्ट ! युद्धमें थोड़ी देर हहर जा। छाक्षारसके समान अरुण वर्ण 
और प्रढुयकालीन यमराजके समान भोषण श्रीहनुमानजीकी आँखें 
धघकती हुई आगके समान जाज्वल्यमान हो रहो हैं। करोड़ों सूयंकी 
भांति चमकता हुआ शरीर है रुद्ररूपी हनुमान॒को अद्भुदादि महात्रीरोंने 


उषयोगी मन्त्रोंके जपकी विधि ३१९ 


घेर रखा है। इस प्रकार हनुमानका ध्यान करके मन्त्रका जप करना 
चाहिए। एक लाख जप पूरा होनेपर हनुमानजी साधकपर प्रसन्न होते 
हैं। श्रीशिवजी कहते हैं कि हे पावंती ! यह बात सर्वंथा सत्य है। इस 
मन्त्रमें ध्यानकी प्रधानता है, एकमात्र ध्यानसे हो निधि प्राप्त हो 
जाती है। 


प्रात:काल नदीमें स्नान करके कुशासन बिछाकर तटपर बेठ जाय 
ओर प्राणायाम एवं कराड्न्यास करे। तत्पदचात्‌ मूलमन्त्रसे आठ 
पुष्पाज्ललि देकर सीतासहित भगवान्‌ रामचन्द्रका ध्यान करते हुए 
ताम्रपत्रपर श्रीहनुमातृजीका यन्त्र अंकित करे। पहले केशरके साथ 
अष्टदल पद्म बनाना चाहिए। रक्तचन्दनकी कमलसे एवं घिसे हुए रक्त- 
चन्दनसे उसका निर्माण करना चाहिए। पद्मकी कर्णिकामें श्रीहनुमानजी- 
का आवाहन करे और अध्य॑, पाद्य आदि देकर मुलमन्त्रसे गन्ध, पुष्प 
आदि समपंण करे । कमलके आठ दलोंपर पूर्व॑स्ते लेकर ईशान कोणतक 
क्रमशः सुग्रीव, लक्ष्मण, अंगद, नल, नील, जाम्बवान्‌, कुमुद और केशरी- 
की पूजा करे। दलोंके अग्रभागमें वानरोंके लिए आठ पुष्पाह्नलि दे। 
ध्यान करके एक लाख जप करे, जितने दिनोंतक एक लाखकी संख्या 
पूरी न हो जाय उतने दिनोंतक ऐसा ही करना चाहिए। आखिरी दिन 
महान्‌ पूजा करनी चाहिए। उस दिन एकाग्रचित्तसे तबतक जप करे 
जबतक श्रीहनुमान॒ुजीके दर्शन न हो जायोँ। साधककी दृढ़ता देखकर 
श्रीहनुमान॒जी प्रसन्न होते हैं और आधी रातको साधकके सामने आकर 
दर्शन देते हैं। साधककी इच्छाके अनुसार वर देते हैं और उसे क्रृतकृत्य 
कर देते हैं। यह साधन बड़ा ही पवित्र और देवताओंके लिए भी 
दुलभ है ! 
( १४ ) 
श्रीहनुमानुजीका एक दूसरा मन्त्र है ७ हं पवननन्दनाय स्वाहा 
यह दशाक्षर मन्त्र है । इसको कल्पवृक्षस्वरूप कहते हैं, इस मन्त्रके जपसे 
सारी अभिलाषाएँ पुरी होती हैं। इसकी विधि निम्नलिखित है। इसका 
नाम वीरसाधन है और यह अत्यन्त गोपनीय है। 
ब्राह्ममूहुत॑में उठकर नित्यक्ृत्य करके नदीतटपर जाना चाहिए 
वहाँ तीथंका आवाहन करके स्नान करते समय आठ बार मलमन्त्रका 


३२० भक्‍्ति-सवंस्व 


जप करना चाहिए। पत्पश्चात्‌ बारह बार मन्त्र पढ़कर अपने ऊपर जल 
छिड़कना चाहिए। फिर वस्त्र पहनकर नदीके किनारे या पर्व॑तपर 
बेठकर, ३७ हां अंगुष्ठाभ्यां नमः इत्यादिसे करन्यास और “हा हृदयाय 
नमः इत्यादिसे अंगन्यास करे। इसकी प्राणायामविधि भी अलूग है। 
अकारसे लेकर अः तक सब स्वरोंका उच्चारण करके बायीं नासिकासे 
पूरक करना चाहिए। क-से लेकर म-तकके पाँच वर्गंके अक्षरोंक्रा 
उच्चारण करके कुम्भक करना चाहिए और य-से लेकर अवशेष वर्गोका 

उच्चारण करके दाहिनी नासिकासे रेचक करना चाहिए। इस प्रकार 


तीन प्राणायाम करके मूलमन्त्रके अक्षरोंसे अंगन्यास करे । इसका ध्यान 
निम्नलिखित है-- 


ध्यायेद्‌ रणे हनूमन्तं कपिकोटिसमन्वितम्‌ । 
धावन्तं रावण जेतुं दृष्टवा सत्वरमुत्यितम्‌ ॥ 
लक्ष्मणं च महावीर पतितं रणभूतले । 
गुरु च क्रोधमुत्पाव्य गृहीत्वा गुरुपवंतस्‌ ॥ 
हाहाका रे: सदर्पेदंच कम्पयन्तं जगत्त्रयम्‌ । 
आन्रह्माण्ड समाव्याप्प कृत्वा भीम॑ कलेवरं॥ 
इति ध्यात्वा पट सहस्न॑ जपेत्‌ । 
वीरवर लक्ष्मण रणक्षेत्रमें घिरे हुए हैं, यह दृश्य देखकर श्रोहनुमानजी 
करोड़-करोड़ वानरोंके साथ रणमूमिमें आकर रावणको पराजित करनेके 
लिए बड़े वेगसे आगे बढ़ रहे हैं। अतिशय क्रोधके कारण अपनी हुँकार- 
ध्वनिसे त्रिभुवतको कम्पित करते हुए हाथमें विशाल शैल लेकर आक्रमण 
करने जा रहे हैं। इस समय वे ब्रह्माण्डव्यापी भयंकर शरीर प्रकट 
करके स्थित हैं। ध्यानके पश्चात्‌ मन्त्रका छः हजार जप करना चाहिए | 
इस मन्त्रका छः दिनतक जप करनेके पश्चात्‌ सातवें दिन दिनरात जप 
करना पड़ता हैं। जप करनेसे रातके चौथे पहरमें बड़ा भय दिखाकर 
श्रीहनुमानुजी साधकके सामने प्रकट होते हैं। जो साधक धीर भावसे 
स्थित रह जाता है उसे वे उसकी इच्छाके अनुसार लौकिक सम्पत्ति 
अथवा पारलौकिक सम्पत्ति या दोनों देते हैं। ज्ञान देते हैं अथवा भगवत्‌- 
प्राप्तिका मार्ग बताते हैं । 


उपयोगो मन्त्रोंके जपकी विधि ३२१ 


उल्द्रादि देवोंकी उपासना 


हमारे पव॑जोंका भी एक युग था। उनकी धन-सम्पत्ति पूर्ण थी। 
शरीर आरोग्य था। परिवार सुखी था। सबके हृदयमें शान्ति थी। 
संसारके व्यवहार उनके लिए क्रीडा-कौतुक थे। उनके स्मरण करनेसे 
बड़े-बड़े दैवता आ जातेथे। इच्छामात्रसे उनका शरीर ब्रह्मलोकतक 
जा सकता था | उनके रथ और विमानोंकी गटि अप्रतिहत थी। हजारों 
कोस दूरसे किसी भी वस्तुको वे देख लेते थे। सुन लेते थे-जान लेते थे । 
भविष्य और भृतका, दूर और निकटका व्यवधान उनके लिए नगण्य था 
समस्त वस्तुओंका ज्ञान उनके करामलकवतु था। जिसपर प्रसन्न होते 
वरदान देते, जिसपर रुष्ट होते दण्ड भी देते! उनमें निग्रह-अनुग्रहकी 
पूर्ण क्षमता थी। स्वरगंके देवता उनकी सहायताके लिए अपेक्षा किया 
करते थे प्राचीन ग्रन्थोंमें इस बातके अनेक प्रमाण हैं। वे केवल मन- 
गढ़न्त नहीं, ऐतिहासिक हैं, सत्य हैं । 
परन्तु आज हम कहाँ हैं? हमारे पास अपनी कहनेके लिए एक 
वित्ता जमीन नहीं, पेट भरनेके लिए दो रोटी नहीं, दुर्भिक्ष, महामारी, 
अतिवृष्टि, अनावृष्टि, दुर्दीद और अत्याचारोंसे पीड़ित होकर आज हम 
सुखसे सो नहीं सकते, एक क्षणके लिए मनको समाहित करके शान्तिका 
अनुभव नहीं कर सकते । चाहे धनी हो या गरीब, शरीरके भोगों और 
उपकरणोंके लिए ही इतने चिंतित हो रहे हैं कि हम केवल स्थुलताओंके 
बन्धनमें ही जकड़कर मोहग्रस्त और त्रस्त हो रहे हैं और इसमें इतने 
उलझ गये हैं कि इस बातका पता ही नहीं रहा कि इन स्थूलताओं 
और स्थूल बन्धनोंके ऊपर हमारा एक सूक्ष्म रूप है और उसके भी 
संगी, साथी, सहायक और भी बहुत-से लोग हैं, जिनके द्वारा शारीरिक 
और मानसिक दुःखोंसे त्राण पाया जा सकता है और जिनके साथ 
सम्बन्ध कर लेनेसे लोकिक, पारलीकिक और पारमाथिक उन्नतिको 
बहुत कुछ सरल बनाया जा सकता है। जो लोग केवल स्थूल शरीर- 
को सत्य समझकर इसीको सुखी करना चाहते हैं, जो केवल स्थूल 
जर्तकी उलझनोंमें लगे हुए हैं, यदि वे संसारमें एकच्छत्र सम्राद हो 
जायेँ तब भी वे पूर्ण नहीं हो सकते; क्योंकि कोई-त-कोई अभाव उनके 
साथ लगा रहता है। कारण, स्थूल जगतुका जीवन सुक्ष्म जगत्‌॒की 


शे२२ भक्ति-सवेस्व 


अपेक्षा बहुत न्यूनहै और हमारा हृदय स्थूल जगत्‌की नहीं, सक्षम 
जगत्‌की वस्तु है । 
अध्यात्मवादों हमें क्षमा करें। हम उनके चरणोंमें सिर रखकर 
प्राथंना करते हैं कि आप जहाँ हैं वहाँसे विचार नहीं कर रहे हैं। जहां 
आपको पहुँच जाना चाहिए, वहाँसे विचार करते हैं। इस स्थूल जगतु 
ओर भपवल्माप्तिके बीचमें एक सुक्ष्म जगत्‌ भी है, जो कि आध्यात्मिक 
उन्‍नतिमें सीढ़ीका काम करता है। उसकी सहायता लिये बिना आप 
अध्यात्मपथपर अग्रसर हो रहे हैं, इसका यह अथे है कि आप बिना 
किसो सहारेके, बिना किसी अवलम्बनके आकाशमें विचरण करना 
चाहते हैं। यदि आप उस स्थानसे ही यात्रा आरम्भ करते, जहाँ कि 
आप वास्तवमें उलझे हुए हैं, तो आप देखते कि इन स्थूलताओंके भोतर 
एक महान्‌ सूक्ष्म लोक. है, जिसमें इस लोककी अपेक्षा अधिक ज्ञान, 
अधिक शक्ति, अधिक सुंख और अधिक सुव्यवस्था है। वहाँके शासक 
स्थूल जगतृपर भी आधिपत्य रखते हैं और यहाँकी प्रगति एवं प्रवृत्तियोंमें 
उनकी मुख्य प्रेरणा रहती है। जेसे यह स्थूलशरीर आप नहीं हैं, इसके 
अन्दर रहनेवाले जीव हैं; वेसे ही पुथिवीमें, जलमें, अग्निमें, वायुमें, 
चन्द्रमें, सूय॑में, प्रत्येक ग्रहमण्डल और भिन्न-भिन्न पदार्थोमें एक-एक 
दिव्य जीव निवास करता है, जिसको पृथिवीदेवता, अग्निदेवता भादि 
नामसे कहते हैं । ये स्थूल पुथिवीमण्डल, जलमण्डल आदि जिनके शरीर 
हैं, इनकी सुव्यवस्थित एक राजधानी है, सेवक हैं, सहायक हैं, न्याया- 
धीश हैं और राजा हैं। पृथिवीकी नियमित गति, जलकी नियमित धारा, 
अग्निकी उष्णता, स्थूलजगत्‌क़्े रोग-शोक, इन्हींके द्वारा नियन्त्रित हैं, 
मर्यादित हैं। इनका एक संगठित राज्य है और उनके पद और पदा- 
धिकारी, उनके समयकी अवधि सब कुछ नियमसे होता है। कोई प्रत्येक 
युगमें बदलते हैं, प्रत्येक मन्वन्तरमें बदलते हैं, कोई प्रत्येक कल्पमें 
बदलते हैं। कभी-कभी इन पदोंपर बड़े-बड़े तपस्वी जीव भी आ जाते 
हैं और कभी-कभी ब्रह्मलोकसे आधिकारिक पुरुष भी भेजे जाते हैं। 
देवताओंके राजा इन्द्र हैं। न्यायाधीश धमंराज हैं। कोषाध्यक्ष कुबेर हैं । 
इन सबके आचार-व्यवहार, सामथ्य॑-शक्तिके वर्णन वेदोंसे लेकर काव्यों- 
तक सम्पूर्ण संस्कृत साहित्यमें और बाईबलमें, कुरान आदि अन्य धर्मोके 
ग्रन्थोंमें भी मिलते हैं । 


इन्द्रादि देवोंकी उपासना ३२३ 


हमारे पू्व॑ंजोंको जो ऐसी महान्‌ शक्ति प्राप्त हुई थी, वह इन्हीं 
देवताओंकी उपासना और सम्बन्धका फल था। यंह स्थूल जगत तो 
सूक्ष्म जगत्‌की प्रतिच्छायामात्र है। सुक्ष्म जगत॒से सम्बन्ध होनेपर और 
उसमें अधिकार प्राप्त होनेपर स्थूल जगत्‌में मनमाने परिवतंन किये जा 
सकते हैं। लौकिक उन्नति करनेकी इच्छा हो तो वह सरलतासे सिद्ध हो 
सकती है। ये देवोपासनाके छोटे-से-छोटे फल हैं। जो लोग इससे ऊपर 
उठते हैं, स्थूल शरीर और स्थूल जगतुको क्षणिक समझकर सूक्ष्म जगत्‌में 
ही बिहार करना चाहते हैं, वे देवोपासनाके द्वारा स्वगंमें कल्पभरके लिए 
स्थान प्राप्त कर सकते हैं। वे अपनी तपस्या और उपासनाके अनुसार 
इन्द्र हो सकते हैं और इन्द्रकी तो बात ही क्या, ब्रह्मातक हो सकते हैं। 
देवोपासनाके द्वारा यह सब कुछ बहुत ही सुलभ है। इस युगमें सबसे 
बड़ा हास इस देवोपासनाका ही हुआ है । अध्यात्मवादियोंने यह कहकर 
कि हम ब्रह्मलोकतकके भोगपर लात मारते हैं' और आधिभौतिकोंने 
यह कहकर कि 'सूक्ष्म लोक कोई वस्तु ही नहीं है” देवोपासनाका त्याग 
कर दिया | वर्तमान समय इस बातका साक्षी है कि दोनों ही अपने-अपने 
प्रयासए्रें असफल हों रहे हैं। अधिकांश अध्यात्मवादियोंका वैराग्य उन 
लोकोंके न देखनेके कारण अथवा उनपर विश्वास न होनेके कारण है। 
यह कितने आश्चर्यंकी बात है कि जो लोग इस जगत्‌के एक पुष्पके 
सोन्दयं और सोरभपर लभा जाते हैं, वे सूक्ष्म लोकोंके अतुलनीय भोगोंपर 
लात मारनेकी बात करते हैं। आधिभौतिकोंके सम्बन्धमें यहाँ कुछ 
कहना अप्रासड्धिक है, क्योंकि उन बेचारोंको इस विषयमें कुछ भी ज्ञात 
नहीं है। क्‍या ही अच्छा होता कि वे हमारे प्राचोन इतिहासोंको सत्य 
मानते और श्रद्धायुक्त विवेकसे काम लेकर देवताओंके अस्तित्व एवं 
महत्त्वकी मानते और उनकी सहायतासे शीघ्र-से-शीघ्र अपने लक्ष्यतक 


पहुँच जाते । न दे 
इस कथनका यह भाव कदापि नहीं है कि अध्यात्मवादी इन लो 


वेभवसे विरक्त न हों। विरक्त तो होना ही चाहिए. परन्तु वह विरक्ति 
आत्मवश्ना नहीं हो, पूर्ण हो। पूर्ण वेराग्यसे देवताओंकी उपासना बाधक 
नहीं साधक ही है। देवता रुष्ट हों तो इन्द्रियों और मनका संयम 
अत्यन्त कठिन हो जाता है। क्योंकि वे इनकी अधिष्ठातृदेवता हैं। इसीसे 
प्राचीन कालमें ऋषिगण यज्ञ-यागादिके द्वारा इनको सन्‍्तुष्ठ किया करते 
थे। देवताओंकी उपासनामें मुख्यता राजसूथ, वाजपेय आदि वेदिक 


३२४ भ क्ति-सर्वस्व 


यज्ञोंकी ही है। समस्त वेदान्ती ओर भक्त आचार्योने एक स्वरसे स्वीकार 
किया है कि ये यज्ञ, देवोपासना आदि यदि सकाम भावसे किये जाते हैं, 
तो इस लोककी समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाले होते हैं ओर 
परलोकमें इन्द्रव और पारमेष्ठयको भी देनेवाले होते हैं। और यदि ये 
ही कर्म निष्काम भावसे किये जाते हैं तो अन्त:करणको शुद्ध करके 
भगवान्‌की भक्ति अथवा तत्त्वज्ञानके हेतु होते हैं। चाहे सकाम हो या 
निष्काम, किसी भी अवस्थामें देवोपासना लाभदायक ही होती है। जो 
लोग इन्द्रियोंका संयम करके मनको एकाग्र एवं परमात्मामें स्थिर करना 
चाहते हैं, उनके लिए भो देवोपासना बड़ी सहायक है। कप उपा- 
सनासे, जो कि उनके सामने बेठकर गायत्रीके जपसे होतो है, ब्रह्मचर्य 
स्थिर होता है और आँखें बुरे विषथोंपर नहीं जातीं। नित्य और 
नेमित्तिक कर्मोमें देवपूजाके जितने भी मन्त्र हैं, उनमें कहा गया है-- 
'अमुक देवता मेरो इन्द्रियोंकी संगत करें, मतको विषयोंसे विमुख करें 
और अपराधोंकी पुनरावृत्ति न हो, ऐसी कृपा करें। सन्ध्या और पल्च- 
महायज्ञ-जैसे नित्यकरम भी एक प्रकारसे देवोपासना ही हैं और देवताओंकी 
सहायता प्राप्त करते रहनेके लिए ही आय॑-जीवनसे उनका घनिष्ठ सम्बन्ध. 
जोड़ दिया गया है। 
वर्तमान युगमें सर्व॑सम्मतिसे यह स्वीकार कर लिया गया है कि 
गीता अध्यात्मशास्त्रका एक उज्ज्वल प्रकाश है। इसकी गम्भीरता, 
महत्ता और तात्त्विकता सवंमान्य है। गीताग्रन्थमें प्रसड्रवश कई बार 
देवपूजाका उल्लेख हुआ है। सात्तविक पुरुषोंका वर्णन करते हुए स्पष्ट 
शब्दोंमें कहा गया है कि सात्तिक पुरुष देवताओंकी पूजा करते हैं 
“यजन्ते सात्तिका देवान्‌! । शारीरिक तपोंमें सवेप्रथम स्थान देवपुजाको 
ही प्राप्त है। इसके अतिरिक्त और भी अनेक स्थलोंमें जेसे यज्ञके साथ 
प्रजाकी सुष्टि बतलाते हुए कहा है कि 'यज्ञके द्वारा तुम उन्नति करो। 
यज्ञ तुम्हारी समस्त कामनाओंको पूर्ण करे !” बहाँ स्पष्ट कहा गया है कि 
मनुष्य यज्ञके द्वारा देवताओंको प्रसन्न करे और देवता मनुष्योंको उन्नत 
करें। इस प्रकार एक दूसरेके सहकारो बनकर परम कल्याण प्राप्त करें । 
आगे चलकर तो यह भी कहा गया है कि संसारकी सम्पूर्ण सुख-सम्पत्ति 
देवताओंसे हो प्राप्त होती है। इसलिए उनकी चीज उनको दिये बिना 
जो भोगते हैं, वे एक प्रकारसे चोर हैं-रतेत एवं सः।' भगवान्‌की यह 
वाणी प्रत्येक साधकको सवंदा स्मरण रखती चाहिए कि इस यज्ञचक्रकां 


इन्द्रादि देवोंकी उपासना ३२५ 


जो अनुष्ठान नहीं करता, वह इन्द्रियोंके भोगोंमें रहनेवाला पापी व्यथे 
ही जीवन धारण करता है। भगवान्‌के ये वचन इतने स्पष्ट हैं कि इनकी' 
टीकाटिप्पणी आवश्यक नहीं है। हाँ, यह बात अवश्य है कि भगवानने 
सकामताको हेय बतलाया है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि कर्मका 
ही व्याग कर दिया जाय । यज्ञ करके यज्ञका फल नहीं चाहना, यह 
गोताका सिद्धान्त है। उपासना न करनेवालेकी अपेक्षा तो उपासना 
करनेवाला श्रेष्ठ ही है, चाहे वह सकाम भावसे ही क्‍यों न करता हो । 
पुराणोंमें और उपासना सम्बन्धी ग्रन्थोंमें ये बातें बहुत स्पष्ट रूपसे लिखी 
ई हैं। 
हे परमार्थदृष्टिसे परमात्माके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं होनेपर भी 
व्यवहारदृष्ठिसे सब कुछ है और ज्यों-का-त्यों सत्य है।, इसलिए यदि 
स्थल लोक सत्य है, तो सूक्ष्म लोककी सत्यतामें कोई सन्देह नहीं रह 
जाता। फिर इनकी उत्पत्तिका क्रम और इनकी व्यवस्था भी स्वीकार 
करनी ही पड़ती है । मूलतः इस सुष्टिके कर्त्ता, धर्ता, हर्त्ता, एकमात्र ईश्वर 
ही हैं। यहीं परम देव हैं। उन्हींको कर्त्तापनकी दुृष्ट्रिसे ब्रह्मा, धर्त्तापनकी 
दृष्टिसि विष्णु और ह॒र्तापनकी दुृष्टिसे शिव कहते हैं । ये तीनों नाम एक ही 
ईश्व रके हैं। इसलिए ये भी परमदेव ही हैं। इन तीनोंमें-से ब्रह्माकी उपासना 
प्रचलित नहीं है; क्योंकि अपने कामको स्वाभाविक रूपसे करते रहते हैं 


ओर सुष्टिके लिए प्राथना करता आवश्यक नहीं है। संसारकी स्थितिके 
लिए अथवा संसारसे मुक्त होकर परमात्माको प्राप्त करनेके लिए उपासना 


की जाती है। यही कारण है. कि विष्णु और शिवकी उपासना अधिक 
प्रचलित है। संसारके विभिन्नताओंके स्वामीके रूपमें गणेंशकी और 
प्रकाशके रूपमें सूयंकी उपासना होती है। इन सत्रके साथ, यों कहिये कि 
सबके रूपमें भगवान्‌की अचिन्त्य शक्ति है, इसलिए केवल दाक्तिकी भी 
आराधना होठी है। इस प्रकार विष्णु, शिव, सुयं, गणेश और शक्ति ये 
पाँचों भगवान्‌ ही हैं। इसलिए उपास्यदेवोंमें इन्हींका मुख्य स्थान है। 
जिस देवताकी जो शक्ति होती है वही उसकी पत्नी है और शक्तिमान्‌के 
साथ शक्तिका अभेद है। सामान्य देवताओंसे विलक्षण होनेके कारण इन 
पाँचोंकी गिनती देवताओं में नहीं है। समय-समयपर इन सभीके अवतार 
हुआ करते हैं ओर इस प्रकार निखिल जगत्‌की रक्षा-दीक्षा होती है । 
सुक्ष्म जगत॒के देवताओंमें अनेक भेद हैं--ब्नाह्मस्वगंके देवता, माहेन्द्र- 
स्वगंके देवता और भोमस्वर्गंके देवता । इनमें कुछ तो प्रजा रूपसे निवास 


३२६ भक्ति-सर्व॑स्व 


करते हैं ओर कुछ अधिकारीरूपसे । उनके शरीरमें स्थूल पश्चभूत बहुत ही 
न्यून परिमाणमें होते हैं और पृथिवी, जलकी मात्रा तो नहींके बराबर 
होती है। इसीसे उन्हें पाधिव भोजनकी आवश्यकता नहीं होती, केवल 
सूंघनेसे या अमृतपान करनेसे हो उनका जीवन परिपुष्ट रहता है । ब्राह्म- 
स्त्रगंमें तो गन्ध या पानकी भी आवद्यकता नहीं होती, इसलिए यज्ञ- 
का सम्बन्ध अधिकांश माहेन्द्रस्वगंसे ही है। भौमस्वगंक देवता 
तर 

देवता दो प्रकारके होते हैं--एक नित्य देवता और दूसरे नेमित्तिक 
देवता | नित्य देवताओंका पद प्रवाह रूपसे नित्य होता है। जैसे प्रत्येक 
प्रलयके बाद इन्द्रपद रहेगा ही। ऐसे ही दिक्‍्पाल, लोकपाल आदिके पद 
हैं। इनके अधिकारी बदलते रहते हैं किन्तु पद ज्यों-का-त्यों रहता है । 
इस समय जो बलि हैं, वे ही आगे इन्द्र हो जायँगे । इनके बदलनेका समय 
निश्चित रहता है। यह नियम प्रत्येक ब्रह्माण्डमें चलता है। नेमित्तिक 
देवताकां पद समय-समयपर बनता है और नष्ट हो जाता है। जेसे कोई 
नवोन ब्रामका निर्माण हुआ तो उसके अधिका रीके रूपमें नये ग्राम-देवता 
बना दिये जायँगे । नवीन गृहके लिए नवीन वास्तुदेवता भी नियुक्त कर 
दिये जायेंगे । परन्तु उस ग्राम और गुहके टूटतें ही उनका वह अधिकार 
नष्ट हो जायगा। ग्राम-देवताकी पूजासे ग्रामका और गृह-देवताकी 
पूजासे गृहुका कल्याण होता है। अब भी भारतके गाँवोंमें किसी-त-किसी 
रूपमें ग्राम-देवता, गृह-देवताकी पूजा चलती है। 

देवताओंकी संख्या नहीं हो सकती । जितनी वस्तुएँ हैं उतने ही 
देवता हैं। इसीसे शास्त्रोंमें देवताओंको असंख्य कहा गया है। तेंतीस 
करोड़का हिसाब अक्षपादने दिखलाया है। कहीं-कहों देवताओंकी संख्या 
तैंतीस हजार तेंतीस सौ तेंतीस कही गयी है। मुख्यतः तँतीस देवता माने 
गये हैं। उनकी संख्या इस प्रकार पूरी होती है--प्रजापति, इन्द्र, द्वादश 
आदित्य, आठ वसु और ग्यारह रुद्र । निरुक्तके देवतकाण्डमें देवताओं के 
स्वरूपके सम्बन्धमें विचार किया गया है। वहाँके वर्णनसे यही तात्पय॑ 
निकलता है कि वे कामरूप होते हैं; वे स्वेच्छासे स्त्री, पुरुष या अन्य रूप 
धारण कर सकते हैं। वेदान्त-दर्शनमें कहा गया है कि, देवता एक हो 
समय अनेक स्थानोंमें भिन्न-भिन्न रूपसे प्रकट होकर अपनी पूजा स्वीकार 
कर सकते हैं। देवताओंके सम्बन्धमें ओर भी बहुत-सो बातें ज्ञातव्य हैं; 
परन्तु विस्तारभयसे उनका उल्लेख नहीं किया जाता है। अपने लोकमें वे 


इन्द्रादि देवोंकी उपासना ३२७ 


जिस रूपसे निवास करते हैं, वहो उनका स्थायी रूप माना जाता है। 
उसी रूपमें उनका ध्यान एवं उपासना की जाती है। वेदोंमें प्रायः सभी 
देवताओंका वर्णन आता है; जैसे इन्द्रके लिए 'वज्नहस्तः पुरन्दर: | उनके 
कमंका ही वर्णन है कि वे वर्षाके अधिपति हैं ओर वृत्रवध आदि कम॑ 
करते हैं। वेदिक यज्ञोंके द्वारा देवताओंकी जिस प्रकारसे पूजा-उपासना की 
जाती है, यहाँ उसका संक्षिप्त दिग्दशंन भी सम्भव नहीं है। तान्त्रिकपृजा 
पद्धतिके अनुसार कुछ देवताओंके ध्यान और मन्त्र लिखे जाते हैं । 


इन्द्रका वर्ण पीला है, उनके शरीरपर मयूरपिच्छके सदृश सहस्र नेत्रों 
के चिह्न हैं, उनके एक हाथमें वजञ्र है और दूसरेमें कमल। अनेक 
प्रकारके आभूषण धारण किये हुए हैं। दिकपतियोंके स्वामी इन्द्रका इस 
प्रकार ध्यान करना चाहिए। &28258 08% है-& इं इन्द्राय नमः । 
अ 


अग्निका वाहन छाग है। सात ज्वालाएँ निकलती रहती हैं, शरीर 
स्थूल है, पेट काला है; भौंह, दाढ़ी, बाल और आँखें पिद्भल वर्णंकी 


हैं। हाथ रुद्राक्षका माला और शक्ति है। अग्निका मन्त्र है--3* 
अग्नये नम: ।' 


कुबेर 
कुबेर धनाध्यक्ष हैं। उनके हांथ दो और शरीर नाटा है। पीताम्बर 
धारण किये सवंदा प्रसन्न रहते हैं। यक्ष-गुह्मकोंके स्वामी तथा धन देने- 


वाले हैं। इस प्रकार कुबेरका ध्यान करके उनके मन्त्रका जप करना 
चाहिए कुबे रका मन्त्र है--'४& नम: कुबे राय ।' 


वास्तुदेव 

वास्तुदेवका शरीर सोनेके रंगका है। उनके शरीरसे लालिमा निक- 
लतो रहती है। कानोंमें श्रेष्ठ कुण्डल हैं । अत्यन्त शान्त, सौभाग्यशाली 
और सुन्दर वेश है। हाथमें दण्ड है। सब लोगोंके आश्रय एवं विश्वके 
बीज हैं। जो प्रणाम करता है, उसके भयको नष्ट कर देते हैं। ऐसे 
वास्तु-१रुषका ध्यान करना चाहिए। इनका मन्त्र यह हे-- वास्तु 
पुरुषाय नमः | 

देवताओंकी उपासनासे सभो प्रकारके अभाव पूर्ण हो सकते हैं। 
अनुकूल होनेपर ये भगवद्याप्तिमें भी सहायक होते हैं ॥ इसलिए इनकी 
उपासना करनी चाहिए। भिन्‍न-भिन्‍न देवताओंकी उपासना पद्धति भी 


पृथक्‌-पृथक्‌ है। जिसकी उपासना करनी हो, उसकी पद्धतिके अनुसार 
करनी चाहिए। ७ 


३२८ भक्ति-सवंस्व 


नवग्रहोंकी उपासना 


हिन्दूजातिमें प्राचीन कालसे जो अनेक प्रकारकी धारणाएँ या प्रथाएँ 
प्रचलित हैं, उनमें नवग्रहोंकी उपासना भी हे। यह केंवल रूढ़िमात्र 
अथवा प्रथामात्र नहीं है, इसके मूलमें हमलोगोंके शरीरसे नवग्रहोंका 
सम्बन्ध और ज्योतिषकी दृष्टिसे सुपृष्ट विचार भी है। यह उक्ति प्रायः 
सवंत्र प्रसिद्ध है कि यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे' अर्थात्‌ जो कुछ एक शरीर 
में है, वह सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमें है और जो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमें है, वह एक 
शरीरमें भी है। हिन्दू शास्त्रों अनुसार यह सृष्टि केवल उतनी ही नहीं 
है जितनी हमलोग देखते हैं । इन्द्रियोंस जो कुछ देखा या सुना जाता है 
वह तो बहुत हो स्थूल है। यन्त्रोंका तत्त्वविश्लेषण केवल जड़तत्त्वोंतक 
ही सीमित हैं; वह कभी चेतनाका साक्षात्कार नहीं कर सकता, क्‍योंकि 
वे यन्त्र स्वयं जड़ है। प्रत्येक स्थूल वस्तुके एक-एक अधिष्ठातृदेवता हैं 
यह बात युक्ति, अनुभव और शास्त्रसे सिद्ध है। जेये स्थूल नेत्रगोलक, 
जिन्हें हम देखते हैं, नेत्रके अधिभूत हैं । नेत्र इन्द्रिय अध्यात्म है, जो कि 
इस स्थूल गोलकके द्वार। देखती है। इस दशंनक्रियाका सहायक जा सूर्य 
है वह नेत्रका अधिदेव रूप है। नेत्रगोपालकके द्वारा स्थूल रूपको देखें, 
यह सूयंकी शक्तिकी सहायता लिये बिना असम्भव है। इसलिए नेतन्रके 
अधिष्ठातृदेवता सूय॑ हैं। सूर्यके भी तीन रूप हैं। जिस सूर्यकों हमलोग 
देखते हैं, वह सूयेका स्थूल अथवा अधिभूत रूप है । दुश्यमान सूय॑मण्डलके 
अभिमानी देवताका नाम सूर्य है। उनका रथ सात घोड़ोंका है और 
अरुण सारथि है। शनेइ्चर, यमराज आदि उनकी सन्‍्तान हैं। और भी 
देवताके रूपमें सूयंका जितना वर्णन आता है वह सब इस दृश्यमान 
सूर्यमण्डलके अभिमानी देवता ही हैं। भ्रृयंका अध्यात्मरूप है समष्टिका 
नेत्र होना । इन तीन रूपोंको ध्यानमें रखनेसे ही शास्त्रोंमें जो सुययेका 
वर्णन हुआ है वह समझमें आ सकता है। यह बात सभी देवताओंके 
सम्बन्धमें समझ लेनी चाहिए । 


अब यह बात सिद्धान्तसे मान ली गयी है कि सम्पूर्ण स्थूल जगतु 
सूक्ष्म जयत॒का ही प्रकाशमात्र है। समष्टिके मममे जो दर्शनकी इच्छा है 
वह नेत्र-इन्द्रियके रूपमें प्रकट हुई है। इन दोनोंके अभिमानी देवता हैं 


नवग्रहोंकी उपासना ३२९ 


सूये, इसलिए नेत्र-इन्द्रियका सीधा सम्बन्ध सूर्येसे है। सूर्यकी प्रत्येक 
स्थितिका प्रभाव इस पथिवीपर और इसपर रहनेवाले प्राणियोंपर पड़ता 
है। जैसे यह स्थल शरीर ही जीव नहीं है उससे भिन्न है, वेसे ही यह 
दृश्यमान पृथिवी ही पृथिवी देवता नहीं है, पुथिवों देवताका शरीर है। 

सब स्थूलताओंका निर्माण सूक्ष्म जगत्‌की दृश्सि ही हुआ है। सूक्ष्म 
हो स्थूल बना है, इसलिए जो लोग सूक्ष्म जगतृपर विचार नहीं करते, 
केवल स्थूल जगत्‌में ही अपनी दृष्टिको आबद्ध रखते हैं, वे ठीक-ठीक 
इसका मर्म नहीं समझ पाते | जैसे पृथिवी, समुद्र, चन्द्रमण्डल, विद्युत, 
उष्णता आदिसे सूरयंका साक्षात्‌ सम्बन्ध है, वेसे ही उन पदार्थोंसे बने हुए 
मानव शरीरके साथ भी है। प्रत्येक शरीरकी उत्पत्तिके समय चाहें वह 
गर्भाधानका हो या भमिष्ठ होनेका हो, सूय और इतर ग्रहोंका पृथिवीके 
साथ जसा सम्बन्ध होता है और ग्रहचारपद्धतिके अनुसार उस प्रदेशरमें 
उस प्रकृतिके शरीरपर उनका प्रभाव पड़ता है वह जीवन भर किसी-न 
किसी रूपमें चलता ही रहता है। ग्रहमण्डलकी स्थिति, देशविशेषपर 
उनका विशेष प्रभाव और देहगत उपादानोंकी विभिन्नताके कारण प्रत्येक 
दरीरका ग्रहोंके साथ भिन्न सम्बन्ध होता है और उसीके अनुसार फल 
भी होता है। प्रत्येक ग्रहके साथ पृथिवीका और उसपर रहनेवाली 
वस्तुओंका जो महान्‌ आकषंण-विकषंण चल रहा है, उसके प्रभावसे कोई 
बच नहीं सकता और जगतृके परिवर्तनोंमें अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थियोंमें, 
सुख:दुखके निमित्तोंमें यह महान्‌ शक्ति भी एक कारण है--इस सत्यको 
अस्वीकार नहीं किया जा सकतां। इसीसे योगसम्पन्न मह्षियोंने अपनी 
अन्तर्दृष्टिसे इस तत्त्वका साक्षात्कार करके जीवोंके हितार्थ इसे प्रकट 
किया है। 

संसारमें जो घटनाएँ घटती हैं उनके अनेक कारण बतलाये जाते 
हैं-जीवका प्रारब्ध अथवा पुरुषाथ॑, समष्टिकर्ता ईश्वरकी इच्छा अथवा 
प्रकृतिका नियमित प्रवाह। इन घटनाओंके साथ ग्रहोंके आकषंण- 
विकषंणका क्या सम्बन्ध है? उपर्यक्त बलवान्‌ कारणोंके रहते हुए 
जगत्‌के कार्यों वे क्या नवीनता ला सकते हैं ? यह प्रश्न उठानेके पहले 
उन सबके एकत्वका विचार कर लेना चाहिए। 


समष्टिकर्ताकी इच्छा ही प्रकृतिका प्रवाह है। प्रकृतिके सातक्त्विक, 
राजसिक ओर तामसिक प्रवाहोंके अनुसार ही ग्रहोंकी निश्चित गति और 


३३० भक्ति-सर्वस्व 


जीवोंका प्रारब्ध है। इन गति ओर प्रारब्धोंके अनुसार ही पुरुषार्थ और 
फल होते हैं। शरीरकी उत्पत्ति प्रारब्धके अनुसार होती है; जिसका जैसा 
कर्म, उसका वेसा शरीर। जिस शरीरमें प्रारूधके अनुसार जेसी काम- 
वासनाएँ रहती हैं, उस जीवनमें जेसी घटनाएँ घटनेवाली होती हैं, उसीके 
अनुसार उस शरीरके जन्मके समय वेसी ही ग्रहस्थिति रहती है। यों भी 
गा सकते हैं कि वैसी ग्रहस्थितिमें ही उसका जन्म होता है अथवा 
ग्रहोंके एक स्थितिमें रहनेपर भी भिन्न-भिन्न देश और शरीरके भेदसे 
उनका भिन्न-भिन्न प्रभाव पड़ता है। इसीसे ज्योतिषशास्त्रमें कहा गया 
है कि ग्रह किसी नवीन फलका विधान नहीं करते, बल्कि प्रारब्धके 
अनुसार घटनेवाली घटनाको पहले ही सूचित कर देते हैं-'ग्रहा वे 
कमंसूत्रका:' | ग्रहोंकी स्थिति, गति, वक्रता, अतिचार आदिको जानने- 
वाला ज्योतिषी किसी भी व्यक्तिके जन्मसमयकों -.ठीक-ठीक जानकर 
बतला सकता है कि इसके भविष्य जीवनमें कौन-कौन-सी घटनाएँ घटित 
होनेवाली हैँ। स्थूल कमंचक्रके अनुसार केवल इतनी ही बात है। 
गणितकी सत्यताको इस रूपमें पाइचात्य देशोंमें ग्रहोंकी स्थितिका 
अध्ययन करके गणितके आधारपर फलित ज्योतिष उसी प्रकार प्रतिष्ठित 
किया गया है, जेसे हिन्दृशास्त्रोंमं। परन्तु यह बात इतनेसे हो समाप्त 
नहीं हो जाती, इसके आगे भी कुछ है । 


हिन्दुओंका देवता-विज्ञान इन स्थूल कार्यकारण-परम्परा ओर 
सम्बन्धोंस और भी ऊपर जाता है। मानस शास्त्रके वेत्ताओंने एक स्वरसे 
यह बात स्वीकार की है कि शुद्ध, परिपुष्ट एवं बलिष्ट मनके द्वारा स्थूल 
जगत्‌में अघटित घटना भी घटित की जा सकती है। यदि हम उन 
सूक्ष्मताओंके भी अन्तस्तलमें स्थित हो जाये, जो स्थूल घटनाओंकी 
कारण हैं, तो हम केवल स्थूल जगत्‌में, बल्कि सूक्ष्म जगत्‌में भी परिवतंन 
कर सकते हैं। इस मनोवेज्ञानिक दृष्टिसि विचार करनेपर यह सिद्ध 
होता है कि ग्रहोंके द्वारा भावी घटनाओंका ज्ञान हो जानेपर मानसिक 
साधनाके द्वारा उन्हें रोका भी जा सकता है। प्राचीन ऋषियों, योगियों 
ओर सिद्ध पुरुषोंके द्वारा ऐसा किया गया है। इससे यह सिद्ध होता है 
कि मन ऐसी स्थितिमें भी जा सकता है, जहाँसे वह घटनाओंका विधान 
ओर अवरोध कर सकता है; परन्तु सवेसाधारणके पक्षमें यह बात दुःसाध्य 
है। इसलिए उन्हं ग्रहमण्डलाधिष्ठातृदेवताकी शरण लेनी पड़ती है। 


नथग्रहोंकी उपासना ३३१ 


जिसके शरीरपर सूयंग्रहका दुष्प्रभाव पड़ रहा है या पड़नेवाला है, वह 
यदि सूर्यमण्डलके अभिमानी देवताका आश्रय ले ओर पूजा-पाठ, जप 
आदिके द्वारा यह अनुभव कर सके कि सूर्य देवता मुझपर प्रसन्न हैं, तो 
बहुत अंशमें उसका अरिष्ट शान्‍्त हो जायगा और वह ॒अपनेको सूय॑- 
ग्रहजन्य पीड़ासे बवा सकेगा। ग्रहशान्तिकी ये दोनों .प्रणालियाँ शास्त्रीय 
हैं--पहलीका नाम अहुंग्रह-उपासना और दूसरीका प्रतीक-उपासना है । 
परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि यह सूर्यदेवता केवहू उपासनाके लिए 
ही हैं। वास्तवमें समस्त देवताओंका अलग-अलग अस्तित्व है और सबके 
लोक, शक्ति, वाहन, क्रिप्रा आदि अलग-अलग बँटे हुए हैं। जबतक 
विभिन्न शरीर, लोक, वस्तु और नक्षत्रमण्डल प्रभावित हो रहा है, तब- 
तक इनमें रहनेवाले देवताओंको अस्वीकार नहीं किया जा सकता । 


वर्तमान कालमें सम्पूर्ण संसार राष्ट्रविप्लव, पारस्परिक द्रोह, 
पारिवारिक वेमनस्थ, ईर्ष्या-देष, रोग-शोक और उद्देग-अशान्तिसे सर्वथा 
उपद्रत हो रहा है। इसके अनेक कारणोंमें देवताओंकी उपेक्षा और 
उनसे प्राप्त होनेवाली सहायताकों अस्वीकार कर देना भी है। अन्त- 
जंगत॒के नियमानुसार देवताओंको जागतिक पदार्थोंके उत्पादन, विनिमय 
और वितरणका अधिकार प्राप्त है। मनुष्य देवताओंको सन्तुष्ट करें और 
देवता मनुष्पोंको समुद्धि एवं अभिवुद्धिसे सम्पन्न करें। परल्तु मनुष्योंने 
अपनी बुद्धि ओर पुरुषार्थंका मिथ्या आश्रय लेकर स्वयं ही आत्मवच्चना 
कर ली है. जिसका यह सब, जो दु:ख-दारिद्रयके रूपमें दीख रहा है, 
फल है। वेदों और तदनुयायी शास्त्रोंने एक स्वरसे ग्रहशान्तिकी 
आवश्यकता स्वीकार की है। अथव॑बेदमें सब देवताओंकी पुजाके साथ- 
साथ ग्रह-शान्तिका भी वर्णन आता है-- 

बन्नो प्रहाइचान्द्रमसाः शमादित्याइच राहुणा इत्यादि । 

प्राचीन आर्योर्में इस वेदिक मर्यादाका पृर्णझपसे पालन होता था, 
इसीसे वे सुखी थे। आज भी जहाँ प्राचीन प्रथाओंका पालन होता है, 
वहाँ प्रत्येक शान्तिक और पौष्टिक कमंमें पहले नवग्रहकी पूजा होती है । 
यह ध्यान रखना चाहिए कि इस पूजाका सम्बन्ध उन-उन मण्डलोंमें 
रहनेवाले देवताओंसे है। यहाँ संक्षेपमें नवग्रहोंके ध्यान और मन्त्रका 
उल्लेख किया जाता है। पूजा-पद्धतिके अनुसार उनका अनुष्ठान 
करना चाहिए। 


श्३२ भव्ति-सवंस्व 


सूयं 

सूय॑ ग्रहोंके राजा हैं। यह कश्यप गोत्रके क्षत्रिय एवं कलिज्भदेशके 
स्वामी हैं। जपाकुसुमके समान इनका रक्तवर्ण है। दोनों हाथोंमें कमल 
लिये हुए हैं, सिन्दूरके समान वस्त्र, आभूषण और माला धारण किये हुए 
हैं। सिन्द्रके समान जगमगाते हुए हीरे चन्द्रमा और अग्निको प्रकाशित 
करनेवाला तेज, त्रिलोकीका अन्धकार दूर करनेवाला प्रकाश | सात 
घोड़ोंक एकचक्र रथपर आरूढ़ होकर सुमेरुकी प्रदक्षिणा करते हुए, 
प्रकाशके समुद्र भगवान्‌ सुयेका ध्यान करना चाहिए। इनके अधिदेवता 
शिव हैं और प्रत्यधिदेवता अग्नि। इस प्रकार ध्यान करके मानस पूजा 
और बाह्य पूजाके अनन्तर मन्त्रजप करना चाहिए । सूर्यक्रे अनेक मन्‍्त्रोंमें- 
से एक मन्त्र है--'5* हीं हीं सुर्याय तमः ।' 

चन्द्रमा 

भगवान्‌ चन्द्रमा अतन्रिगोत्रीय हैं। यामन देशके स्वामी हैं। इनका 
शरीर अमृतमय है । दो हाथ हैं--एकमें वर-मुद्रा है, दूसरेमें गदा। दूधके 
समान दवेत शरीरपर इवेत वस्त्र, माला और अनुलेपन धारण किये हुए 
हैं। मोतीका हार है। अपनी सुधामयी किरणोंसे तीनों लोकोंको सींच 
रहे हैं। दस घोड़ोंके त्रिचक्र रथपर आरूढ़ होकर सुमेरुकी प्रदक्षिणा कर 
रहे हैं। इनके अधिदेवता हैं उमादेवी और प्रत्यधिदेवता जल। इनका 
मन्त्र है--3% ऐं क्लीं सोमाय नमः ।' 

सज्भल 

मज्भूल भरद्वाज गोत्रके क्षत्रिय हैं। ये अवान्तके स्वामी हैं। इनका 
आकार अग्निके समान रक्तवण है, इनका वाहन मेष है, रक्तवस्त्र और 
माला धारण किये हुए हैं। इनके अद्भ-अजसे कान्तिकी धारा छलक 
रही है। मेषके रथपर सुमेरुकी प्रदक्षिणा करते हुए अपने आंधिदेवता 
स्‍्कन्द और प्रत्यधिदेवता पृथिवीक॑ साथ सुर्यंके अभिमुख जा रहे हैं। 
मजुलका मन्त्र है--/३ हुँ श्रों मज्भूलाय नमः । 

बुध 

बुध अत्रिगोत्र एवं मगधदेशके स्वामी हैं। इनके दरीरका वें पीला 
है। चार हाथोंमें ढाल, गदा, वर ओर खज्ज है। पीला वस्त्र धारण किये 
हुए हैं, बड़ी ही सौम्य भूत है, सिहपर सवारी है। इनके अधिंदेवता हैं 


नवग्रहोंकी उपासना ३३३े 


नारायण और प्रत्याधिदेवता हैं विष्णु। इनका मन्त्र है 35 ऐं स्त्रीं श्रीं 
बधाय नमः ।' 


बृहस्पति 
वृहस्पति अज्िरा गोत्रके ब्राह्मण हैं। सिंधु देशके अधिपति हैं। 
इनका वर्ण पीत है। पीताम्बर धारण किये हुए हैं, कमलपर बेड हैं । 
चार हाथोंमें रुद्राक्ष, वरमुद्रा, शिक्ा और दण्ड धारण किये हुए हैं। इनके 
अधिदेवता ब्रह्मा हैं और प्रत्यधिदेवता इन्द्र । इनका मन्त्र है--'३5 ऐं 
क्लों वृहस्पतये नमः ।' 


शुक्र 
शुक्र भुगु गोत्रके ब्राह्मण हैं। भोजकट देशके अधिपति हैं । कमलपर 
बेठे हुए हैं । रवेत वर्ण है, चार हाथोंमें रुद्राक्ष, वरमुद्रा शिला और दण्ड 
हैं, श्वेत वस्त्र धारण किये हुए हैं। इनके अधिदेवता इन्द्र हैं और 
प्रत्यधिदेवता चन्द्रमा । इनका मन्त्र है--३* हीं श्रीं शुक्राय नमः ।' 


शनि 
ये कश्यप गोत्रके शृद्र हैं। सौराष्ट्र प्रदेशके भधिपति हैं। इनका वर्ण 
कृष्ण है, कृष्ण वस्त्र धारण किये हुए हैं। चार हाथोंमें वाण, वर, शूल 
और धनुष हैं। इनका बाहन गुृध्र है। इनके अधिदेवता यमराज और 
प्रत्यधिदेवता प्रजापति हैं। इनका मन्त्र है--3» ऐं हीं श्री शनेश्च- 
राय नमः 


राहु 
राहु पेठीनस गोत्रके शूद्र हें। मलय देशके अधिपति हैं | इनका वर्ण 
कृष्ण है और वस्त्र भी कृष्ण ही है। इनका वाहन है सिंह। चार हाथोंमें 
खड्ग, वर, शूल और ढाल लिये हैं। इनके अधिदेवता काल हैं और 
प्रत्यधिदेवता सर्प । इनका मन्त्र हैं--४» ऐं हीं राहवे नमः । 


केतु 
यह जेमिनी गोत्रके शद्व हैं। कुशद्वीपके अधिपति हैं । इनका वर्ण धुएँ- 
सा है और वेसा ही वस्त्र भी धारण किये हुए हैं। मुख विक्ृत है, गीध 
वाहन है। दी हाथोंमें वरमुद्रा तथा गदा है। इनके अधिदेवता हैं चित्रगुप् 
तथा प्रत्यधिदेवता हैं ब्रह्मा । इनका मन्त्र है--४$ हों केतवे नमः |” 
ये सब ग्रह अपनी-अपनी गतिसे सुयंकी ओर बढ़ रहे हैं। सबका 
सूययंकी ओर है । पृथिवीके साथ सबका सम्बन्ध है। प्रत्येक शान्ति और 


३३४ भक्ति-सवंस्व 


पुष्टिकमेर्में इनकी आराधना होती है । पृथक्‌-पृथक्‌ अरिष्टके अनुसार भो 
इनकी पूजा की जाती है। इनमें-से किसी एकको प्रसन्न करके उनसे 
वाड्छित फल भी प्राप्त किया जा सकता है। जिस ग्रहका जो वर्ण है, 
उसी रंगकी वस्तुएँ प्रायः पूजामें लगायी जाती हैं। मन्त्रका जितना जप 
होता है, उसका दशांश हवन होता है। हवनमें भिन्न-भिन्न प्रकारकी 
समिधाएँ काममें लागी जाती हैं । सुयेके लिए मदार ( आक ), चन्द्रमा 
लिए पलाश, मंगलके लिए खैर, बुधके लिए चिचिड़ा ( अपामार्ग ह 
वृहस्पतिके लिए पीपल, शुक्रके लिए गूलर, शनेइचरके लिए शमी और 
राहु-कैतु्के लिए दूर्वाका प्रयोग होता है। इस प्रकार पूजा करनेसे ये ग्रह 
सन्तुष्ट हो जाते हैं और किसी प्रकारका अनिष्ट न करके सब प्रकारके 
इश्टसाधन करते हैं। 


नवग्रहकी दोषशान्तिके लिए रतन धारण किये जाते हैं--सुयंके लिए 
माणिक्य, चन्द्रमाके लिए मोतो, मज्भूलके लिए प्रवाल ( मंगा ), बुधके 
लिए मरकतमणि ( पन्ना ), वृहस्पतिके लिए पुष्पराग, शुक्रके लिए हीरा, 
शनिंके लिए नीलकान्तमणि, राहुके लिए वेदृर्यमणि। इनके धारण 
करनेसे ग्रहोंके दोषकी शान्ति हो जाती है।' 


-ज्योतिषके एक ग्रन्थमें मैंने पढ़ा था कि जो लोग पुराणोंकी कथा 
सुनते है, इृष्टदेवकी आराघना करते हैं, भगवान॒के नामका जप करते हैं, 
तीथोंमें स्नान करते हैं, किसीको पीड़ा नहीं पहुँचाते, सबका भला करते 
हैं, सदाचारकी मर्यादाका उल्लडघन नहीं करते, शुद्ध हृदयसे अपना 
जीवन व्यतीत करते हैं, उनपर अनिष्ट ग्रहोंका प्रभाव नहों पड़ता। 
उनको पीड़ा न पहुँचाकर वे उन्हें सुखी करते हैं। उस इलोकका अन्तिम 
चरण यह है-- 

लो कुर्वन्ति कवाचिदेव पुरुषस्थेव प्रहा: पोडनम्‌ । 


# 'सुश्रुत'के अनुध्चार वारूकोंपर आक्रमण करनेवाले नव बालग्रह और हैं । 
ये दिव्य-वेह-विशिष्ट है--एतमेंसे कुछ पुरण हैं, ुछ र््रियाँ हैं। इलके 
'ताम हैं--स्कन्दापस्मार, एकुनि प्रह, पृथना प्रह, अन्मपृतना प्रह, शोरू 
पुठना, रेबती प्रह, मखमन्तिक ग्रह और नैगम प्रह । 


नवग्रहोंकी उपासना शे३े५ 


प्रेमके छः लक्षण 
देवषि नारदने प्रेमके ये लक्षण लिखे हैं-- 


१. गणरहितम्‌ : सुन्दर हैं, उदार हैं, दयाल्‌ हैं, दाता हैं, सवज्ञ टैं-- 
इन सब गुणोंको देखकर तो वे लोग प्रेम करते हैं जिन्हें इन गुणोंसे कुछ 
लाभ उठाना है। जिसे अपने प्यारेसे कुछ लाभ नहीं उठाना है उसे 
गुणोंकी क्या आवश्यकता ? गुण देखकर जो प्रेम होता है वह उस गुणकी 
कमीसे या अवगुण दीखनेपर नष्ट हो जाता है। आज सुन्दर देखकर प्रेम 
किया-कल चेचक निकल आनेपर टूट गया। प्रेम अपने प्रियतमके 
दोष देखता ही नहीं; यदि कदाचित्‌ दोष दिखे तो प्रेम और बढ़ जाता 
है । दोषके अवसरपर ही तो प्रेमकी आवश्यकता है, जो अपने प्यारेको 
दोषसे बचावे या उसके दोषको अपना भोग्य बनाकर आनन्दित हो। 
हमें, अपने प्यारेसे दान, दया या ज्ञान तो लेना नहीं है, फिर वे सगुण हैं 
या निर्गुण इस खोज-बीनसे हमें क्या प्रयोजन ? वे जैसे हैं वेसे हो ठोक, 
वेसे ही मेरे हैं। उनमें 'वह' या यह” रहनेपर या घटने-बढ़नेपर हमारा 
प्रेम रहेगा--ऐसी कोई शर्तं प्रेममें नहीं चलती है। हम उन्हें पसन्द करें, 
इसके लिए उनमें कुछ रहने-न-रहनेकी जरूरत हो क्या है ? 


२. कामनारहितम्‌ : प्रेम और काम दोनों एक साथ नहीं रहते। 
अपने प्रियतमको सुख पहुँचानेका भाव प्रेम है। अपने प्रियतमसे अपने 
लिए सुख लेनेका भाव काम है। श्रीवल्लभाचाय॑ कहते हैं--प्रेम और 
कामको क्रियामें अन्तर नहीं है, भावमें अन्तर है। क्या हम अपने प्रिय- 
तमको भोगना चाहते हैं? अथवा हम उसे भोग देना चाहते हैं? प्रेम 
ओर काममें बाल बराबर अन्तर है-बस, अपने लिए और प्रियतमके 
लिए । काम और प्रेम एक साथ अन्तःकरणमें नहों रह सकते । 


प्रेमी निष्काम हो तो कामी प्रियतम भी थोड़े समयमें ही निष्काम 
हो जाता है। प्रियतम निष्काम हो तो सकाम प्रेमी भी थोड़े ही समयमें 


रे हे भव्ति-सववं स्व 


निष्काम हो जाता है! यह प्रेमकी ही महिमा है कि वह अपने आश्रय 
( जिसमें प्रेम रहता है-प्रेमी ) और अपने विषय ( जिसमें प्रेम होता है- 
प्रियतम ) दोनोंको ही शुद्ध चिन्मय, भगवद्गूप बना देता है । 

रे. प्रतिक्षणवद्धंमनानम्‌ : गंगाजी ज्यों-ज्यों आगे बढ़ती हैं, बढ़ती ही 

जाती हैं। नहर ज्यों-ज्यों आगे बढ़ती है, घटती जाती है । प्रेम गंगा है, 
काम नहर ! प्रेम निर्मल, पवित्र पावन है, काम कलुषित हे । प्रेम क्षण- 
क्षेण नया-नया रस और चमत्कार लाता है। प्रेममें प्रियतमका सौन्दये 
नूतन, मधुमय, लास्यमय, चटपटा-सलोना, छलकता हुआ जान पड़ता 
है। जैसे चन्द्रमाके लिए प्रशान्त रत्नाकर भी उल्लसित होकर छिटकने 
लगता है लहरियोंके रूपमें, वेसे ही प्रेमीका हृदय-रंगमश्न भी प्रियतमके 
लिए प्रीति-नटीके नवीन-नवीन भावविलासोंके रूपमें स्पन्दित होता रहता 
है । प्रेम बढ़ता है और बढ़ता ही जाता है । 
छिनहि बढ़े छिन ऊतरे सो तो प्रेम न होय । 

४. अविच्छिन्तम्‌ : कोई सम्बन्ध संसारमें जब जुड़ता हे तब टूटता 
भी हे। सारे-के-सारे संसारी सम्बन्ध मृत्युसे, बेवकृफीसे, दुःखसे, वियोगसे, 
प्रतिकूलतासे ग्रस्त हैं। इसीसे चाहनेपर भी उनमें स्थायित्व नहीं आता । 
भगवान्‌के प्रेममें वे सब बातें नहीं होतीं; क्योंकि प्रेम मुत्युसे भी ठोस, 
अमर है, प्रकाश रूप है, रस हे । वियोग तो इसकी वृद्धिमें सहायक हे । 
प्रतिकूलतामें प्रियतमकी इच्छा-पूर्तिका सुख है । प्रेम अपने विषथ प्रियतम 
और आश्रय दोनोंको अपनी गोदमें लेकर झूला झुलाता रहता हे । 
दोनोंकी शक्ल-सू रत, आकार-प्रकार बनाता-सजाता रहता है। कहीं 
अन्त नहीं हैँ । वुन्दावनमें प्रियाप्रियतमको लता-वुक्ष, कीट-पतंग, पशु 
और पक्षियोंके रूपमें भी स्त्री-पुरुष॑ बनाकर यही प्रेम भिन्‍ने-भिन्‍न प्रकार- 
का रसास्वादन कराता हे--स्त्री राधा पुरुष: क्ृृष्णो विज्ञेयो व्रजमध्यग:।! 
प्रेम कभी किसी भी निमित्तसे या बिना निमित्त स्वभावसे टूटनेवाली 
वस्तु नहीं है । 

५, सुक््मतमम्‌ : प्रेम इतना सूक्ष्म होता कि वह प्रेमीकी नस-नसमें 
व्याप्त हो जाता हे । उसकी एक-एक क्रिया, सोना-जागना सब प्रेमसे 
भर जाता है प्रेमी समझता है कि में अपने लिए खाता-पीता हूँ, लेकिन 
दरअसल वह अपने प्रियतमके लिए ही खाता-पीता हे। उसके हृदयकी 
सुक्ष्मतामें प्रियतम-ही-प्रियतम रहता है । 


प्रेमके छः लक्षण ३३७ 


939 


एक जु मेरी अंखियनमें निसि द्यौस रह्यो करि भोौंन। 
गाइ चरावन जात सुन्यों सखि सो धों कन्हेया कौंन ॥ 


या पह्यन्ति प्रिय स्वप्ने धन्यास्ता! सलि घोषितः। 
अस्माक॑ तु॒गते क्ृष्णे गता निद्रापि वेरिणी॥ 


'सखि ! वे धन्य हैं, जो स्वप्नमें अपने प्यारेका द्ंन प्राप्त करती हैं । 
हमारी तो यह स्थिति है कि कृष्णके साथ निद्राने भी वेर साध लिया-- 
वह भी हमें छोड़कर चली गयी । “यह प्रेमकी स॒क्ष्मता है जो नींदको भी 
मिटा देती है, समाधिको शून्य-सा, भयप्रद और ब्रह्मानन्दको भी दुःख 
बना देती है। यह प्रेमकी ही सृक्ष्मता है कि प्रियतम द्यामसुन्दर मनके 
करकमलोंसे भी प्रियाजीके मानस शरीरको भी छुनेमें डरते हैं---'मनहुके 
करन सों छुवत डरत हैं', अतएव बार-बार दूरि ही तें पायँन परत हैं ।' 


६. अनुभवरूपम्‌ : प्रेमकी कोई बाहरी पहचान नहीं है। शकल- 
सूरत, रंग-रूप, लाड़-प्यार, लड़ाई-झगड़ा आदिसे कोई उसका निश्चय 
नहीं कर सकता । दुलार-मार, त्याग-भोग, लेना-देना, झूठ-सत्य, धर्म- 
अधमं, संयोग-वियोग, जीवन-मृत्यु- सभी स्थितियोंमें रहकर भी प्रेम 
सबसे न्‍्यारा है। उसको प्रेमी और प्रियतमके सिवा दूसरा कोई जान 
नहीं सकता । कभो-कभी तो प्रेमके उच्चतम भावको प्रियतम भी नहीं 
समझ पाता। प्रेम समझसे बहुत ऊपर है। वह तो आत्मा-परमात्माका 
स्वरूप ही है। वह अनुभव है। प्रेमीकें तन, मन, वचनसे, जाग्रतृ-स्वप्त- 
सुषुप्तिमें जो कुछ होता है--सबके “अनु! पीछे प्रेम हो 'भव” रहता है। 
वही अपने कोमल, सुकुमार, अमृतस्यन्दी संस्पर्से प्रेमकी प्रत्येक क्रिया, 
संकल्प, भाव, विचार, स्थितिको अनुप्राणित करता रहता है । कभी-कभी 
तो प्रेमीकी भी इस बातका पता नहीं चलता कि मैं यह काम प्रेमसे 
प्रेरित होकर कर रहा हूँ; क्योंकि प्रेम खुद परदेमें रहकर ही सब कुछ 
करता-कराता है। वह स्वयं अनुभव है, अनुभवका विषय नहीं है । 


३३८ भक्ति-स्व॑स्व 


भक्तिसाधनाका मनोविज्ञान 


वेदोंने आनन्दमय पुरुषसे भी परे पुच्छप्रतिष्ठाके रूपमें जिस ब्रह्मका 
चर्णन किया है, जिसे बार-बार रस और आनन्द कहकर सद्डेत करता 
है, श्रीमद्भागवतक रंगांगणमें जो सबको अपने-अपने भावानुसार वज्न, 
नरखर, समर आदिके रूपमें दिखायी पड़ता है, गीता' जिसको ब्रह्मकी 
प्रतिष्ठा कहती है, वे व्रजराजनन्दन श्यामसुन्दर अपने शुद्ध सत्त्वमय 
नाम-रूप-गुण-लीलाके साथ बिना किसी कारणकी अपेक्षा किये ही 
स्वेच्छासे ही भक्तजनोंके श्रवण, नयन, मन, बुद्धि आदि इन्द्रियवृत्तियोंमें 
अवतीर्ण होते हैं। उनका वह श्यामसुन्दर वपु अनादि नित्य है। जेसे वे 
यदुवंश, रघुवंश आदियें स्वतन्त्र श्रीकृष्ण, श्रीराम आदि रूपमें अवतीर्णं 
होते हैं। वेसे ही प्रेमियोंके जीवनमें भी । 

जैसे भगवान्‌ स्वतन्त्र हेतुनिरपेक्ष प्रकट होते हैं, वेसे ही भगवान्‌की 
भक्ति भी स्वयंप्रकाश है। उसे किसी हेतुकी अपेक्षा नहीं है। श्रीमद्‌- 
भागवतमें भक्तिके लिए अहेतुकी, अप्रतिहता, यदृच्छा इत्यादि शब्दोंका 
प्रयोग आता है । यदृच्छाका अथ॑ हे स्वच्छन्दता, स्वेरिता । यदि यदूच्छा 
हब्दका अथ किसी अनिवंचनीय सौभाग्यसे भक्तिका उदय होता हे-- 
ऐसा किया जाय, तो एक प्रइन उठता हे--क्या यह सोभाग्य शुभ कर्मसे 


#े श्रीमन्‍्मध्वगौडढेदवर-सम्प्रदायमें श्रीविद्वनाथ घक्रवर्ती अपने ढंगके अद्वितीय 
रसिक भक्त हुए हैं। उन्होंने श्रीमद्भागवतपर सारार्थदर्शिनो टोका, जो 
उन्हींके शब्दोंमें 'भक्तिचित्तहर्षिणी एवं रसवर्षिणी हैं, लिश्ी है। प्रेममघुलुब्ध 
रसिक मधुपोंके लिए वह रसका निधान ही है। उनके द्वारा रचित ग्रन्योंमें 
एक अल्पफलेवर ग्रन्य 'माधुय॑-कादम्बिनो है। कादम्बिनीफा अर्थ है मेघ- 
माला-- घटा । इस प्रन्थमें भक्तकी मानसिक स्थितियोंका क्रमक विवेचन 
है। मेरा विषवास है कि इस ग्रन्यका यह संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण भक्‍्तजनोंके 
लिए एवं अनुसन्धित्सु मनोविज्ञानके विद्यार्थियोंफ लिए समान खझूपसे लाभ- 
दायक होगा । 


भकतिसाधनाका मनोविज्ञान ३३९, 


उत्पन्न हुआ है अथवा बिना कर्मके ही? यदि भक्तिको करमजन्य, सौमाग्य- 
से जन्य माना जाय तो वह कमके पराधीन होगी और उसकी स्वयं- 
प्रकाशता सिद्ध नहीं हो सकेगी। यदि भाग्यकों कमंजन्य न मानें तो 
अनिवंचनीय होनेके कारण भाग्य स्वयं अज्ञेव असिद्ध हो जायगा। वह 
भक्तिका कारण कैसे बनेगा ? इसलिए भक्ति भाग्यजन्य नहीं है । 


यदि ऐसा माना जाय कि भगवान्‌की कृपा ही भक्तिका कारण है 
तो ऐसा प्रइन उठेगा कि कृपाका कारण क्‍या है ? इस प्रकार कारण- 
कार्य-परम्पराका अन्त न होनेसे अनवस्था दोष हो जायगा । सबसे बड़ी 
बात तो यह हे कि भगवान्‌की कृपा किसी उपाधिका आश्रय लेकर नहीं 
हुआ करती। यदि उसको भी कारणके अधीन मानेंगे तो सबपर न होनेसे 
भगवान्‌में विषमताका दोष प्राप्त होगा । भगवान्‌ क्‍यों किसोपर पक्षपात- 
पूर्वक कृपा करते हैं और निर्दयतापृवंक उससे वश्चित रखते हैं ? दुष्टोंको 
दण्ड देकर स्वभक्तोंका पालन करना तो दृषण नहीं हे । यह पक्षपात 
नूषण ही हे, क्योंकि भगवानु्‌के गुणोंमें भक्तकत्सल्य सवंगुणचक्रवर्ती है। 
और यह सबको अभिभूत करक॑ अवसर-अनव सरका विचार किये बिना 
ही अभिक्‍त होता रहता है । 


भगवान्‌की कृपाके समान ही भक्तजनोंकी कृपा भी निरुपाधिक-- 
हेतुनिरपेक्ष होती है। तथापि मध्यम कोटिके भक्तमें किश्वित्‌ वेपम्य. 
स्वीकार करना पड़ता है। उत्तम कोटिका भक्त सबको भगवानूमें और 
भगवान्‌को सबमें देखता है; परन्तु मध्यम कोटिका भक्त ईश्वरसे प्रेम, 
भक्तसे मेत्री. दुःखीपर फ्पा और द्ेषोंपर उपेक्षा रखता है। इस प्रकार- 
श्रीमज्ड्ागवतमें मध्यम कोटिके भकतमें विषमता स्वीकृत होनेके कारण 
अपने भकतके वशमें रहनेवाले भृत्यवश्य भगवान्‌ भो यदि अपने भक्तके 
क्ृपापात्रपर विशेष कृपा करें तो कुछ असज्भत नहीं है। भक्त क्रपा क्यों 
करता है--भपने हृदयमें विराजमान भवितके कारण भक्तिसे कृपा और 
कृपासे भक्ति, इसमें भक्तिकी स्वयंप्रकाशता ही प्रकाशमान है, क्योंकि 
भक्‍तके ह्ृदयमें स्थित भक्ति ही कृपाके रूपमें अभिव्यक्त होकर शिष्यके 
हृदयमें भक्तिका संचार कर देती है। इसीसे जहाँ श्रीम:्भागवतमें यह 
उल्लेख मिलता है कि किसी अतिभाग्यसे भगवत्सेवामें श्रद्धाका उदय 
होता है, ऐसा कहा गया है, वहाँ भी भाग्यका अतिक्रमण करके भक्‍तकी 


3३८० हि भव्ति-सवंस्व 


करुणासे ही अभिप्राय है। भगवानुने अपने भकतकों ऐसी श्रेष्ठता प्रदान 
कर दी है और वे उसके इतने वशमें हो गये हैं कि सम होनेके कारण जो 
चस्नु किसी-किसीको भगवान्‌ नहीं दे सऊते, वही वस्तु भक्त उन्हींकी 
कृपाशक्तिको आत्मसात्‌ करके भक्तिके रूपमें दे सकता है। यह 
भगवान्‌का प्रसाद है। जेसे भगवान्‌ स्वेच्छामय रूप धारण करके, 
स्वेच्छावतार चरित्रोंस भक्तजनमन आवर्जन करते हैं, उसमें स्थूल दुष्टिसे 
ही भूभारहरण आदिकी कारणता रहती है, वेसे हो भक्तिके प्राकटबमें 
निष्काम कम आदि स्थूल दुष्ट्रसि कारण भो हों तो भी भक्तिकी स्वयं- 
प्रकाशतामें कोई क्षति नहीं है। श्रीम:्भागबतमें ही भक्तिका दोनों 
प्रकारसे उल्लेख मिलता है कि वह योग, सांख्य, दात, व्रत, तप, यज्ञ 
आदिसे साध्य नहीं है। और साथ ही दान, ब्रत धर्म आदिके द्वारा भक्ति 
सिद्ध होती है। ज्ञानांगभृता सात्त्विक भक्षित साथ्य है, प्रेमांगभूता निर्गण 
भक्ति नहीं । इस प्रसद्भमें दाव, ब्रत, तपस्या, त्याग आदि भी भगव- 
त्सम्बन्धी हो हैं। यह बात स्पष्ट कर दी गयी है--भक्तिसे ही भक्तिका 
उदय होता है। इससे भक्ति अहैतुक एवं स्वयंप्रकाश है, यह ब्रात सिद्ध 
हो जाती है। 


भगवड्धक्ति निःश्रेयस पथ है। उसके बिना धर्म, ज्ञान और योगकी 
भी सिद्धि नहीं होती । यह बात प्राचीन ग्रन्धोंमें स्पष्ट रूपसे कही गयी 
है। इसका निष्कषं यह है कि भक्तिके बिना दूसरे साधन अपना फल 
देनेमें असमथं हैं; परन्तु भक्तिकों अपना फल प्रेमकी सिद्धिके लिए उन 
साधनोंकी किश्चित्‌ भी अपेक्षा नहीं है । भागवतमें बिना ज्ञान-वैराग्यके 
भी भक्तिकी श्रेयससाधनता एवं सर्वधमंत्यागपृर्वक भगवद्भजनका निरूपण 
मिलता है। भक्ति हो निरपेक्ष साधन और सब सापेक्ष साधन हैं । 
भगवड्धक्तिके बिना जाति, शास्त्र, जप, तप निष्प्राण हैं एवं लोक रज्जन- 
मात्र हैं। सब साधन भक्तिक अधीन हैं। जैसे--कर्मयोग न केवल 
भक्तिकी अपितु देश, काल, पात्र, द्रव्य, अनुष्ठान, पवित्रताकी अपेक्षा 
रखता है। भक्तिमें देश, काल, वस्तुका कोई भी नियम नहीं है। उच्छिष्ट 
दशामें भी भगवन्नामका उच्चारण किया जा सकता है। श्रद्धा या 
अवहेलना, कैसा भी उच्चारित भगवन्नाम संसार-सन्तरणका साधन है । 
इसके विपरीत कर्मंयोग स्वर-वर्ण-हीत मन्‍्त्रोच्चारण होनेपर अनर्थंका 


हेतु है । 


भक्तिसाधनाका मनोविज्ञान २८१ 


ज्ञान भी निष्काम कमंयोग आदिके द्वारा अन्तःकरण छुद्ध होनेपर 
ही उदय होता है। इसलिए वह भी कार्याधीन है। यदि ज्ञानका 
अधिकारी देववश दुराचारी हो जाय तो श्ास्त्रमें उसकी निन्‍दा मिलती 
है। कंस, हिरण्यकशिपु, रावणके उपदेश भिन्न-भिन्न अवसरोंपर मिलते 
हैं; परन्तु उनमें ज्ञानका उदय सर्वथा ही नहीं है । इधर व्यक्तिमें ऐसा 
नहीं है--ह॒द्रोगी पुरुष भी रासपंचाध्याथ्रीके पाठका अधिकारी है। उसके 
द्वारा वह भक्ति प्राप्त करता है, तब ह॒द्गोग दूर होता है। पहले भक्ति, 
पीछे दोष-निवृत्ति । भक्ति दुराचारीको भी ऊपर उठाती है। विष्णु- 
पाष॑दोंने अजामिलकें भक्त होनेका निरूपण किया है। कौन नहीं मानता 
कि पुत्रस्नेहसे ग्रस्त अजामिल अपने पुत्रके लिए भगवन्नामका उच्चारण 
करके नामाभासकी महिमासे ही कल्याणभाजन हो जाता है। कमंयोग 
आदि साधनोंमें देश, काल, पात्र, अन्तःकरण आदिकी शुद्धि साधक हैं, 
उनकी विपरीतता बाधक हैं। वे सवंथा परतन्त्र हें और भक्ति उन्हें 
जीवनदान देती है। वे भक्तिहीन रूपमें न किसीके साध्य हैं, न बाध्य हैं । 

ज्ञानसे भक्ति सिद्ध होती है, यह कहना भी उचित नहीं है; क्योंकि 
ज्ञानके फल मोक्षसे भी भक्तिकी श्रेष्ठताका वर्णन मिलता है। भगवान्‌ 
कभी मुक्ति दे देते हैं; परन्तु भक्ति नहीं। मुक्त सिद्धोंमें भी नारायण- 
परायण दुलंभ हैं । जेसे स्वयं भगवान्‌ नारायण कभी-कभी इन्द्रको प्रधान 
और अपनेको गौण-उपेन्द्र बनाकर अपनी क्षपालुता ही प्रकट करते हैं । 
उसमें उनमें कोई अपकर्ष नहीं आता । इसी प्रकार भक्ति ज्ञानका पोषण 
करनेके लिए कभी-कभी अपनेको गोण भी बना देती है। इससे भक्तिकी 
निभ्नता नहीं, अनुग्रहशीलता ही प्रकट होती है। भक्ति ही साधन, भक्ति 
ही साध्य है; इसलिए पुरुषार्थशिरोमणि है। भक्ति भगवान्‌की स्वरूपभूता 
है, इसलिए उन्हींके समान परम शक्तिशाली सर्वव्यापक, सवंवशीकारिणी, 
सवंसझ्जीवनी, सर्वोत्कृष्ट परम स्वतन्त्र तथा स्वयंप्रकाश है। इसलिए जो 
भक्तिके बिना अन्यत्र प्रवृत्त होते हैं उनमें प्रेक्ञावत्वकी न्यूनता है; क्योंकि 
भगवड्भक्तिके बिना तो मनुष्य-जीवन भी सफल नहीं होता-- 

'को वे न सेवेत बिना नरेतरम्‌। 
द्वितोय अमृतवृष्टि 


माधुयंकादम्बिनीमें द्वेतवाद, अद्वेतवाद आदिको अवकाश नहीं है। 
आप इसके लिए ऐश्वयंकादम्बिनीके दर्शन चाहें तो कर सकते हैं । * 


केडर भक्ति-सवंस्व 


मनुष्यके कारण हैं खेत । इन्हींमें भक्तिकल्पवल्लीका प्रादुर्भाव होता 
है। कमे, योग आदि घास-फूसका उसमें कोई सम्बन्ध नहीं रहता। 
भावुकजन भ्रमरकी भाँति अन्य फलाभिसन्धिका निरास करके इसक्रा 
आश्रय ग्रहण करते हैं। इस कल्पवल्लीके मूल प्राण हैं अपने विषय 
भगवान्‌के प्रति अनन्य अनुकूलता । यह भक्त स्पर्शशणिके समान अल्प- 
कालमें ही प्राकृत लोहताका त्याग कराकर चिन्मयारूप शुद्ध स्वर्णभाव 
प्राप्त करा देती है। जब कन्दलीभावके बाद इसमें साधन नामके दो पते 
फूट निकलते हैं तब उसका नाम होता है क्लेशष्नी और शुभदा । 


यह दोनों ही हृदयमें भगवान्‌के प्रति लोभका संचार करते हैं ओर 
उनके साथ प्रिय, आत्मा, पुत्र आदिका शुद्ध सम्बन्धदान करके उसको 
स्नेहोज्ज्वल बनाते हैं.। इस अन्तर्देशका राजा राग ही है, किन्तु बाहर- 
बाहर शास्त्रकी आज्ञासे भजनमें संलग्न होनेके कारण किश्वित्‌ रूक्षताका 
आभास बना रहता है ओर प्रिय आवि शुद्ध स्नेहसम्बन्ध स्पष्ट नहीं दीख 
पड़ता, इसलिए वैध नामक राजाका ही अधिकार रहता है। यह बात 
अवद्य है कि यह वेघी और रागानुगा--दोनों ही भक्ति क्लेशनाशिती 
एवं मंगलजननी हैं । क्लेश शास्त्रोंमें प्रसिद्ध हैं--अविद्या, अस्मिता राग, 
द्ेष एवं अभिनिवेश | पापके सभी रूप-प्रारब्ध, रूढ़ और बीज--सभी 
क्लेशर्क अन्तगंत हैं। इनका नाश करनेके कारण भक्तिको कलेशघ्नों 
कहते हैं। भगवान्‌से विमुख करनेवाले विषयोंमें विस्तृष्णा, भगवद्विषयमें 
तृष्ण और अनुकूलता, कृपा, क्षमा, सत्य, सरलता, समता, धेय॑, 
गाम्भीय॑, मानदत्व अमानित्व आदि सद्‌गुण शुभ हैं। इनकी दाता होनेके 
कारण भक्तिको शुभदा कहते हैं। श्रीम:ड्रागवतमें ठोक ही कहा गया 
है कि भगवज्गक्तके जीवनमें सम्पूर्ण सदृगुणोंके साथ देवता निवास 
करते हैं। भक्तिके अंकुरित होनेपर जब ये दोनों दल साथ-ही-साथ 
उद्गत होते हैं तो उनके विकासमें और वृद्धिमें एक क्रम तो होता है; 
परन्तु उसको सब नहीं समझ सकते; पारखी विद्वान्‌ ही समझ सकते हैं । 


भक्तिके अधिकारीमें सबसे पहले श्रद्धाका उदय होता है। उसका 
स्वरूप है--शास्त्रप्रतिपादित पदार्थमें दृढ़ आस्था | शास्त्रके अनुसार 
आचरण करनेका प्रयास और उसके निर्वाहके लिए सादर आकांक्षा । 
यह स्वाभाविक भी होती है; और बलपूर्वक उत्पन्न भी की जाती है। 


भक्तिसाधनाका मनोविज्ञान ३४३ 


इसके बाद सदगरुके चरणारविन्दका आश्रय लेकर सदाचारकी जिज्ञासा 
और समानशील सत्पुरुषोंके सद्भ में निवास। इससे भजनक्रिया होने 
लगती है। दृढ़ निष्ठा होनेके पृ भजनक्रिप्रा अपने शैथिल्य और परि 
पूर्णताके ताशतम्यसे अनेक रूप ग्रहण करती है। मनकी अवस्थाएँ 
उत्साहमयी, घनतरला, व्पूढविकल्पा, विषयसद्भुरा, नियमाक्षमा तथा 
तरज्रराज्धिणीके रूपमें अपने आश्रय भक्तको छः रूपोंसे दिखाती हैं-- 


(१) जैसे कोई छात्र शास्त्राध्ययन प्रारम्भ करे और उसके मनमें 
ऐसा उत्साह हो कि वस-ब्रस अब थोड़े ही दिनोंमें में ऐसा विद्वान हो 
जाऊँगा कि लोग मुझे देखकर दज्भ रह जायेंगे। ऐसे हो जब भजन 
करनेवालेके हृदयमें 'अब भक्ति मिली ! अब भक्ति मिली !! भजनके 
साथ-साथ ऐसा उत्साह बढ़ने लगता है, तब उस अवस्थाका नाम 
उत्साहमयी होता है। 

(२) भक्तिके अंगोंका अनुष्ठान प्रारम्भ कर देनेपर भी कभी 
उनका निर्वाह हो पाता है और कभी नहीं हो पाता । इस प्रकार वह 
कभी घन होती है और कभी तरल। जेसे श्ञास्त्राभ्यासी छात्र कभी 
अपने अधीत विषयको ठीक-ठोक समझकर प्रसन्न होता है और कभी- 
कभी बुद्धि गम्भीर विषयमें प्रविष्ट न होनेके कारण रूक्ष और शिथिल हो 
जाती है। इसी अवस्थाका नाम घनतरला है। 

( ३ ) क्या में परिग्रह सहित ही रह ? सगे सम्बन्धियोंको वेष्णव 
बना दूँ, घरमें ही रहकर भजन करूँ अथवा सबको छोड़कर वुन्दावन- 
धाममें चल और बिना किसो विक्षेपके कोत॑न-भजन करूँ और कृता्थ हो 
जाऊँ ? अभी सत्रका त्याग करना उचित है या बुढ़ापेमें ? गृहस्थाश्रमका 
विश्वास नहीं है। बड़े-बड़े भक्तोंने यौवनमें ही संसारका परित्याग कर 
दिया है। अब विलम्ब नहीं करना चाहिए; परन्तु वेराग्यका बल ता 
अभी इतना नहीं है। फिर में क्या करूँ? क्‍या भक्तिके लिए वेराग्य 
आवश्यक है? वेराग्यसे भक्ति होती हो तो वह सापेक्ष हुई; परन्तु 
भक्तिसे वेराग्य होता हो तो इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह ता 
सन्‍्तोंका अनुभव हो है। मैं गृहस्थ रहूँ कि विरक्त बनूँ ? जप-कोत॑न ही 
करूँ या श्रवण ही करूँ ? वेष्णवोंकी सेवाका माहात्म्य भी तो कम नहीं 
है। इस प्रकार जब मनमें विविध प्रकारके विकल्प उठने लगते हैं तब 
उस अवस्थाका नाम व्यूढविकल्पा है । 


३४४ भक्ति-सवंस्व 


(४) मनमें आवेश तो एक ही रहेगा विष्णुका या विषयका। “ये 
भोग मुझे भक्तियोगर्में शिथिल कर देते हैं। किन्‍्हीं-किन्हींको छोड़ देता हूं 
तो फिर भोगने लग जाता हूँ। पूरा त्याग बन नहीं पाता | विषयभोगका 
पूर्वाभ्यास बड़ा प्रबल है, संवर्ष चल रहा है। इसमें कभी विषय मनको 
जीत लेते हैं तो कमी मन विषयको ।' मनकी इस दशाका ताम विषय- 
सड्भरा है। 


(५) आजसे मैं इतनी जपसंख्या पूरी करूँगा, इतने दण्डवत्‌- 
प्रणाम करूँगा, भक्तजनोंकी यह-यह सेवा करूँगा, भगवत्सम्बन्धसे रहित 
बातचीत नहीं करूँगा । संसारी चर्चा करनेवालोंकी सन्निधि छोड़ दूँगा । 
इत्यादि प्रतिज्ञा प्रतिदिन करते रहनेपर भी समय-समयपर उसका टूट 
जाना उसके पालनमें असमर्थ हो जाना, इसको “नियमाक्षमा' कहते हैं । 
विषयसजडुरा दशामें विषयके त्यागंमें असमर्थता रहती है और नियमा- 
क्षमामें भक्तिके साधन बढ़ानेमें असमर्थता रहती है यह दोनोंमें एक है। 


भक्तिका यह स्वभाव ही है कि जिसके हृदयमें वह्‌ आकर विराज- 
मान हो जाती है, उससे सभी लोग प्रेम करने लगते हैं। और जब लोग 
प्रेम करने लग जाते हैं तब सम्पत्ति भी इकट्ठी होने लगतीं हैं। 
जनानुरागप्रभवा हि सम्पद:।” जब भक्तिकरे कारण ये विभूति आने 
लगती हैं, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, आदि मिलने लगती है तब मानो भक्ति- 
लतामें छोटो-छोटी टहनियाँ निकलकर लहलहाने और लहराने लगी हों, 
इसे तरंगरंगिणी कहते हैं। जैसे मूललूताको वृद्धि-समुद्धि एवं साज 
सँवारके लिए छोटी-छोटी टहुनियोंकी काटना आवश्यक है, ऐसी भक्ति- 
लताकी इन छोटी-छोटी उपशाखाओंका भी उच्छेद ही कर देना 
चाहिए। 

तृतीय अम्नृतवुष्टि 

अब अनर्थोकी निवृत्तिका निरूपण करते हैं। अनर्थ॑ चार प्रकारके 
होते हैं। (१) पापजन्य, (२) पुण्यजन्य, (३) अपराधजन्य, (४) भक्ति- 
जन्य ईश्वरकी भजनीयताका अज्ञान, अहद्भूार, राग, द्वेष और अभिनिवेश 
ये पाँचों क्लेश पापजन्य हैं। भोगमें अभिनिवेश पुण्य जन्य है। नामापराध- 
को ही मुख्यछूपसे अपराध कहते हैं, क्योंकि सेवापराध तो प्रायः नामसे 
नित्य निवृत्त हो ही जाते हैं। सावधान न रहनेसे सेवापराध भी नामा- 


भक्तिसाधनाका मनोविज्ञान ३४५ 


पराध हो जाता है। जेसा कि शास्त्रोंमें कहा है नामक बलका आश्रय 
लेकर जो अपराध करता है; सत्य अहिंसा आदि यम ओर स्वयं यमराज 
भी उसे पवित्र नहीं कर सकते !” यहाँ नाम शब्दका अर्थ भक्ति है। जो 
अनर्थरूप रोगको शान्त करे वही 'नाम-ओषधि' है । यह तो आप जानते 
ही हैं कि जो धमंशास्त्रकी रीतिसे भी हम फिर प्रायश्चित्त कर लेंगे, 
इस अभिमानके वशीभूत होकर पाप करता है, प्रायश्चित्तके द्वारा उसको 
शुद्धि नहीं होती, प्रत्युत पापोंकी गाढ़ता ही होती है । 

भक्तिमार्गमें यात्रा कर देनेपर फिर किश्वित्‌ भी हानिकी आशब्टा 
नहीं है। दशाक्षर मन्त्रका केवल जप ही सिद्धिदाता है ।” इन वाक्योंका 
अतिशय विश्वासके कारण ज़ो भनुष्ठानमें अद्भुवेगुण्प आता है, उससे 
नामापराध नहीं होते, क्योंकि उसमें पाप करनेकी इच्छा नहीं होती + 
जिस त्रुटिकी निन्‍्दाया प्रायश्चित्त नहीं है, वहाँ पाप भी नहीं है। 
भक्तिमांगमें अद्भ शाकल्यसे अनुष्ठानमें सादुगुण्य आता है किन्तु अज्भ- 
वेकल्यसे अपराध नहीं होता; क्योंकि यह मार्ग अविद्वान्‌ अधिकारीके 
लिए भी है। इसमें नेत्रनिमीलन करके उलद्भून करते हुए भी दौड़ा जा 
सकता है, इसमें प्रत्यवाय और पतन भर्थात्‌ फलश्रंश नहीं है, क्योंकि 
इस मार्गमें कहीं भी मान-मद, सिद्धि अथवा भगवद्‌-वेमुख्यरूप अपराध 
नहीं है। इस मार्गमें केवल प्रभुका सामुख्य बना रहना चाहिए। अर्थात्‌ 
भगवद्‌-अपराध नहीं करना चाहिए। निरन्तर नामजपसे सभी प्रकारको 
अपराध-बाधाओंका उपशम हो जाता । 

प्रथम नामापराध है सन्‍्तोंकी निन्‍्दा। निन्दांसे सम्बन्ध द्वेष, द्रोह 
आदि भी लक्षणासे संगृहीत हैं। यदि यह अपराध हो जाय तो पश्चात्ताप- 
पृवंक सन्‍्तोंहीके चरण पकड़कर उन्हें प्रसन्‍न करना चाहिए। प्रणाम, 
स्तुति, सम्मान इसके उपाय हैं। आगसे जले स्थानको आगसे सेंककर 
ही चिकित्सा की जाती है। यदि कोई सन्त ज्षीत्र प्रसन्न न हों तो बहुत 
दिनोंतक उनकी रुचिके अनुसार सेवा करनी चाहिए। अपराध बड़ा 
होनेके कारण यदि वे उसपर प्रसन्न नहों तो वेराग्यपूवंक सब कुछ 
छोड़कर नाम-संकीतंनका आश्रय लेना चाहिए। नाम अमित शक्तिका 
भण्डार है। उसमें उद्धारका सम्भार है। परन्तु यदि कोई यह सोचकर 
नामका आश्रय ले कि कौन बार-बार सन्‍्तोंके चरणोंमें गिरने जाय और 
अपनेको दीन-हीन बनाने जाय तो यह भी नामापराघ हो हो जाता है| 


बेद५ भक्ति-सवंस्व 


यह भी नहीं सोचना चाहिए जो क्षपालु, रागद्वेषरहित एवं तितिष्षु हैं 
वही सन्त हैं, ओर केवल उन्तकी निन्‍दा ही नामापराध है। क्योंकि 'जो भजे 
भगवन्त सो अन्तमें है सन्‍त” इसलिए उसकी पहलेकी त्रुटिपूर्ण स्थितियोंमें 
भी निन्‍दा नहीं करनी चाहिए। उसकी निन्‍्दा भो नामापराध ही है। 
यदि कोई सन्त भगवद्भावमें निमग्न होनेके कारण किसी अपराधीपर भी 
क्रोध नहीं करते तो यह उनकी विशेषतय है। निन्‍्दा करनेवालेको तो 
अपराध लगेगा ही। ऐसी स्थितिमें भी अपराधीको अपनो शुद्धिके लिए 
उन्हें प्रणाम, सेवा आदिसे सत्कृत करके क्षमा माँगनी ही चाहिए; क्योंकि 
भले ही वह सन्त क्रोध करके शाप न दे, परन्तु उसके चरणोंकी घूलि 
असहिष्णुता होती है और वह अपराधीका नाश कर देती है। 


कोई-कोई महापुरुष ऐसे होते हैं जिनको पहचानना कठिन है। 
निष्कारण करुणाके अपार अपूषार हैं, वे निद्वन्द और स्वच्छन्द हैं। वे 
कब किसपर किस कारणसे अपनी राशि-राशि कृपा बिखेर देते हैं इसके 
सम्बन्धमें कोई मर्यादा नहीं है। जेसे जडभरत--शझ्षिविकामें वाहक 
बनानेवाले कटूक्तिविषवर्षी रहुगुणपर भी कृपा वर्षा करते हैं। चेदिराज 
उपरिचरवसुने पाखण्डधर्तावलम्बी देत्यसमूहपर जो कि उनकी हिंसा 
करनेके लिए आया हुआ था; महान्‌ कृपा की। प्रभुवर नित्यानन्दने 
महापापी माधवपर जिसने उनका सिर फोड़ दिया था अत्यन्त कृपा वरस 
दी। गुरु-अवज्ञाके सम्बन्धमें भी सन्त-निन्दाके समान ही अपराधकी 
उत्पत्ति ओर निवृत्ति समझना चाहिए । 


अब शिव, विष्णुके भेदके सम्बन्धमें विवेचन करना चाहिए । क्योंकि 
चेतन्य दो प्रकारका होता है, एक स्वतन्त्र दूसरा अस्वतन्त्र । पहला 
सवंव्यापी ईश्वर है, दूसरा देहमात्रमें शक्तिकी व्याप्तिवाला ईइ्वराधीन 
जीव है। ईश्वर चेतन्य भी दो प्रकारका है | पहला मायास्पशंको स्वीकार 
करनेवाला | पहलेका नाम नारायण आदि है और दूसरेका नाम शिव 
आदि । 'हरिनिर्गण:, शिव: शक्तियुतः' । शिवको गुणसम्वृत होनेसे जीव 
नहीं समझना चाहिए। जेंसे दूध ही दही होता है, बेसे निर्गण गोविन्द 
हो सगुण शिव होते हैं। ब्रह्म भी वहो है। काष्ठके प्रज्वलित एवं धूमयुक्त 
दशामें जेसे अग्नि है वेसे ही उसके पूर्व भी है। इन सब बातोंका विचार 
करके शिव, विष्णु आदिमें भेद-बुद्धि नहों करनी चाहिए। जीवके भी 


भक्तिसाधनाका मनोविज्ञान ३४७ 


अनेक भेद होते हैं। अविद्यास आवृुत और अनावुत | ऐद्वर्यंशक्तिसे 
आविष्ट और अनाविष्ट । आविष्ट भी दो प्रकारके होते हैं। भगवान्‌के 
चिदंश ज्ञानादिसे युक्त सनत्कुमारादि और मायांश भूत सुष्टि आदिसे 
आविष्ट ब्रह्मा आदि । इस प्रकार भी शिव, विष्णुका अभेद ही प्राप्त होता 
है; क्योंकि चेतन्य दोनोंमें ही एक रूप है। किसी-किसी महाकल्पमें जीव 
भी महाशिव हो जाता है। ऐसी स्थितिमें श्री, विष्णु, शिव, ब्रह्म एवं 
सूर्य आदिसे भेद मानकर अनन्यताक्े आवेशमें विवाद करनेका कोई 
कारण नहीं है। जो दूसरेकी निन्‍्दा करके एकके प्रति अनन्य बनते हैं; 
उनको अभिन्ञ संतोंसे समझकर और नामसंकीत॑न करके इस नामापराध- 
रूपी जड़बुद्धिको उखाड़ फेंकना चाहिए | धर्मानुष्ठान करनेवालोंको 
बहिर्मुख और विवेच॒न-प्रधान जिज्ञासुजनोंको नास्तिक कहकर जो निन्‍्दा 
की जाती है; वह श्रुति-शास्त्रकी ही निन्दा है और वह भी नामापराध 
ही है, इससे बचनेके लिए धर्मानुष्ठान करनेवालोंका अभिनन्दन और 
जिज्ञासु-जनोंकी श्रुतिशास्त्रानुरवर्तिनी बुद्धिकी प्रशंसा करनी चाहिए ओर 
ऊँचे स्वस्से भगवज्नामका संकीर्तन करके अपनी वाणीका पाप धो डालना 
चाहिए। क्‍योंकि धर्म और ज्ञानका प्रतिपादन करनेवालीं श्रुतियाँ भी 
स्वच्छन्दवर्ती रागान्ध अनधिकारियोंको भगवन्मार्गमें अग्रसर करती हैं, 
और परमकारुणिक यदि सनन्‍्तोंके समझानेसे बुद्धिमें बेठ जाय तो उसे 
परम सौभाग्य समझना चाहिए; ओर उससे नामापराधकी निवृत्ति हो 
जाती है। इसी प्रकार दूसरे अपराधोंकी उत्पत्ति एवं निवृत्तिके कारणोंको 
समझना चाहिए। और उससे नामापराधकी निवृत्ति हो जाती है। 
इसी प्रकार दूसरे अपराधोंकी उत्पत्ति एवं निवृत्तिके कारणोंको समझना 
चाहिए। 

अब भक्तिजन्य अनर्थोका विवेचन करते हैं। जब कोई वृक्ष लगाया 
जाता है, तब उसके मूलतनेसे बहुत-सी छोटी-छोटी टहनियाँ निकलती 
हैं। इससे वृक्ष शक्तिहीन-क्षीण हो जाता है और उपशाखाओंसे घिर 
जाता है। ऐसा देखनेमें आता है कि उन टहनियोंको यदि छाँट दिया 
जाय तो वह वृक्ष हरा-भरा एवं सम्पुष्ट हो जाता है। ठीक इसी प्रकार 
जब मनुष्य भक्तिमार्गमें चलता है, तब भक्तिके कारण ही उसको पूजा, 
प्रतिष्ठा, लाभ, ख्याति, कीति एवं यश आदिकी प्राप्ति होती है। ये 
छोटी-छोटी टहनियाँ अपने मूलकारण भक्तिको ही क्षीण कर देती हैं; 


र२े४८ भक्ति-स्वंस्व 


इसलिए इन्हें भक्तिजन्य अनथे कहा जाता है। भक्तिके साधकको इनसे 
सावधान रहना चाहिए । 


इन चारों अनर्थोकी निवृत्ति पाँच प्रकारकी होती है--एकदेशर्वातनी, 
बहुदेशवर्तिनी, प्रायिकी, पूर्णा और आत्यन्तिकी | भजनक्रियासे पहली 
निष्ठा हो जानेपर, दूसरी रति उत्पन्न होनेपर, तीसरी प्रेम होनेपर, चौथी 
और भगवच्चरणारविन्दोंकी प्राप्ति होनेपर पाँचवीं अर्थात्‌ अनर्थोंकी 
निवृत्ति हो जाती है। चित्रकेतुके जीवनमें भगवन्प्राप्ति होनेपर भी शड्भूर 
भगवान्‌का अपराध देखनेमें आता है। परन्तु वह वास्तविक नहीं केवल 
प्रतीतिक है; क्‍योंकि वहाँ इस सिद्धान्तका प्रतिपादन करना अभीष्ट है 
कि भगवत्प्राप्ति हो जानेपर शरीर चाहे पाष॑दक्रा रहे चाहे असुरका; 
इससे प्रेममें कोई अन्तर नहीं पड़ता । जय-विजयके जीवनमें जो महापुरुष 
सनकादिका अपराध देखनेमें आता है उसका कारण उनको समृद्ध प्रेम- 
जन्य स्वच्छन्द स्वेच्छा ही है। उनकी इच्छाका स्वरूप यह है कि-- हे 
प्रभुवर | देवाधिदेव नारायण ! हम जानते हैं कि आपके मनमें कभी-कभी 
युद्ध करनेकी इच्छा होती है, परन्तु और सब तो अल्पबल हैं--आपसे 
युद्ध करने योग्य नहीं हैं और हम लोगोंमें आपके प्रति प्रतिकूलताका 
भाव नहीं है। ऐसी स्थितिर्में आपकी इच्छा केसे पूरी हो? इसलिए 
स्वामिन्‌ ! किसी भी प्रकारसे हम अनुकूलोंकों ही थोड़ी देर प्रतिकूल 
बनाकर युद्धसुऊलका अनुभव कीजिये । हम आपकी परिपृणंतामें अणुमात्र 
भी न्यूनता नहीं सह सकते । आप अपने भकत-वात्सल्यको भो लघु बनाकर 
हमारे प्रार्थना-हठकों पूर्ण कीजिये ।” उनकी इसी इच्छाके वशीभूत होकर 
भगवानने उनसे सनकादिके प्रति अपराध निष्पन्न कराया और उन्हें 
असु रयोनिमें जाना पड़ा। वह तो भगवान्‌को विशेष सेवाके लिए ही 
उनके प्रेमका विलास है । दूसरे किसी भक्तके मनमें यदि इस प्रकारकी 
इच्छा जाग्रतु हो तो उसे अपने मनमें ही आनुकूल्यका संकल्प करके नष्ट 
कर 5नी चाहिए । 


प्रघन यह है कि शास्त्रोंमें ऐसे शत-शत वचन प्राप्त होते हैं कि 
भगवज्नाम एक बार उच्चारणसे ही सम्पूर्ण पापपाशिका नाश कर देता 
है और भगवन्नामके केवल एक बार श्रवणसे हो कसाई भो संसार- 
बन्धनसे मुक्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार अजामिल आदिके उपा- 


भक्तिसाधनाका मनोविज्ञान ३४९ 


ख्यानोंमें यह सिद्धान्त स्पष्ट किया गया है कि एक ही नामाभास 
अविद्यापय॑न्त निखिल अनथंकी निवृत्ति करके भगवसत्प्राप्तिका हैतु बनता 
है। ऐसी स्थितिमें भगवत्भक्तिके अपराध आदि क्रम-ऋमसे निवृत्त होते 
हैं--यह कहना संगत नहीं मालम पड़ता । ठीक है नामको ऐसो ही शक्ति 
है-इसमें सन्देह नहीं । परन्तु अपराधियोंपर अप्रसन्न होनेके कारण वह 
अपनी शक्ति भलीभाँति प्रकाशित नहीं करता--इसीसे अनर्थोकोी जीवन 
मिलता है; परन्तु नामोच्चारण करनेवालेपर यमराजके दूत आक्रमण 
नहीं कर सकते । श्रीम:्भागवतमें कहा है-- 


न ते यम पाशधृतश्च तड्धूटान्स्वप्नेषपि पश्यन्ति ।! “न विद्यते तस्य 
यमेहि शुद्धि” इस नामापराधके प्रसंगमें जो यम शब्दका प्रयोग है वह 
योगाडुका वाचक है; यमदूतोंका नहों । जेसे कोई समर्थ--सम्पन्नस्वामी 
अपने अपराधी स्वजनका पालन न करे, उससे उदासोन हो जाय, तो 
विचारेपर दुःख-दारिद्रथ मालिन्य-शोक आदिका पहाड़ टूट पड़ता है, 
परन्तु दूसरा कोई उसके ऊपर अंगुली उठानेका साहस नहीं कर सकता। 
परन्तु यदि वह स्वजन फिर अपने स्वामीकी प्रेमपूर्ण सेवा करे--उसके 
मनको रुचनेवाले काम करे तो धीरे-धीरे वह प्रसन्‍न हो जाता है, और 
सारे दोष अपने आप ही भाग जाते हैं ॥ ठीक इसी प्रकार साधक यदि 
भगवड़्क्त, शास्त्र, गुरुआदिकी निष्कपटभावसे बार-बार सेवा करे तो 
उसके ऊपर नामस्वामी प्रसन्‍न हो जाते हैं ओर सभी दुःखोंका नाश हो 
जाता है, इस सम्बन्धमें कोई विवांद नहीं है । 


'मेरा कोई नामापराध नहीं है।” ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। 
क्योंकि बहुत नामकीत॑न करनेपर भी जब जीवमनमें प्रेमके चिक्न उदय होते 
हैं तो अवद्य ही पूर्व जन्मके या इस जन्मके फल बल-कल्प्य अपराधका 
अनुमान नहीं होता है। श्रीमद्भागवतमें कहा गया है कि भगवन्नामका 
उच्चारण करनेपर भी नेत्रमें आँसू , शरीरमें पुलकावलि, हृदयमें द्रवता न 
आये तो वह हृदय अत्यन्त कठोर फौलादका बना हुआ है। भक्ति- 
रसामृतसिन्धुमें विवेचन किया गया है कि भगवान्‌के गुण, नाम आदिका 
श्रवण-कीत॑न करनेसे तत्काल प्रेमकी प्राप्ति होती है। चरणामृतके सेवनसे 
सद्यः सिद्धि मिलती है! भगवान्‌के प्रति निवेदित घृत-दुग्ध-ताम्बूल आदिके 
सेवनसे सम्पूर्ण इन्द्रियोंके तरझ्ड निवृत्त होते हैं, क्योंकि ये सब चिन्मय हैं 


३५० भक्ति-सर्वस्य 


फिर भी --जब ये प्राकृत पदार्थोके समान ही हो जाते हैं तो अवश्य ही 
किसी-न-किसी महान्‌ अपराधके कारण ही ऐसा होता है । 


अब प्रश्न यह है कि ऐसी परिस्थितिमें नामापराधी-पुरुष भगवानसे 
विमुख ही रहेगा, वह सद्गुए के चरणाश्रय अथवा भजनक्रिया भी नहीं 
कर सकेगा | ठीक है जब ज्वरका तीत्र वेग होता है, तब भोजन रुचता 
नहीं है। उसके नामसे ही घृणा होती है, वैसे हो नामापराधकी तीव्रता 
और गाढ़तामें श्रवण, कीत॑नादिमें रुचि नहीं होगी--इसमें क्या सन्देह 
है ? किन्तु जब ज्वर मृदु और पुराना हो जाता है, तब भोजन जेसे कुछ- 
कुछ रुचने लगता है, वेसे ही अपराधका वेग मृदु ओर क्षीण होनेपर 
भगव-द्भग जनमें कुछ-कुछ रुचि होने लगती है। इसलिए मनुष्यमें भक्तिका 
अधिकार आ जाता है। जेसे--ज्वरकी दशामें पौष्टिक भोजन भी सम्पूर्ण 
पुष्टि नहीं देता है और किद्चित्‌ देता भी है; किन्तु ग्लानि और कृशताकी 
निवृत्तिमें समर्थ नहीं होता है। हाँ, यह्‌ अवश्य है कि पथ्य और ओषधिका 
सेवन करनेपर--समयपर स्वस्थ कर देता है। वेसे हो श्रवण, कीत॑नादि 
भजन-क्रिया भी ऋम-क्रमसे समयानुसार अपना फल प्रकट करती है। ठोक 
ही कहा है श्रद्धा, साधुसंगति, भजनक्रिपा, अनर्थ॑निवृत्ति, निष्ठा और 
रुचि--इस क्रमसे भक्तकी उन्नति होती है। कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं 
कि नामकीत॑न आदि करनेवालोंके जीवनमें केवल प्रेमके लक्षण ही प्रकट 
न होते हों-केवल इतना ही नहीं, उनके जीवनमें कभी-कभी पापप्रवृत्ति 
भी देखनेमें आती है, और बार-बार व्यावहारिक दुःख देखनेके कारण 
उनके प्रारब्धकमंका प्रबल वेग भो सिद्ध होता है; इससे भयभीत नहीं 
होना चाहिए। अपनी भजनक्रिया अबाधगतिसे करते रहना चाहिए। 
विष्णु भगवान्‌के पाषंदोंने अजामिलको निरपराध सिद्ध किया था फिर भी 
देखनेमें यह आता है कि जिस दिनसे पुत्रका नाम 'नारायण' रखा गया 
उस दिनसे प्रतिदिन अनेक बार पुकारनेपर भो न अजामिलके हृदयमें 
प्रेमका उदय हुआ, न तो दासी-संग आदि पापोंका निराकरण ही हुआ | 
युधिष्ठिरके आदि सच्चे भक्त होनेमें भला किसको सन्देह हो सकता है 
फिर भी उनके जीवनमें बहुत-से दुःख देखे जाते हैं। तब क्या उनका 
प्रारू्ध निवुत्त नहीं हुआ था ? इन सब युक्तियोंसे यह सिद्ध होता है-- 
यद्यपि नामनरेश निरपराध भक्तोंपर प्रसन्न तो तत्काल हो जाते हैं; 
परन्तु अपने प्रसादका चिह्ने समयपर ही प्रकाशित करते हैं। पूर्वाभ्यासके: 


भक्तिसाधनाका मनोविज्ञान ३५१ 


कारण भकतोंके द्वारा किये जानेवाले पाप भी अकिचित्कर ही होते हैं । 
जैसे दाँत तोड़नेके बाद सपंदंश । भकक्‍तोंके जीवनमें होने वाले रोग, शोक 
आदि दुःख भी प्रारब्धके फल नहीं हैं। स्वयं भगवान्‌का वचन है कि-- 
जिसपर में अनुग्रह करता हूँ उसका धन छीन लेता हूँ। जब वह अत्यन्त 
दुखी होता है तब उस बेचारे गरीबको समे-सम्बन्धी भी छोड़ जाते हैं 
यह निर्धनताका महारोग मेरी अनुग्रहताकी पहचान है । वस्तुतः 
विचार किया जाय तो भगवान्‌ भकत-हितकरारी हैं। वे भकक्‍तकी दीनता; 
उत्कण्ठा आदि बढ़ानेमें बड़े निपुण हैं; इसी कारण भक्‍तको दु:ख देते हैं । 
अतः भक्‍तके जीवनमें आनेवाले दु:ख प्रारब्धके फल नहीं--भगवान्‌के 
वरदान हैं । 
चतुर्थ अमृतवृष्टि 

पहले भजनक्रियाकी दो विधा बतायी गयी थी, एक--अनिष्ठिता 
और दूसरी निष्ठिता। उनमें-से पहलेफे छः प्रकार वर्णन कर दिये गये । 
ऐसा करनेका कारण यह है-कि श्रीमज्भागवतमं पुण्य-अवण-कीत॑न 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कथाका श्रवण, अनर्थंक्री निवुत्ति और फिर न॑ंष्ठिकी 
भव्तिका निरूपण किया गया है। अनथंक्री निवृत्तिमें प्रायः शब्दका 
प्रयोग होनेसे कुछ अनर्थ शेष रह गये हैं--यह भी सूचित होता है। इस- 
लिए अब नेष्ठिकी भक्तिका निरूपण करते हैं । 


निष्ठा दाब्दका अर्थ है-नितान्त स्थिति-निशर्चलता । जिस 
भक्तिमें--निष्ठा-निश्वलता आ जाती है--उसका नाम नेष्ठिकी है। 
जबतक अनर्थोंकी शिथिकृता अथवा निवृत्ति नहीं होती तबतक लूय- 
विक्षेप-अप्रतिपत्तिकषाय और रसास्वाद इन पाँच अन्तरायोंका पूर्णतः 
निवारण न होनेके कारण प्रतिदिन अनुष्ठान करनेपर भो भक्तिकी 
निश्चलता नहीं हो पाती थी; अब अनर्थोका उपशम हो जानेपर अन्तराय 
और उनके उपद्रव प्राय: निवृत्त हो जाते हैं। भक्तिमें निश्चवलता आ 
जाती है। इसलिए लय आदि दोषोंका अभाव हो निष्ठाका लक्षण है । 
लय कया है? कीत॑नसे अधिक श्रवणमें, श्रवणसे अधिक स्मरणमें निद्राका 
आना। विक्षेप क्या है ? उन साधकोंके समय व्यावहारिक गतिविधि एवं 
बातचीतका सम्पकं । अप्रतिपत्ति क्या है ? लय-विक्षेप आदि दोषोंके न 
रहनेपर भी कीत॑न आदिमें असमथंता। कषाय क्या है ? क्रोध, लोभ, 


३४२- भवित-सव्वेस्व 


गव॑ आदिके संस्कार । रसास्वादन क्या है ? विषय-सुखकी प्रतीति होनेपर 
कीत॑नादिमें मनका तन्‍्मय न होना । 


नेष्ठिकी भक्तिका उदय हो जानेपर भी मनमें दोषोंका अस्तित्व तो 
रहता है। परत्तु वे भक्तिमें बाधा नहीं पहुँचाते। इसी कारण श्रीम:द्भागवत- 
में अनाविद्ध शब्दका प्रयोग किया गया है.। यह निष्ठा साक्षात्‌ भक्तिमें 
भी होती है तदनुकूल वस्तुओंमें भी भक्ति स्थूल रूपसे तीन प्रकारकी होती 
है । कायिक, वाचिक, मानसिक । कोई-कोई कहने हैं कि पहले शारीरिक 
फिर वाचिक तब मानसिक भक्त होती है। दूसरे आचार्योौका मत है कि 
भक्तोंमें शरी रबल, इन्द्रिययल और मनोबलमें पूव॑जन्मक्रे विलक्षण संस्कार 
होनेके कारण उनके जीवनमें पहले किसी भी भक्तिका उदय हो सकता 
है । क्रमका नियम नहीं है। भक्तिके अनुकूल वस्तु हैं - अमानिल्व, मान- 
दत्व, मेत्री और दया आदि सदगुण । किसी-किसी परिश्रमी साधकमें अपने 
भक्तिके अपरिपक्व होनेपर भी इनको प्रौढ़ता देखी जाती है। किसी-किसी 
उद्धत भकतमें भक्तिके परिपक्व होनेपर भी अमानित्व आदि न्यून मात्रामें 
देखे जाते हैं। इसमें भक्तिकी निष्ठा ही मुख्य हैं--उसके होनेसे ही 
अन्तरमें अमानित्व आदि हैं कि नहीं--इसका पता चलता है। बहिरंग 
अमानित्व आदिका विशेष महत्त्व नहीं है। भगवद्निष्ठाकी अनुभूतिमें 
वातवत्‌ बहिर्मख पुरुषोंकी प्रतीति प्रमाण नहीं हुआ-करती । वस्तुतस्तु 
श्रवण, कीतत॑नादिमें प्रयश्तकी शिथिलृता और. प्रबलताको न छोड़ सकना 
ही अनैष्ठिकी और नेष्ठिकी भक्तिकी पहचान है । 


[ पत्चम अम्नृतवृष्टि ] 


अब भकतके हृदयमें भक्तिकी स्वणंमुद्रा अभ्यासार्निकी प्रबलतासे 
निमेल एवं उद्दीप् होकर जगमग-जगमग झलकने लगती है और भक्तिके 
हृदयमें भक्तिके प्रेति अतिशय रुचि उत्पन्न हो जाती है--जब भगवद्विषयक 
श्रंवण-कीत॑न संसारके अन्य समस्त पदार्थोास्रि विलक्षण--रोचक मालूम 
पड़ने लगता है, तब उसको 'रुचि” कहते हैं। यह रुचि उत्पन्न हो जानेपर 
बारम्बार श्रवण-कीत॑नादि करनेपर भी श्रमकी गन्ध नहीं होती । यही 
रुचि शीघ्र ही उनको व्यसनी बना देती है। जैसे कोई ब्रह्मचारी विद्यार्थी 
प्रतिदिन शास्त्रका अध्ययन करे परिश्रमके साथ, परन्तु बादमें जब उसका 
शास्त्राथंमें प्रवेश हो जाय--वह रोचक लगने लगे, तब उसे किसी 


भक्तिसाधनाका मनोविज्ञान २५३ 
२३ 


प्रकारका श्रम नहीं होता और आसक्ति हो जाती है। ऐसी ही दशा 
व्यसनीकी होती है। जेसे थित्तदोषसे किसीकी जिह्ना दूषित हो गयी हो 
और उसे मिश्रीमें मिठास न मालूम पड़े, तो मिश्रीका सेवन ही उसके 
लिए पित्तदोषके निवारणका औषध है। बार-बार सेवन करनेपर उसके 
स्वादका साक्षात्कार होने लगता है। इसी प्रकार जीवका अन्तःकरण 
अविद्या, अस्मिता आदि दोषोंसे दृषित हो गया है, इसको शुद्ध करनेका 
उपाय है श्रवण, कीत॑नादि भक्ति । दोषशान्ति होनेपर भक्रितका उदय 


होता है। 


वह रुचि दो प्रकारकी होती है। एक वस्तुकी विशेषता चाहनेवाली 
और एक उसकी अपेक्षा न रखनेवाली । वस्तु शब्दका अथ्थ है भगवन्नाम, 
रूप, लीला, गुण आदि। इनमें विशेषकी अपेक्षा करना अर्थात्‌ कीत॑न 
सुरीला हो, कथामें गुण, अलंकार, ध्वनि आदि प्रसाद-माघुयं हो, सेवामें 
स्थान, पात्र आंदिकी श्रेष्ठता हो; इन बातोंका ध्यान रखकर भक्तिमें 
रुचि होना-भक्तिकी न्यूनताकी ही पहचान है। जैसे आज रसोईमें 
क्या-क्या व्यंजन बना है ? यह प्रश्न क्षुधाकी मन्दता ही सूचित करता 
है। इसी प्रकार अन्तःकरणके दोष ही कीत॑न आदिकी विशेषताकी अपेक्षा 
चाहते हैं। तीव्र रुचिका तो लक्षण ही यह है कि भगवन्नाम, गुण, रूप, 
लीला, धाम आदिके वर्णनका प्रारम्भ होते ही रूचि प्रवल हो जाती है 
ओर उसे रस-ही-रस दीखता है, दोष नहीं । 


वस्तुकी विशेषता न चाहनेवाली रुचि भगवन्नाम, रूप-गुण, लीला 
आदिके प्रारम्भमें ही बलवती हो जाती है ओर उनमें विशेषता होनेपर 
तो अत्यन्त प्रोढ़ हो जाती है। तीज रुचिमें दोषदृष्टि नहीं होती । 


इसके बाद अहो सखे ! तुम मुझसे श्रीकृष्णनामामृतका परित्याग 
करवाकर क्यों कठिनाईसे मिलनेवाले योगक्षेम आदि--संसारी व्यवहारके 
विषयोंमें डुबो रहे हो अथवा में तुम्हें कया कहे ? धिक्‍कार है मुझे, में ही 
अत्यन्त पामर हूँ। श्रीगुरुदेव-कृपाप्रसादसे उपलब्ध ओर अपनी ही ग्रन्थिमें 
निबद्ध महारत्नकों भूलकर में इतने समयतक इधर-उधर भटकता रहा । 
अन्य अगणित व्यापारोंके समुद्रमें मिथ्या सुखलेशसे चमकती कानी 
कौड़ियोंके पीछे भटककर अपनी आयु व्यथं ही खो दी | भक्तिके किसी भी 


पड भक्ति-सर्वस्व 


अद्भको अद्भीकार न करके मैंने अपनेको शक्तिहीन ही प्रकट किया । 
हाय ! हाय !! वही हूँ में और वही है मेरी यह जिह्मा जो झूठ, कु 
ग्राम्यवार्ता--विषयचर्चाको ही अमृतकी चटनीके समान चाटती रही 
ओर भगवप्नाम, गुण, कथासे विमुख रही | हाय ! हाय !! कथाश्रवणका 
आरम्भ होनेपर ही मुझे नींद आया करती थी; किन्तु उस कथामें कोई 
विषयचर्चा हो तो कान खड़े हो जाते, नींद टूट जाती। हरे राम ! मैंने 
उस सारी साधुसभाकों ही कलंकित कर दिया । इस कभी न भरनेवाले 
पेटके लिए बुढ़ापेमें भी मैंने क्या-क्या पाप नहीं अपनाये ! पता नहीं 
अपने कुर्मोका फल भोगनेके लिए किस नरकमें रहना पड़ेगा ? ऐसा 
विचार कर रुचिकी ओर अग्रसर भकतके मनमें निर्वेदकी प्रघानता हो 
जाती है--इसके साथ ही कभी वह एकान्‍्त भूमिमें बेठकर झूमने लगता 
है। वेदान्तकल्पलताके फलका सार प्रभुचरितामृत-आस्वादन करके बार- 
जार अभिवादन करने लगता है--बार-बार अत्यन्त आदरके साथ संलाप 
करता है। बठते-उठते, आत्ते-जाते भगवत्सेवा-परायण हो जाता है। वह 
होता है, तन्मना, लोग समझते हैं उन्‍्मना। वह मानों भक्‍्तजनोंसे 
भजनानन्दको शिक्षा प्राप्त करना चाहता है और रुचिनर्तकी उसके दोनों 
हाथ पकड़कर प्रेम-भक्तिकी 'ताता थेई! सिखा रही है। उस समय उसको 
ऐसा आनन्द आता है अभूतपूर्व कि बह सोचने लगता है कि अभी यह 
दशा है; जब हमारे मुख्य नृत्याचाय॑ भाव और प्रेम मेरे हृदयमें प्रवेश 
करके मुझे नचाने लगेंगे तो में परमाननदकी किस पराकोटिमें विराजमान 
हो जाऊंगा । 


[ छठी अस्ृतब॒ष्टि ] 


पाँचवीं अमृत्वृष्टिमें जिसके स्वरूपका निरूपण किया गया है वही 
भजन-विषयक रुचि अत्यन्त प्रौद़लम होकर जब भजनीय भगवान्‌को 
अपना विषय बनाती है, तब आसक्तिके नामसे कही जाती है । भक्तिरूप 
कल्पलताका मुकुल है यही आसक्ति | इसीसे भाव ओर प्रेमरूप पुष्प तथा 
फल श्षीघ्र ही प्रकट हो जायेंगे। यह सूचना मिल जाती है। “भजनमें 
रुचि होती है और भगवान्‌में आसक्ति' यह बात केवल प्रधानताकी दृष्टिसे 
कही जाती है। वस्तुतः दोनों ही दोनोंकी विषय बनती हैं। अब प्रोढ़ताके 
कारण रुचि कहते हैं ओर अप्रौढ़ताकों आसक्ति । आसक्ति ही अन्तः- 


भक्तिसाधनाका मनोविज्ञान ३५५ 


करणके दर्पषणको ऐसा परिमाजित-परिष्कृत कर देती है कि एकाएक उसमें 
भगवान्‌ प्रतिविम्बित होने लगते और प्रत्यक्षते दीखने लगते हैं । भक्तिकी 
पूव॑ंदशामें जब भक्त देखता है "हाय ! हाय ! हमारे चित्तपर विषय 
आक्रमण कर रहे हैं, तब वह उसे भगवान्‌में लगा लेता है। संकल्प 
करता है और प्रायः उसका मन भगवानके रूप, गुण आदियमें विष्ट हो 
जाता है। परन्तु जब आसक्तिका उदय हो जाता है; तब किसी प्रकारका 
प्रयत्न या संकल्प करनेके पूर्व ही अपने आप उसका मन भगवान्‌में लूग 
जाता है। जेसे प्रारम्भिक भक्‍तको इस बातका पता नहीं चलता कि 
उसका मन भगवदभजनसे निकलकर संसारमें कब चला गया ? वेसे ही 
आसक्ति होनेपर भकक्‍तको इस बातका पता हो नहीं चलता है कि उसका 
मन सांसारिक बातोंसे निकलकर भगवान्‌के रूप, गुण, लीलादिमें कब 
चला गया ? आसक्तिको यह दशा आसकत पुरुषके ही अनुभवमें आती 
है । अनासक्त प्रुष इसको नहीं समझ सकता । 


ऐसा भक्त प्रायः सबमें भवितिभावका ही दर्शन करता है। प्रातःकाल 
सामनेसे किसीको आते देखकर भकतजी पहुँच गये और बोले--ओोहो ! 
आपके कण्ठमें श्रीशालग्रामकी शिलाका सम्पुट है। आपकी रसना प्रति- 
फल पुनःपुनः श्रीकृष्णनामामृतकता आस्वादन कर रही है। आपका 
दर्शन ही मुझ अभागेको भगवत्प्रेम और भजनक्े लिए उत्साहित कर रहा 
है। बताइये आप किन-किन तीर्थोमें गये ? किनके-किनके दर्शन किये ? 
क्या-क्या भगवत्सम्बन्धी अनुभव हुए। धन्य हैं! धन्य हैं! आप तो 
अपनेको और जगतुको कृृतार्थ कर रहे हैं। इस प्रकार आगन्तुकसे 
संलापपीयूषका कुछ क्षणतक पानकर भकक्‍तराज आगे बढ़ते हैंँ। किसी 
ओरको देखकर कहते हैं--ओहो ! पाप अपनी वेशभूषा और कक्षनिक्षिप्त 
मनोहर पुस्तक-लक्ष्मीसे बड़े विद्वान मालूम पड़ते हैं। आप दशमस्कन्धका 
एक इलोक सुना दीजिये और उसकी अर्थामृतवर्षासे हमारे श्रोत्रवातकको 
जीवन दान दीजिये। इस प्रकार भागवतकी व्याख्यासे भक्तके शरीरमें 
रोमाश्व होने लगता है । 


इसके बाद भक्तराज दूसरी ओर चलते हैं और देखते हैं कि 'अहो ! 
यह तो सभा-की-सभा ही मेरे समस्त दुष्कृतका ध्वंस करनेवाली है' 
ऐसा कहकर दण्डवत्‌-प्रणिपातपूवंक प्रणति-विनतिमें संलग्न हो जाते हैं । 


३५६ भक्ति-सवंस्व 


परमभकक्‍्त विद्वान्‌ सभापति आदर करने लगते हैं और संकोचसे सिकुड़कर 
कहीं पास ही बेठ जाते हैं। कहते हैं कि भिषकशिरोमणि आप तो 
त्रिभुवतको जीवनदान देनेवाले हैं ओर भवरोगके महावेद्य हैं। इस महा 
दीन अधमको भी नाड़ी पकड़कर देखिये और रोगका निदान कीजिये । 
मेरे लिए पथ्य ओषध बताइये । किसी महारसायनका प्रयोग करके मेरी 
अभीप्सा पूर्ण करनेवाली सम्पृष्टि आप सम्पन्न कर दीजिये। भक्तजीकी 
आँखोंसे आँसुओंकी झड़ो लग जाती है। क्रपादुष्टि और मधुर वाणीके 
निस्पन्दसे आनन्दित हो जाते हैं ओर वहीं पाँच-छः दिन निवास करके 
फिर आगे बढ़ते हैं । 


भकतजी अपने आनन्दमें मग्न घूमते-फिरते कभी जंगलमें पहुँचते हैं; 
देखते हैं सामनेसे बड़ी दूर कोई कृष्णसार मृग आ रहा है। मन-ही-मन 
सोचने लगते हैं यदि भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मुझपर छ्ृपादृष्टि है तो यह 
हरिण तीन-चार पग मेरी ओर आये- नहीं तो मेरी ओर पीठ करके 
जाये ! इस प्रकार वह नैसगिक मृग-पशु-पक्षी-चेष्टाको भगवानुकें अनुग्रह 
ओर निग्रहकी पहचान बना लेता है। कभी अनुकूल अनुभव करके सुखी 
होता है और कभी प्रतिकूल अनुभव करके दुःखी | किन्तु होते हैं उसके 
सब अनुभव भगवानूसे सम्बद्ध । भक्त कभी-कभी किसी गाँवके पास 
पहुँचता है और देखता है छोटे-छोटे ब्राह्मण-बालक खेल रहे हैं । उसके 
मनमें आता है अहो ! कहीं सनक, सननन्‍्दन, सनत्कुमारादि ही तो नहीं 
आ गये हैं, जाकर बड़े आदरसे पूछताहै--आप लोग क्रृपाकर मुझे 
बताइये श्रीत्रजराजकुमारकी प्राप्ति मुझे कब होगी ? अब वे बालक कुछ 
भी बोल देते हैं या नहीं बोलते हैं तो वह॒ उनकी चेष्टा और भाषणमें 
दुर्बोध्ता या सुबोधताकी कल्पना करके व्याकुल या आनन्दित हो 
जाता है। 


कभी-कभी वह्‌.अपने घरमें बेठा-बेठा भी अपार धनके लोभी, कृपण 
चणिकके समान सोचने लगता है कि में कहाँ जाऊँ ? क्‍या करूँ? क्‍या 
करनेसे मेरी अभीष्ट वस्तु हाथ लगेगी ? इस प्रकार कभी उसका मुंह 
मुरझा जाता है; कभी सोचता है, कभी सोता है, कभी उठता है, कभी 
बेठता है। समे-सम्बन्धी पूछते हैं-भाई; तुम्हें क्या हो गया है ? तब 
वह तभी गगेकी तरह हो जाता है। कभी अपने भावको छिपा लेता है। 


अक्तिसाधनाका मनोविज्ञान ३५७ 


अरे ! कुछ तो नहीं। भाई-बन्धु कहते हैं कि इसकी बुद्धि ढक गयी, 
पडोसी कहते हैं कि यह जड़ हो गया; मीमांसक कहते हैं--अरे ! यह तो 
मूर्ख है । वेदान्ती कहते हैं--यह भ्रान्त है। कर्मो कहते हैं--भ्रष्ट । भक्त- 
लोग कहते हैं कि इसे सर्वश्रेष्ठ सबसे मूल्यवान्‌ पदार्थंकी प्राप्ति हो गयो 
है | परन्तु अपराधी लोग हमेशा ही कहते हैं, 'पह तो दम्भी है।” भकतको 
मान-अपमानका विचार संवंथा नहीं है। वह भगवदासक्तिकी भागी रथी # 
प्रवाहमें आमूलचूल आमज्जन-निमज्जन कर रहा है। वस्तुतः उस 
भकतके हृदयमें भगवान्‌की आसक्त क्रीड़ा कर रही है । 


सातवीं अमृतर्वष्टि 


जब वही आसक्त सर्वोत्कृष्ट परिणामको प्राप्त होती है; तब उसका 
नाम रति अथवा भाव होता है। यह भाव ही भगवान्‌की स्वरूपभूत 
सच्चिदानन्दमयी शक्तियोंका कन्दलीभाव अर्थात्‌ मुकुलित रूप है। 
इसीको भक्तिकल्पलताका उत्फुल्लप्रसून कहते हैं । इसका बहिरंग 
सौन्दयं भी देवदुर्लभ है। अन्तरंग सौन्दय॑ तो मोक्षको भी तृण बना देता 
है। इसका एक परमाणु समस्त तमका उन्मूलन कर देता है और इसका 
फलता हुआ सौरभ मधुसूदन श्रीक्ृष्णअ्रमरको भी प्रणयनिमन्त्रण दैकर 
ले आता है। और उनको प्रकट करनेमें समर्थ है। बहुत कहाँतक कहें, 
इन्हीं भावोंसे सौरभित पलपलमें उदय होनेवाली चित्तवृत्तिरृ्प तिल- 
पंक्तियाँ द्रवित होकर तत्काल सम्पूर्ण भगवदंगको स्निग्ध बनानेकी 
योग्यता रखती है। यह भाव प्रकट होते ही अपने आधार श्वपचको भी 
ब्रह्मारद्रेन्द्रवन्दित बना देता है। इस भावके प्रकाशमात्रसे ही भकतके 
दोनों नेत्र केवल ब्रजेन्द्रनन्दनके अनज्-तिरस्कारी अड्भोंकी ही ब्यामलता 
उनके अधर, नेत्रकोण, आदिकी ही लालिमा, उनके मुखमुसकान 
चाँदनीकी ही श्वेतिमा, उनके वस्त्राभूषणकी ही पीतिमाका आस्वादन 
करनेके लिए अत्यन्त उत्कण्ठित एवं रसीले हो जाते हैं तथा अजस्र 
अश्लुविन्दुओंसे अपने आपका अभिषेक करने लगते हैं । 


इस भावके उदय होते ही क्षण-क्षणमें कण-कणमें जीवनबन तथा 
रणमरणमें भी स्थान-स्थानपर केवल उनकी मुरलीका ही मधुर-मधुर 
संगीत, उनके कंकण-किड्धिणी नृूपुरकी रुन-झुन, उनके कण्ठका कलालाप 
उनके चरण-कमलकी सेवाका आदेश और उनकी किसी भी छीलाका 


३५८ भक्ति-सर्वस्व 


कुण्डलीकरण स्थिर खड़ा होकर चाहने लगते हैं । अहो ! केसा है उनके 
करपललवका स्पर्श, मानो अभी अनुभव हो रहा हो। शरीर रोमांचित हो 
जाता है। नासिका युगलको ऐसा अनुभव होता है, मानो उन्हींके 
अज्भका सौरभ्य मिल रहा हो । वे क्षण-क्षणमें प्रफुल्ल होते हैं और लम्बी 
साँस ले-लेकर पहचानते हैं। कभी-कभी रसना हाय ! हाय ! मुझे उस 
अधरसुधाका रसास्वादन प्राप्त होगा क्या ?' ऐसा सोचती है और मानो 
अभी-अभो उपलब्ध हो रहा है; इस भावसे उल्लसित होकर ओष्ठ और 
अघरोंको चाटने लगती है। कभी-कभी हृदय स्फूर्तिमें उनको प्राप्त करके 
हृष्ट होता हैं। कभी उनके माधुर्यास्वादनकी सम्पत्तिसे मतवाहा हो 
जाता है। कभी उनके तिरोभावसे विषादग्रस्त होता है। उन्होंके लिए 
कभी खिलता है--कभी मुरझाता है । इस प्रकार संचारिभावोंसे अपनेको 
अलंकृत करता हुआ शोभायमान होता है । 


बुद्धिका यह दृढ़ निद्चय हो जाता है कि यही एकमात्र अविनाशी 
परमार्थ है। जाग्रतु, स्वप्न, सुषुप्ति सब दशामें उसकी स्मृतिपथमें ही 
पथिक रहनेका निश्चय करता है। भगवत्सेवाके लिए उपयोगी सिद्ध 
देहका उदय होने लगता है और अहंता उसीमें प्रविष्ट होती हुई-सी 
प्रायः साधक शरीरका परित्यागसा करने लगती है। ममता उसके 
चरणारविन्द-मकरन्दकी मधुकरी होना चाहती है। वह भक्त अपने 
भावको जनतासे वैसे ही गुप्त रखना चाहता है; जेसे कोई क्ृपण मिले 
हुए महारत्नको । फिर उसके जीवनमें शान्ति, वेराग्य आदि सदगुण 
आकर जम जाते हैं। इसलिए सुधी-साधु सज्जनोंकी गोष्ठीमें उसकी 
पहचान हो जाती है--क्यों न हो, चमकता हुआ ललाट ही छिपे हुए 
धनीको सूचित कर देता है। दूसरे लोग तो उसे विक्षिप्त अथवा उन्मत्त 
द्वी समझते हैं; इसलिए लोगोंसे पहचाना नहीं जाता । 


वह भाव दो प्रकारका होता है। एक रागा-भक्तिसे उत्थित और 
दूसरा वेधी भक्तिसे। पहले भावकी जाति ओर प्रमाणमें अधिकता होती 
है। वह माहात्म्यज्ञानका अनादर कर देता है और सामान्यकी अपेक्षा 
अधिक्र विशेष होता है। साथ ही गम्भीर एवं अटूट अर्थात्‌ प्रगाढ़ होता 
है। दूसरा भाव पहलेपहल कुछ न्यून होता है और ऐद्वयं-ज्ञानसे विद्ध 
ममतासे युक्त द्वोनेके कारण उतना प्रगाढ़ नहीं होता। ये दोनों हो 


मक्तिसाधनाका मनोविज्ञान ३५५७ 


प्रकारके भाव माधुय एवं ऐश्वयंकी वासनासे युकत-हदयमें प्रकट होकर 
दो प्रकारसे आस्वाद्य होते हैं। जेसे एक ही मिठास आम, कटहल, गप्ना 
और अंगूर आदियें प्रविष्ट होकर भिन्न-भिन्न प्रकारके रसास्वादनका हेतु 
बनती है, वेसे ही यह भाव भी हृदयभेदसे नाना रूप धारण करता है। 


वे भक्त शान्त, दास, सखा, माता-पिता और प्रेयसी-भाववाले पाँच 
प्रकारके होते हैं। शान्तोंमें शान्ति, दासोंमें प्रीति, सखाओंमें सख्य, 
माता-पितामें वात्सल्य और प्रेयसीभाववालोंमें प्रियता रहती है। यह 
केवल नामका भेद है। यही भाव अपनी शक्तिसे ही विभाव, अनुभाव, 
व्यभिचारी, संचारी सबको प्रकट कर देता है। फिर प्रकृतिसे उद्भूत 
ऐश्वय होकर आत्मा अथवा राजाके समान स्थायी हो जाता है और 
विशेषताको प्राप्त होकर उन-उनके साथ शान्‍्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य 
ओर उज्ज्वल नामसे पाँच रसोंके रूपमें प्रकट होता है। स्वयं श्रुति 
भगवतीने 'रसो वे सः इस रूपमें इसीका वर्णन किया है। इसीके 
सम्बन्धमें यह बात कही गयी है कि 'रसं ह्ोेवायं लब्ध्वानन्दी भवति” इस 
रसकी उपलब्धिसे ही जीव आनन्दी होता है। यह रस दूसरे अवतार या 
अवतारोंमें सम्भव होनेपर भी कहीं भी पृर्णताको प्राप्त नहीं होता | स्वयं 
ब्रजेन्द्रनन्दनमें हो अपनी पराकाष्ठापर पहुँचता है। जेसे नद, नदी, तडाग 
आदिको जलनिधि कहनेपर शकक्‍य होनेपर भी वास्तविक जलनिधित्ध 
समुद्रमें ही है। यह रसभावकी प्रथम परिणितिमें ही प्रेमके आविर्भाव- 
मात्रसे मृत्तं हो जाता है और स्थायी भावयुक्त भावुक भकततके द्वारा 
साक्षात्‌ अनुभव किया जाता है। 

[ अष्टम अमृतव॒ुष्टि ] 

यह पहले ही कह चुके हैं कि भक्तिकल्पवल्लीके साधना नामकी दो 
पत्तियाँ होती हैं। अब उनसे भी अतिशय चिकने किसलय श्रवण-कीत॑न 
आदि रूपका वर्णन करते हैं। इनमें भावकुसुम संलग्न होते हैं ओर 
इनका नाम अनुभाव होता है। ये एकाएक प्रकट होकर क्षण-क्षणमें 
प्रकाशित करते हैं और भावकुसुमको परिणत करके उसी समय प्रेमफल 
बना देते हैं । 

इस भव्तिवललीकी एक-एक चर्या आश्चयंमयी है; क्योंकि इसके 
पत्र, स्तबक, पुष्प, फल परिपक्व हो जानेपर भी अपने स्वरूपका परित्याय 


३६० भक्ति-सवंस्थ 


नहीं करते ओर सबके-सब एक साथ हो नित्य नृतनरूपसे शोभायमान 
होते हैं। इसके बाद तो भक्तका वही मन जो पहले शरीर, सम्बन्धीजन, 
गृह, धन आदियमें शत-शत सहस्न-सहस्न रूप घारण करके प्रवृत्त था ओर 
ममताकी हथकड़ी-बेड़िय्रोंस आबद्ध था उसी मन और उसकी सारी 
वृत्तियोंकोी खेल-खेलमें ही सब जगहसे छुड़ाकर यह प्रेम एक विचित्र 
कार्य कर देता है। जैसे महारसके कूपका स्पर्श करने मात्रसे ही वस्तुओं 
का झूपान्तर हो जाता है, इसी प्रकार इस प्रेमरसके स्पशंमात्रसे ही वे 
मायिक वृत्तियाँ भी साकार चिदानन्द ज्योतिमंय हो जाती हैं और यह 
प्रेम उन सबको भगवान्‌के रूप, नाम, गुण एवं माधुरीमें निबद्ध कर देता 
है। रश्मिमाली भुवनभास्कर सुर्यके समान यह प्रेम अपने उदय होनेके 
पूर्व क्षणमें ही सभी पुरुषार्थरूप नक्षत्रमण्डलीको विलुप्त कर देता है। इस 
प्रेमका स्वाद जब मिलने लगता है तब वह इतना गाढ़ा होता है और 
साथ ही साथ शक्तिशाली भी कि वह श्रीकृष्णो भी अपनी ओर 
आकर्षित कर लेता है। इस प्रेमरसकी पौष्टिकी शक्तिका नाम 'श्रीक्षृष्णा- 
कर्षिणी' है प्रेमी भक्त इसका आस्वादन प्रारम्भ होनेपर ही विध्नोंको 
कुछ नहीं गिनता, यह तो एक छोटी बात है; प्रत्युत वह अपने आपको 
भी भूल जाता है। उसकी स्थिति महाशूर-भटके समान अथवा महा- 
घनलोभी, अत्यावेशल॒प्त चोंरके समान हो जाती है। यदि संसारमें कोई 
ऐसी क्षुधा हो जो अहनिश, प्रतिक्षण चतुविध, परम स्वाद, अपरिमित 
अन्नका भोजन करनेपर भी शान्त हो तो, कहा जा सकता है कि वेसी 
ही उत्कण्ठा भक्तके हृदयमें होती है । प्रेम ऐसी ही उत्कण्ठासे प्रेमीके 
मनको तृप्त करके उसी समय भगवान॒के रूप, गुण, अपार माधघुयंको प्रकट 
कर देता है और उनको आस्वादनका विषय बनाकर कोटि-चन्द्रके समान 
शीतलता एवं आह्वादसे भर देता है यह प्रेम, जो अपने आधघारभूत- 
भक्तके हृदयमें एक साथ ही उत्कण्ठा ओर माघुयं दोनोंका अनुभव 
कराता है । 


जब यह प्रेम उदित होकर थोड़ा-सा बढ़ता है, तब भक्त प्रतिक्षण 
भगवत्साक्षात्कारके लिए ही व्याकुल रहने लगता है। उत्कण्ठा-शल्यकी 
जलन अत्यन्त प्रबल हो जाती है। स्फूर्तिप्राप्त रूपलीला एवं माघुयंसे 
तृप्ति नहीं झेसी । उसके मनकी ऐसी दशा हो जाती है कि बन्घु-बान्धव 


भक्तिसाधनाका मनोविज्ञान ३६१ 


भी अन्धकृप-जेसे लगसे लगते हैं। भवन कण्टकवनकें समान और आहार- 
का आग्रह महाप्रहार जान पड़ता है। सज्जनोंके द्वाराकी हुई प्रशंसा उसे 
सपंदंशके समान विषेली जान पड़ती है। नित्य कतंव्य भी भर्त॑ज्य, अज्भ 
प्रत्यज्भ भी भड़कारी भार सुहृदूगणोंकी सान्त्वता विषदृष्टि ओर सदा 
जागर भी -अनुपातका * सागर प्रतीत होता है। कभी-कभी क्षानेवाली 
निद्रा जीवनविद्राविणी ओर अपना विग्रह भी मूर्तिमानु भगवन्निग्रह ज्ञात 
होते हैं । प्राण घानकी तरह पुनः-पुनः भुने हुए और अपनी पहलेकी प्रिय 
वस्तुएँ उपद्रवकारिणी जान पड़ती हैं। कहाँतक कहें, उस समय भगवत्‌- 
चिन्तन भी भक्तके लिए आत्मनिकृन्तन हो जाता है। इसके बाद प्रेम ही 
चुम्बक-सा बनकर कृष्णहोहको खींचकर ले आता है और किसी भी 
क्षणमें भक्तके लोचन-गोचर कर देता है। भगवान्‌ प्रत्यक्ष होकर अपने 
ध्वरूपभूत परमकल्याणगुण सौन्दर्य, सौरम्य, सौस्वर्य, सौकुमायं, सोरस्थ, 
ओऔदाय एवं कारुण्य आदि उस भक्तके नेत्र आदि इन्द्रियोंमें भर देते हैं । 
उन गुणोंकी परम मघुरता एवं नित्यनुतनताका आस्वादन करनेवाले 
भक्तके हृदयमें जब वे प्रेमके कारण प्रतिक्षण बढ़ने लगते हैं और उनके 
अनुरूप ही उत्कण्ठा भी बढ़ने लगती है; तब आनन्दका एक ऐसा अपार 
पारावार प्रकट हो जाता है कि कवि-वाणीकी छोटी-सी लकड़ी उर्सकी 
थाह' लगानेमें सव॑था असमथ हो जाती है। 


उस समय भक्‍तको जेसा आनन्द होता है उसका उपमान सुष्टिमें 
कहीं भी नहीं है; तथापि दिग्दर्शनके लिए इस ढंगसे कहा जा सकता है 
कि मानो ग्रीष्म-ऋतुके प्रधर तापसे सन्तप्त मरुभूमिके पथिकको एक 
विशाल घनी छायावाले वटवृक्षका आश्रय मिल गया हो अथवा उत्तर- 
काशीतलवाहिनी, शीतलवाहिनी भगवती भगीरथीके सहस्न-सहस्न घट- 
सम्भृत हिमसलिलकी धारा प्राप्त हो गयी हो । ऐसा भी कह सकते हैं कि 
मानो दीघंकालसे दावाग्निपीड़ित गजेन्द्रको अपार कादम्बिनीघटासार 
जलघाराका अभिषेक प्राप्त हो गया हो। यह कहना भी अल्प ही है कि 
अनल्प आमयशाली, तल्पशायी, स्वादलोलुप रोगीको परम आह्वाददायी 
सुधामय प्रचुर भोजनका रसास्वाद प्राप्त हो गया हो। कुछ-कुछ इन्हीं 
भावोंको भक्तकी मनस्थतिका उपमान बनाया जा सकता है। 


सबये पहले श्रगवान्‌ अपार चमत्कारमहोदधिमग्न भक्तके लोचनका 
३६२ भक्ति-स्व॑स्व 


अतिथि बनाते हैं अपने सोन्दयकी । परम प्रियतम प्रभुकी इस रूपमाघुरीके 
प्रमावसे सब इन्द्रियाँ और मनोवृत्तियाँ लोचनरूपमें परिवातित होने लगती 
हैं। भक्तके शरीरमें कभी जड़ता आती है, कभी वह काँपता है, कभी 
नेत्रोसे आऑँसुओंकी घारा बहने लगती है। वह आनन्दके उद्रेकसे मूर्च्छा- 
ग्रस्त होने ही वाला होता है कि भगवान्‌ अपना दूसरा गुण सोरभ्य, 
दिव्य सुगन्‍्ध उसकी क्राणेन्द्रियके प्रति प्रकाशित कर देते हैं। इन्द्रिय 
ओर मन प्राणेन्द्रियमें सामने लगते हैं। मूर्च्छा होते-त-होते भगवान्‌ 
कहते हैं--मेरे प्यारे भक्त । मैं तुम्हारा ही हूँ। विद्धल मत बन! मेरा 
अनुभव कर ।' इस प्रकार भगवान्‌की सुरीली वाणी, सौस्वयं भकतके 
कानोंमें अमृत उड़ेल देती है। इन्द्रिय और मन कान होनेके लिए दोड़ 
पड़ते हैं। मूच्छाके प्रारम्भमें ही भगवान्‌ अपने च रणारविन्दसे, क रकमलोंसे 
अथचा वक्षःस्थलसे अपना 'धुखद स्पर्श देकर भक्तकों अपने सोकुमायंका 
अनुभव कराते हैं| 


दास्य-भाव हो तो भगवान्‌ चरणारविन्दसे सिरपर स्पर्श करते हैं। 
सख्यभाव हो तो हाथोंसे हाथ मिलाते हैं। वात्सल्यभाव हो तो अपने 
करकमलोंसे आंसू पोंछते हैँ। प्रेयसीभाव हो तो अपने भुजपाशसे बाँधकर 
वक्ष:स्थलसे बक्षःस्थलका आलिज्भुन करते हैं; यह विशेष समझने 
योम्य है । 


इस आशलेषसे भी मूर्ज्छाका आगमन होनेपर भगवान्‌ अपने अघरा- 
मृतका सौरस्य भ्क्तकी रसनाका विषय बनाते हैं, परन्तु यह सोभाग्य 
प्रेयसीभाववाले भक्तको और ठीक उसी समय उदय होनेवाले अभिलाषकी 
पूततिके लिए हो करते हैं। इससे भकक्‍तके हृदयमें जितना-जितना 
आनन्दका उदय होता है उतनी ही उतनी म्‌र्च्छा भी निविड होती जाते, 
है। भगवान्‌ मानो ऐसे भकक्‍तको प्रबुद्ध करनेमें असमथं-से होकर अपने 
असीम ओदायंको प्रकट करते हैं ओर अपने सौन्दय, माधुय आदि सभी 
गुणोंको एक साथ ही भकतकी सब इन्द्रियोंमें प्रकटकर देते हैं और बलात्‌ 
उसका आस्वादन कराते हैं। उस समय मानो भगवान्‌के संकेतको जान- 
कर प्रेम भी अत्यन्त बढ़ जाता है और तदनुरूप तृष्णाको भी समृद्ध 
करता है। प्रेम स्वयं चन्द्रमाके रूपमें प्रकट होकर उसके हृदय समुद्रको 
हात-शत परमानन्दतरज्ञोंको उद्वेलित कर देता है और स्वयं ही भक्तके 


भक्तिसाधनाका मनोविज्ञान रे६३े 


मनका अधिदेवता बनकर युगपत्‌ भगवद्‌गुणोंके आस्वादनका सामथ्य॑ दे 
देता है। यह निविवाद अर्थात्‌ अनुभवसिद्ध है कि भक्तको इन सब 
स्वादोंकी अनुभूति एक साथ ही होती है । 


ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ऐसी स्थितिमें तो मन एकाग्र नहीं 
रहेगा ओर चशञ्चल मनमें स्वादकी सान्द्रता, अर्थात्‌ घनता भड्ड हो 
जायगी, क्योंकि सम्पूर्ण इन्द्रियों और मनोवृत्तियोंका सोन्दयय॑, सोस्वय॑ 
आदिका आस्वादन करनेके लिए युगपद ही नमन, श्रवण आदिके रूपमें 
रूपान्तर हो जाता है। यह अद्भुत, अलौकिक, अचिन्त्य चमत्कार रसानु- 
भूतिको अत्यन्त गाढ़ बना देते हैं। लौकिक अनुभवमूलक तकंदावाग्निसे 
इस अलौकिक चमत्कारको काटना उचित नहीं है। अचिन्त्यभाव तकंकी 
कसोटीपर नहीं कसे जाते । ० 


३६४ 


अनन्तश्री स्वामी अखन्डानन्द सरस्वतीजी महाराज 
द्वारा विरचित एवं सम्प्रति उपलब्ध साहित्य 


वेदान्त 
मुण्डक सुधा 0.00 
माण्ड्क्य प्रवचन (आगम प्रकरण)' भाग- 50.00 
माण्डूक्य प्रवचन (वैतथ्य प्रकरण) भाग-2 80.00 
माण्डूक्य प्रवचन (अद्ठैत प्रकरण) भाग-3 420.00 
माण्डूक्य प्रवचन (अलात शान्ति ) भाग-4 00.00 
ईशावास्य प्रवचन 20.00 
केनोपनिषद्‌ 50.00 
कठोपनिषद्‌ (दो भागोंमें) 250.00 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 60.00 
श्वेताश्वरोपनिषद्‌ (पेपरबैक) 25.00 
श्रैताश्वरोपनिषद्‌ (सजिल्द) 75.00 
कैवल्योपनिषद्‌ १0.00 
छान्दोग्य-बृहदारण्यक एक दृष्टिमें 0.00 
ब्रह्मसूत्र प्रबचन-भाग 60.00 
ब्रह्मसूत्र प्रवचन-भाग 2 60.00 
ब्रह्मसूत्र प्रवचन-भाग 3 60.00 
दृग दृश्य विवेक 65.00 
विवेक कीजिये (विवेक चूड़ामणि प्रवचन) 65.00 
-अपरोक्षानुभूति प्रबंचन 60.00 
वेदान्त बोध - 60.00 
साधना और ब्रह्मानुभूति 70.00 
महाराजंश्रीकी डायरीसे 6.00 
आनन्द सूत्र 2.00 
आनन्दानुभव 20.00 
जीवन्मुक्ति विवेक १20.00 
अष्टावक्रगीता 80.00 


आनन्द रस-रत्नाकर 50.00 


श्रीमद्भागवत 


भागवत दर्शन (दो भागोंमें) 450.00 
मुक्ति स्कन्‍ध (भागवत-एकादश स्कन्ध) 200.00 
भागवत - दशम स्कन्ध 50.00 
रास पंचाध्यायी 80.00 
श्रीकृष्णलीला रहस्य 40.00 
भागवतामृत 70.00 
भागवत सर्वस्व 20.00 
गोपीगीत 65.00 
बेणुगीत 30.00 
युगलगीत 50.00 
गोपियोंके पाँच प्रेमगीत 45.00 
उद्धवगीत 42.00 
कपिलोपदेश 60.00 
हंसगीता (हंसोपाख्यान) 5.00 
सदगुरुसे कया सीखें ? 5.00 
उनकी कृपा 5.00 
ऊखल बन्धन लीला 40.00 
सत्संग महिमा 5.00 
प्रह्माद चरित 60.00 
उद्धव ब्रजगमन 40.00 
भागवत विमर्श (भाग-॥) 20.00 
भागवत विमर्श (भाग-2) 25.00 
मानव जीवन और भागवत धर्म 00.00 
प्रणयगीत 50.00 
गर्भ स्तुति 40.00 
श्रीमद्धगवद्गीता 
गीता-रस-रत्ाकर (सम्पूर्ण गीता) १00.00 
सांख्ययोग (गीता अ.-2) ।50.00 
कर्मयोग (गीता अध्याय-3) 60.00 
ध्यानयोग (गीता अध्याय-6) 00.00 
ज्ञान-विज्ञान-योंग (गी. अ.-7) 80.00 
अक्षर ब्रह्मयोग (गीता अ.-8) 50.00 


राजविद्या राजगृह्ययोग (गीता अध्याय-9) 35,00 


विभूतियोग (गीता अ.-0) १50.0( 


भक्ति योग (गीता अ.-१2) 30.0( 
ब्रह्मतान और उसकी साधना (गीता अध्याय-43) 00.0( 
पुरुषोत्तमयोग (गीता अ.-5) 25.00 
दैवी-सम्पदयोग (गीताअ.-6) 50.00 
दैनिक जीवनमें गीता 55.00 
योग: कर्मसु कौशलम्‌ 6.00 
मामेक॑ शरणं ब्रज 20.00 
गीता दर्शन भाग से 43 तक 437.00 
गीतामें भक्तिज्ञान समन्वय 30.00 
गीतामें मानवधर्म 25.00 
वासुदेव: सर्वम्‌ १0.00 
रामायण 
श्रीरामचरितमानस (तीनों भागोंमें) 600.00 
सुन्द्रक्राण्ड (वाल्मीकि रामायणान्तर्गत) 25.00 
अध्यात्म रामायण 425.00 
श्रीमद्वाल्मीकि रामायणामृत 60.00 
भक्ति एवं साधना 
भक्ति एवं लीला 0.00 
नारद भक्ति दर्शन 75.00 
भक्ति सर्वस्व 75.00 
भक्तिदर्शनामृत 50.00 
“अवतार रहस्य 5.00 
माधुर्य कादम्बिनी 20.00 
शिव संकल्प सूक्त 25.00 
कृष्ण-कृष्णके उच्चारणसे कृष्ण प्राप्ति 40.00 
मोहनकी मोहनी १5.00 
दैनिक साधना : मानसी सेवा “40.00 
ध्यानके समय १5.00 
हनुमत्स्तोत्र 0.00 
श्रीअखण्डानन्द स्तवः 6.00 
सत्संग सुधा 20.00 
प्रार्थना षट्पदी 25.00 


भगवान्‌के पाँच अवतार 50.00 


अंग्रेजीमें अनुदित साहित्य 
(500 २७४२2०07 0,00 
विविाग6ा। ए (9॥73 0५ (४9008 0 050॥8-0॥9॥78 0.00 


विविध 


पावन प्रसंग 80.00 
आनन्दवाणी 60.00 
आनन्द उल्लास 60.00 
आनन्द बिन्दु 50.00 
आनन्दवचनामृत 0.00 
आनन्द वार्ता 0.00 
व्यवहारशुद्धि 50.00 
हृदयाकाशके हीरे 5.00 
आप सबसे श्रेष्ठ हैं 20.00 
गृहस्थाश्रम धन्य है 25.00 
जीवन-एक यात्रा 20.00 
व्यवहार और परमार्थ 25.00 
ईश्वर दर्शन 20.00 
भारतीय संस्कृति 0.00 
जिज्ञासा और समाधान 25.00 
ईशानुभूति (ईशा. आधार पर) 40.00 
महाराजश्री : एक परिचय 25.00 
सबके प्रिय सबके हितकारी 0.00 
स्पन्द तत्त्व 0.00 
आनन्द मंजूषा 60.00 
आनन्द निर्सर 35.00 
प्रेरक प्रसंग 5.00 
आनन्द-पत्रावली 50.00 
भिक्षुगीत 5.00 


हा 


७ प्रधान कार्यालय : सत्साहित्य प्रकाशन ट्स्ट, विपुल 28/6 बी. जी. खेरमार्ग 
मालाबार हिल, मुम्बई-400006, फोन : (022) 23682055 
७ शाखा कार्यालय : सत्साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट, श्रीअखण्डानन्द पुस्तकालय, 
आनन्द कुटीर, मोतीझील, वृन्दावन-2824 
फोन : (0565) 3205722/320572॥ 


॥ ० है सर्वस्व 
यह जानेका नहीं, आनेका मार्ग है। 
0 प्रवृत्ति नहीं निवृत्ति है। बहिरड़' नहीं 
के  अन्तरज्ग है। जहाँ आप हैं, वहीं है। .« 
मार्ग कठिन तब होता है जब कहीं 
जाना पड़े, कुछ समय लगाना पड़े, 
कुछ देना पड़े, कुछ करना पड़े, किसी दूसरेको मनाना पड़े। 
भक्तिमार्गमें ऐसा, यह सब कुछ नहीं है। भावकी बात-मिले हैं 
तो मिले हैं। बिछड़े हैं तो बिछुड़े हैं। मनसे बिछुड़कर रो लो, 
मनसे मिलकर सुखके समुद्र डूबो-उतराओ। कौड़ी लगे न 
छदाम, बिना गुठलीके आम। इससे बढ़कर और क्या सुगमता हो 
सकती है? उसपर विश्वास करो, इससे प्रेम करो, 'में' में मानकर 
गुम-सुम बैठ जाओ। नाम लेकर पुकारो, चीखो-चिल्लाओ या 
+ मौन हो जाओ। यह सब होना चाहिए उसके लिए, इसके रूपमें 


उसको देखते हुए, “मैं'को उसमें डुबोकर। आइये, इस सुगम 
भक्तिमार्गपर। कहीं जाइये मत, केवल लौट भर आइये। परन्तु 
गये कहाँ हैं कि लौट आयें? 


